हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


(प्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत प्रबन्ध) 


६॥2$8 “ 


. अम्मन हं |) 


४ ४ 


0» 2 दि 
स््जहा कहभ्व%क | 


लेखक 
डॉ० बरसानेलाल चतुर्वेदी एम० ए०, पी-एच० डी० 


प्रकाशक 
हिन्दी साहित्य संसार 
दिल्ली-६ पटना-४ 


प्रकाशक 

रामकृष्ण शर्मा 
हिन्दी साहित्य संसार, 
नई सड़क, दिल्ली । 


हाड 5 :7८्ब्क (०श८॥ 
कंतम४६67 


> 853 


३७०७७०-३४०॥३ 4५ ०]9८7 


(लय: * 09% 7९७..... 


०१०००००१७०९५७०७७- 


मूल्य १०) दस रुपये 


मुद्रक : 
हरिहर प्रेस, 
चावड़ी वाज्ञार, दिल्ली-६ 


दो शब्द 


हँसना जितना सरल है, हास्य का विश्लेषण करना उतना ही कठिन 
है। हिन्दी साहित्य में हास्य रस प्रारम्भ से ही उपेक्षित रहा है । मैंने इस रस 
को प्रतिष्ठित पद पर भ्रासीन करने का प्रयास किया है। भारतेन्दु काल से 
श्राघुनिक काल तक के हास्य साहित्य की प्रवृत्तियों का विवेचन कर उपलब्धियों 
को लिपिबद्ध किया है। 

भारतेन्दु कालीन हास्य साहित्य जो तत्कालीन पत्र-पत्रिकाश्रों में प्रच्छन्‍न 
था, उसे प्रकाश में लाया गया हैं । प्रस्तुत प्रबन्ध में हिन्दी-हास्य का इतिहास 
एवं श्रालोचना का संगम है। 

भ्रन्तिम दो परिद्षिष्ट मूल प्रबन्ध में नहीं थे | प्रथम परिशिष्ट में उदू- 
साहित्य में हास्य की परम्पराप्रों का दिग्दशंन कराया गया है तथा द्वितीय 
परिशिष्ट में पिछले सात वर्ष के हास्य साहित्य का लेखा-जोखा किया गया है । 
तदुपरान्त भी जो लेखक रह गये हों, उनसे मैं क्षमा-याचना करता हूँ। हास्य 
काव्य का हास्य के विभिन्‍न प्रकारों में वर्गीकरण किया गया है इसलिए कुछ 
हास्य रस के कवियों की पुनरावृत्ति हो जाना स्वाभाविक था । 

हिन्दी के हास्य साहित्य पर यह प्रथम शोघ-प्रवन्ध है। मेरा विश्वास 
है कि इस प्रबन्ध पर दृष्टिपात करने से यह भावना मिट जायेगी कि हिन्दी 
वाले हँसना नहीं जानते। भ्रन्य भाषाश्रों की भाँति हिन्दी साहित्य में भी उच्च- 
कोटि के हास्य का प्रभाव नहीं है । 

मुझे इस प्रवन्ध के प्रणयन में डा० सत्येन्द्र, पंडित जगन्नाथ तिवारी, 
डा० भगवत्स्वरूप मिश्र से समय-समय पर सुझाव मिलते रहे हैं, में उनका 
, ऊैतज्ञ हें । बाबू गुलाबराय, राष्ट्रकवि मंथिलीशररा गुप्त एवं पं० बनारसीदास 
चतुर्वेदी प्रभृति ने क्रशश: भूमिका लिखकर एवं सम्मतियाँ देकर मेरा उत्साह 
बढ़ाया है, मैं उनका झ्राभारी हूँ । 


वृन्दावन के स्वर्गीय पं० राधाचरण गोस्वामी के पुस्तकालय, हिन्दी 
साहित्य समिति पुस्तकालय भरतपुर, विद्यासागर पुस्तकालय एवं सेठ वी० एन० 
पोहार हा० सं० स्कूल लाइब्रेरी मथुरा, नागरी प्रचारिणी पुस्तकालय आगरा 
के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिनमें मुझे विभिन्‍न ग्रन्थ एवं पत्रिकाश्रों 
की फाइलें प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त हुई | इन पुस्तकालयों के अ्रध्िकारी 
विशेष धन्यवाद के पात्र हैं । 

ग्राकाशवाणी के दिल्‍ली, प्रयाग एवं लखनऊ के श्रधिकारियों के प्रति 
भी मैं ग्राभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने उक्त केन्द्रों पर प्रसारित हास्य रस 
सम्बन्धी पाण्डुलिवियाँ मेरे ग्रव्ययन के लिए सुलभ कर दीं। इस सम्बन्ध में 
श्री महेन्द्र की सहायता विशेष उल्लेखनीय है । 

श्री केदारनाथ चतुर्वेदी, श्री प्रयागनाग्र एवं रघुनाथप्रमाद शास्त्री ने 
भी प्रूफ संशोधन एवं ग्रन्थ सुभावों द्वारा सहायता की है, इन सबका भी मैं 
अ्राभारी हूँ। 

अन्त में मैं श्री रामकुष्ण शर्मा जैसे उत्साही प्रकाशक का कृतज्न हूँ 
जिन्होंने इतने कम समय में लगन के साथ इस प्रत्रन्ध को प्रकाशित किया । 


द्वितीय संस्कररा के दो शब्द 

हिन्दी के हास्य साहित्य की प्रगति के लिए उसके पिछले पाँच वर्षो 
का लेखा-जोखा संतोष जनक कहा जा सकता है । साहित्य की ग्ननेक विधाम्रों 
के अन्तर्गत हास्य लिखा गया है। हास्य की कुछ नई कृतियों ने नये क्षितिज 
को छुप्ना है । हारय के ग्रालम्बन बदले हैं, शैलियों ने नए मोड लिए हैं। कुछ 
नये लेखक सामने ग्राए है जिनकी क्ृतियों से हास्य साहित्य का भविष्य उज्ज्वल 
दिखाई देता है। हमने इन सभी रचनाग्रों का समावेश इस संस्करण में परिशिष्ट 
रूप में कर दिया है । प्रूफ वी भूलें जो पिछले संस्करण में रह गई थीं उनको 
भी इवमें ठीक कर दिया गया है। आ्राशा है पाठक इस संस्करण को पहले से 
भी अधिक _चाव से अपनाएं गे। 


रामजीद्वारा, 
मथुरा । बरसानेलाल चतुर्वेदी 
१-१-६३ 


भूमिका 


जो मनुष्य अपने जीवन में कभी नहीं हँसा उसके लिए रम्भा-शुक 
सम्बाद की शब्दावली में ही कहना पड़ेगा--'बूया गतं तस्य नरस्थ जीवनम्‌ । हि 
बह मनुष्य नहीं वह पुच्छ-विषाणहीन द्विपद पशु है क्प्रोंकि हँसना मनुष्य का 
विशेषाधिकार है। कुछ वन्दर भी हंसते हैं किन्तु सचेतन मनुष्य की हँसी कोरी 
किलकारी नहीं होती | वह न तो स्वास्थ्य श्रौर यौवन के प्रभाव से उत्पन्न 
ग्रधंविकसित कलिका की सी सहज मुस्कराहट होती है श्रौर न वह गुलगुलाने 
की सी कृत्रिम खिखिलाहट । हास्य रस की हंसी में एक मानसिक आधार होता 
है जो इसके साररूप आनन्द से व्य,प्त होता है। 

और रसों के ग्राधारभूत भश्रनुभव दुखद भी हो सकते हैं किन्तु हास्य 
का लोकिक और साहित्यिक श्रनुभव आनन्दरूप ही होता है। वह रसराज 
आज्भार का सहायक श्रोर सखा ही नहीं वरव्‌ स्वयं रसराज कहलाने की क्षमता 
रखता है। मनोनुकूल श्रनुभव होने के कारण ही उसको श्वृद्धार का सहायक 
माना गया है । हास्य से - श्ृद्धार में सम्पन्तता श्राती है श्रोर उसकी श्रीवृद्धि 
होती है। वह शज्भार का भी श्रद्धार है। 

जिस भ्राघार पर ॒रसवादियों के परमगुर प्राचायं विश्वनाथ के वृद्ध 
पितामह नारायण पादाचार्य ने भ्रदूभुत रस की सब रसों में व्यापकता मानी है 
वैसा ही भ्राधार लेकर वैसी ही उक्ति के सहारे हम हास्य रस को सब रसों में 
शीषं स्थान दे सकते हैं। श्राचार्य घमंदत्त ने श्रपनी पुस्तक में पंडित प्रवर 
नारायण पादाचाय्य को उद्धुत करते हुए बतलाया है कि रस का सार चमत्कार 


में है श्रोर चमत्कार का सार अद्भुत रस में है इसलिए भ्रदृभुत रम॒ की व्याप्ति 
सब जगह मानना चाहिए। 


“'रससारइचमत्कार: सर्वेव्याप्यनुभुयते । 
तच्चमत्कारसारत्वे स्वंत्रादुभुतोरस:॥”” 


इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि रस का सार आनन्द में है श्र 
हास्य ग्रानन्द से ओत-प्रोत है। इसलिए हास्य सत्र रसों में शीष॑ स्थान पाने 
का अधिकारी है| इस उक्ति को यददि स्वर्गीय आचाय॑ शुक्ल जी के तकंवाणों 
से काट भी दें तो हास्य-रस का जीवन के लिए जो मूल्य है श्रौर लोकसं ग्रह में 
जो उसकी उपादेयता है वह नहीं भुलाई जा सकती । हास्य के बिना जीवन 
भोग्य नहीं रह जाता । हास्य- प्रय व्यक्तियों के लिए अ!पत्तियों के पहाड़ भी राई- 
से नगण्य हो जाते हैं। उनको घोर-गहनतम कालिमा में भी रजत रश्मियों की 
भलक मिल जाती है। हंँसमुख व्यक्ति का व्यक्तित्व लोकप्रियता प्राप्त कर लेता 
है । उसकी ब्रात में फूल से भइ़ते दिखाई पड़ते हैं श्रौर वह जिधर जाता है 
उधर प्रकाश की एक लहर दौड़ जाती है। इसकी शुश्रता श्रौर उज्ज्वलता के 
ही कारण इसके देवता प्रमथेश (शिव) माने गये। वे देवताश्रों में श्वेत हैं 
और गिरिराज हिमालय पर वे निवास करते हैं । वे विरूपताओं श्रौर विषम- 
ताश्रों के निधान होते हुए भी शिव हैं। (स्थ के ग्रालम्बन में विषमताएँ विक्‌- 
तियाँ और ग्रमंगतिया होती हैं किन्तु वह श्रनिष्टक्ारी नहीं होता । ग्रनिष्ट की 
शंका में विपमताएँ भयानकता का रूप धारण कर लेती हैं और उनके घट जाने 
पर वह कएणा का जनक होता है। हास्य के माध्यम से जीवन की कुण्ठाओं, 
घृणाग्रों और दप भावनाग्रों को भी निरापद विकास मिल जाता है। हास्य की 
इसी महत्ता को स्वीकार करते हुए संश्कृत के नाटककार नायक के जीवन की 
कठिनतम दुवंह परिस्थितियों में हलकावन लाने के लिए विदूषक की सृष्टि कर 
देते थे । विदृषक को पेट्ट और ब्राह्मण ही क्‍यों रखते थे ? इसका भी एक रहस्य 
था, वह यह क्ि ब्राह्मण ही एक ऐसा निस्वृह और निद्व न्द्व व्यक्ति हो सकता 
था कि वह जीवन की विपमतम परिस्थितियों को हास्य को उपेक्षा दृष्टि से 
देख सके | विदृ५क के प्रिय वपस्क राजा की कल्पित और वास्तविक कठिनाइयों 
से विपमता श्रौर अ्रसंगति उत्पन्न करने के लिए उसके पेट्ूपन पर श्रधिक जोर 
दिया जाता था कहाँ विरह की जिपप वेदना भ्ौर रहस्योद्घाटन का दुःसह 
बिन्‍्ता भार श्रौर कहाँ लड्दुय़रों की पुकार ? वह विषमतामयी स्थिति एक सुखद 
द्वास्य की लहर दोड़ा देती थी । 


हास्य में हँसी का प्राधान्य तो ग्रवश्य है किन्तु उपकी शास्त्रीय और वेज्ञा- 
निक व्य रूपा करना हँसी-खेल नहीं है। प्रेम की भाँति उसके सम्बन्ध में भी 
कहा जा सकता है, “हास्थ पयोनिधि में घेंसिक्रे हंसिके कढ़िवो हेसि-खेल 
नहीं” । चतुर्वेदी होने के नाते ड।क्टर वरसानेलाल जी चतुर्वेदी अपने जन्मसिद्ध 
अधिकार से हास के सृष्टा तो बहुत पहले से ही थे किन्तु इस ग्रन्थ द्वारा वे हास्य 


७ 


के कुशल विवेचक भ्रौर सिद्धान्त प्रतिपादक के रूप में हमारे सामने श्राते हैं। 
उन्होंने हास्य रस के सिद्धान्ताणंव में ग्रवगाहन करने का प्रयत्न किया है भ्रोर 
उसमें से कुछ बहुमूल्य रत्न हमारे सामने रबखे हैं। भारतीय साहित्यशास्त्र के 
श्रनुकूल जितने भेद हो सकते थे उनका उल्खेख किया गया है श्रौर कहीं-कहीं 
यूरोपीय साहित्यशास्त्र में प्रचलित भेदों से उनका तादात्म्य भी किया गया 
है। लेखक रूढ़िवादी नहीं है । उनका मत है कि परिस्थितियों के साथ हास्य 
के भ्रालम्बन बदलते हैं श्रोर लोगों की मनोवृत्तियों में भी श्रन्तर ग्राता है। उसी 
के साथ हास्य की परिभाषाएँ भी बदलती हैं, फिर भी उन्होंने श्रसंगति को ही 
हास्थ का मूलाघार माना है। बगंसाँ श्रादि दाशंनिकों की परिभाषाएं भी 
श्रसंगति की शब्दावली में घटाई जा सकती हैं । लेखक भ्रपित्रांश में यूरोपीय 
पंडितों से प्रभावित है । इसका कारण यह भी है कि हमारे यहाँ जितना श्ज्ञार 
का विवेचन हुआआ उतना और रसों का विवेचन नहीं हुआ है । प्राचीन लोगों के 
इस विषय में उदासीन रहने के कारण हो सकते हैं किन्तु खेद की बात है कि 
नवीन भश्राचायों ने भी इस विषय में बहुत कम अ्रंशदान किया है। इस ग्रन्थ का 
मूल्य यही है कि वह हिन्दी पाठकों का इस सम्बन्ध में कुछ नेत्रोन्मीलन कर 
सकेगा भौर इस दिशा में पाश्चात्य पंडितों के किये हुए प्रयत्त का दिग्दर्शन 
करा सकेगा। पहले श्राचार्यों की श्रसमर्थता का एक कारण भी था, वह यह 
कि उनके सामने हास्य सम्बन्धी विभिन्‍न प्रकार के लक्षण ग्रन्थ उपस्थित न थे। 
श्रब ईदवर की दया से हिन्दी के साहित्य क्षेत्र की प्रत्येक विधा में प्रयुक्त हास्य 
के विभिन्‍न प्रकारों का, यहाँ तक कि व्यंग्य-चित्रों पर भी प्रकाश डाला गया 
है। लेखक ने पैरोडी श्रादि हास्य के प्रकारों की परिभाषा ही देकर सन्तोष 
नहीं किया है वरन्‌ उसके भेद उपभेद भी बताकर विषय को पहले से भ्रघिक 
प्ल्लवित किया है। सामग्री यहाँ दी गई है वह स्थाली पुलाक न्याय है । हिन्दी 
के लक्षण ग्रन्थों के प्राधार पर अंग्रेजी के सिद्धान्त ग्रन्थों का सहारा लेते हुए 
हास्य सम्बन्धी लक्षण ग्रन्थों को तैयार करने की भावद्यकता है। यह ग्रन्य भी 
उस दिशा में एक भ्रांशिक प्रयत्न है। 


इस ग्रन्थ के भ्रध्ययन से यह अ्रान्त घारणा दूर हो जाती है कि हिन्दी 
में हास्य-व्यंग्य की कमी है। हिन्दी का निबन्ध-साहित्य हास्य की हृष्टि से 
पर्याप्त मात्रा में पुष्ट है। उसके विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण की भ्रावश्यकता 
है। हिन्दी में स्नेह हास्य (जिसको भ्रंग्रंजी में प्रृ७०॥०एए कहते हैं) की 
भपेक्षाकत कमी है। लेखकों का ध्यान उस झोर जाना चाहिए। हिन्दी में दुसरी 
भाषाओं से प्रनुवाद भ्रवद्य होना चाहिए। किन्तु उन भनुवादों में भारतीय 


हद 


मनोवृत्ति और प्रकृति एवं संस्कृति की रक्षा होना आवश्यक है। विदेशी 
भाषाओं के हास्य को हिन्दी में उतारना इसी प्रकार ग्रन्य भाषाओं के हास्य का 
चमत्कार हिन्दी में लाना बहुत कठिन काय॑ है। श्रंग्रेजी तथा यूरोपीय भाषाग्रों 
से अ्रनुवाद की श्रपेक्षा भारतीय भाषाग्रों के हास्य व्यंग्यात्मक ग्रन्थों का अनु- 
वाद होना अभ्रधिक वांछनीय है । हास्य का जो शास्त्रीय विवेचन हो वह प्रान्तीय 
आ्राधार पर न होकर भारतीय आधार पर हो । 


प्रस्तुत ग्रन्थ हिन्दी श्रन्थों का आधार उपस्थित करने में तथा समृद्ध 
यूरोपीय भाषाश्रों में हास्य विषयक संद्ध।न्तिक विचारधारः का दिग्दर्शन कराने 
में सहायक होगा । इसलिए इस ग्रन्थ का हम हृदय से स्वागत करते हैं श्रौर 
श्राशा करते हैं कि हिन्दी जगत्‌ में यह ग्रन्थ उचित श्रादर प्राप्त कर सकेगा। 


देल्‍ली दरवाजा, 
आगरा । 
२५-५-५७ 


गौमती-निवास, 
॥ गुलाबराय 


विषय-सूची 

--हास्य की महत्ता 
सामाजिक दृष्टि से, समाज-सुधार का माध्यम, स्वास्थ्य पर 
प्रभाव, आ्रात्म-स्वभाव का निरीक्ष णा, कष्ट सहने की क्षमता 
स्वभाव में कोमलता, उपसंहार । 

२--हास्य रस का शास्‍्त्रोय विवेचन 
स्थायीभाव, हास्य के विभाव हास्य रस के श्रनुभाव, 
हास्य के संचारीभाव, हास्य रस पर पुरुषत्व का भ्रारोप, 
हास्य के भेद, हास्य रसराज हैं, हास्य का पाश्चात्य 
विद्वानों की दृष्टि से विवेचन, हास्य, वाक्‌-वेदग्ध्य, स्मित तथा 
बाक्‌-विदघता में भेद, व्यंग्य, वक़ोक्ति, परोडी, प्रहसन । 

३- हास्य का रहस्प श्ौर उसका सनोवेज्ञानिक विश्लेषण 

४-संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य में हास्य को परम्पराएँ 
(वदिक-साहित्य में, वाल्मीकि-रामायण तथा महाभारत में, 
नाठकों में, काव्य शास्त्रों में, सुभाषित, पंचतन्त्र एवं हितोप- 
देश, हिन्दी-साहित्य में हास्य की परम्परा) 

५- हास्प की कमी 
(अद्वेतवाद, गम्भीर भावुक-प्र कृति, परिस्थितियाँ, वर्तमान 
स्थिति) 

६“ भ्रहसन 
(पंस्कृत-साहित्य में विदूषक परम्परा, प्रहसन के विषय, 
विदूषक, प्रहसन का वर्गीकरण, चरित्र-प्रधान प्रहसन, 


१३-२२ 


२३-५५ 
५६-६९ 


६२-७५ 


७६-८० 


१० 


परिस्थिति-प्रधान प्रहमन, कथोपकथन प्रधान, विदृषक प्रधान, 

सामाजिक परिस्वितियाँ, हास्य-उद्रे क करने के साधन, प्रमुख- 

प्रहमनका र, वेदिकी हिसा हिसा म॑ भवति, श्रन्धेर नगरी, 

विपस्य विषमोपधम्‌, प्न्य प्रहसन लेखक, द्विवेदी युग, 

प्रमुख नाटककार, आ्राधुनिक काल, प्रमुख प्रहसनकार, विशेष, 

उपसंहार) ८१-१२१ 
७-कहानी साहित्य में हास्य 

(कहानी-कला, हास्य विधान, वर्गीकरण, काल-विभाजन, 

भारतेन्दु-काल, ग्राधुनिक काल, उपसंहार) १२५-१५० 
८--उपन्यास-साहित्य में हास्य १५१-१६२ 
&€--निबन्ध-साहित्य में हास्य 

(निवन्धों का वर्गीकरण, भारतेन्दु युग के प्र मुख निब्नन्धक[र, 


दिवेदी युग, ग्र।धुनिक युग, उपसंहार) १६३-१८८ 
१०-- कविता में हास्य 

(व्यंग्य, स्नेह-हास्य, पेरोडी, उपसंहार) १८६-२५६ 
११- हास्य रस के पत्र-पत्रिकाएं २५७ २६५ 
१२-पश्रनुवा दित गद्य -साहित्य में हास्य २६६-२६७ 
१३- रेडियो-रूपक साहित्य २६८-२७३ 
१४-प्रंग्रेजी-साहित्य में हास्य २७४-२७७ 


१५ - काटू न-कला 

(इतिहास, राजनीतिक कार्टून, सामाजिक-का्टू न, व्यंग्य 

पट्टियां ) रछप-रेप२ 
१६- उपसंहार 

(शास्त्रीय-विवेचन, श्रभाव के कारण, नाटक, कहानी, 

उपन्यास, निवन्ध, कविता, पत्र -पत्रिकाएँ, श्रनुवाद, रेडियो- 

रूपक साहित्य, का्ू न साहित्य ) रपरे २५६ 

परिशिष्ट - १ 
ऊद् में हास्य की परम्पराएँ 
(काव्य में, गद्य में २८७-३०२ 


११ 


परिशिष्ट--२ 

हास्प-साहित्य के विगत बारह वर्ष 

(काव्य, कहानी, निवन्ध, नाटक, उपन्यास, प्रनुवाद, 

झालोचना) ३०३-३०८ 
अनुक्रमणिका 

पुस्तक-सूची, लेखक-सू ची ३०६-३२२ 


. १: 
हास्य की महत्ता 


हँसना मनुष्य का स्वाभाविक लक्षर है। भोजन में विविध भाँति के 
व्यंजनों का समावेश होने पर भी यदि उसमें लवश का अभाव हो तो सारा 
भोजन लावण्यहीन, फीका बन जाता है उसी प्रकार जीवन में समस्त 
वैभवरों के होते हुए भी यदि हँती का भ्रभाव हो तो जीवन भार-स्वरूप वन 
जाता है। जीवनके प्र[स्वादन के लिए वरिमित हंसी आवश्यक है। हंसी जीवन 
का विटामिन है। इसके बिना जीवन-रस की परिपुष्टि नहीं । यदि मनुष्य झौर 
कुछ न सीख कर केवल हँसना सीख ले--दूसरों को देख कर हँसना नहीं, 
अपने श्राप पर हँसना--तो वह सहज ही संसार और घर-ग्ृहस्थी के भार तथा 
दुःख भंभटों को केल सकता है। 

अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक “थेकरे' ने हास्यत्रिय लेखक की उपयोगिता 
के विपय में लिखा है--हास्पत्रिय लेखक, श्राप में प्रीत, भ्रनु रूम्पा एवं कृपा के 
भावों को ज्ञाग्रत कर उनको उचित श्रोर नियंत्रित करता है। भ्रसत्य दम्भ 
तथा फुत्रिमता के प्रति घृणा श्र कमजोरी, दरिद्रों, दलितों भ्रोर दुखी पुरुषों 
के कोमल भावों के उदय कराने में सहायक होता है। हास्पप्रिय साहित्य सेवी 
निइचय रूप से हो उदारशील होते हैं । वह तुरन्त ही सुख दुख से प्रभावित 
हो जाते हैँ । वह प्नपने पाइवंवर्तो लोगों के स्वभाव को भलोी भांति समभले 
लगते हैं एवं उनके हास्य, प्रेम, विनोद और अअश्रूश्रों में सहामुभूति प्रगट कर 
सकते हैं। सबसे उत्तम हास्य वहो है जो कोमलता ्रौर कृपा के भावों से भरा 
हो ।/* 


७. ्राठ008 छाती फार्ण९88९8 - (0 १छ०कला) शाते 
कंएर० एण्फ्रा 007०, एणए7 छह, ए०ण: सोावा९$3, ॥०एए 8०णा जग 
प्राण, ए/लशाशंगा, ग्रणु१००8४प7७ ० ॥ंपरवेश०३३ 0. (0० 690, 
धा० ए०००, ४० ०ए97९89७0, ७७ पएएएज- है ॥0्ाए ए७४ ०६ ७॥० 
प्ण्फ़ण०0७३ (पा 3 छ700 8ए/७ ६० 06 ९ क्रोप|गाप॥70एछा० ग8(पा९, (0 


१४ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


हास्य के विरोधी बहुघा यह तक॑ उपस्थित करते हैं कि हास्य की 
उत्पत्ति ग्रसम्बद्धता के कारण होती है और असम्बद्धता तिरस्कार करने योग्य 
दोष है इसलिए विनोद को उत्तेजना देना मानों वुद्धि-विकलता को उत्तेजना 
देना है। श्री न्तिह चिन्तामशि केलकर कृत मराठी के 'सुभाषित श्राणि 
विनोद' के हिन्दी के रूपान्तर में इस प्रइन का उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा 
है--“श्रसंबद्धता-शब्द में साधारणातः थोड़ी सी गौशता भ्रवइय मानी जाती 
है परन्तु सब प्रकार के ग्रपवादस्वरूप विकारों को मन में श्राने से रोक कर 
फेवल मन की प्रसन्नता से श्रसंवद्धता या संवादिता हू ढने निकलना बुद्धिशक्ति 
के लिए जितना ज्ोमन है, उचित स्थानों पर उपयुक्त श्रसंबद्धता श्रसंवादिता 
ढूंढ निकालना भी व॒द्धिशाक्ति के लिए उतना ही ज्ोमास्पद है।” इस कथन 
के औचित्य पर क्रिसी को सन्देह के लिए स्थान नहीं है। उदाहरणा-स्वरूप 
स्याही स्त्रच्छ नहीं होती पर जिस प्रकार लिखने के लिए उसका उपयोग करने 
में कोई दोष या हानि नहीं है उसी श्रसंबद्धता के दूषित होने पर भी उसका 
व्यवहार दोषास्पद नहीं हो सकृता । तात्पर्य यह कि अश्तंबद्धता के गुणों और 
दोषों का विचार केवल योजना के हेतु श्रथवा योजना से होने वाले परिणाम 
पर ध्यान रख कर किया जाना चाहिए । 


हास्य श्रौर विनोद का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है - (्‌ १) 

सामाजिक हृष्टि से श्रौर (२) व्यक्तिगत दृष्टि से । 
सामाजिक हृष्टि से 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के मन से ही समाज का मन 
बनता है। जिस प्रकार व्यक्ति की बुद्धि श्रोर नेतिक कल्पनाग्रों की वृद्धि होती 
है उसी प्रकार सारे समाज की बुद्धि श्रोर नंतिक कल्पनाग्रों की वृद्धि होती है, 
जिन बातों की सहायता से इन दोनों विषयों में समाज भ्रत्रिक सुशिक्षित हो 
सकता हो वही बातें समाज के लिए लाभादायक होंगी । प्रत्येक व्यवित के मन 
का भुकाव किसी विशिष्ट बात की श्रोर होता है जिसके फलस्वरूप उसकी 
शिक्षा एकॉकी होती है। समाज का निर्माण विभिन्‍न रुचि वाले मनुष्यों से 





प्र॥ए० 8 8९80 हटाड9॥9 00 96 ९88]ए ॥707९वे ६0 फवं॥ 07 ए]0॥6070९. 
एइल्लाए ६0 8एछा०लंबाल हिह एथा०(९8 रत (ला[0' ० फए००फ़ो० 70प्रापे 
890प6 गग 0० 89ए.99986 0 िशा। |808॥(९7, ]076९, 80008077९076 
ते. ६९78, फ७ ए४९४६. क्रचात्पा 48. 80 ए़ांगी 8. #ए०0प्राहते 
धठ्प््टा०0०७. जता. #एशाफ९४४.- भाव हरंप्रग९88 -(पण्फाणण्फ. धाते 
प्रण्फ०ण्पं११४--॥३९४९०४०९) 


हास्थ की महत्ता श्र 


मिल कर होता है इसलिए समाज की शिक्षा श्रनेकौंगी होती है। समाज में 
प्रायः सभी भ्रंगों की वृद्धि होने की श्रावश्यकता हुष्टा करती है श्रौर इसीलिए 
उसे नेक प्रंगों की शिक्षा की भी श्रावश्यकता होती है। यदि कोई मनुप्य 
कोई बढ़िया सुभाषित श्रकेला ही पढ़ भ्रथवा सुन ले तो उस से होने वाला 
लाभ बहुत ही परिमित होता है पर यदि वही सुमाषित दस आदमी साथ 
मिल कर पढ़ें या सुनें तो उसका लाभ आपेक्षाकृत कहीं श्रधिक होगा। एक 
व्यवित को तो उससे केवल शिक्षा मिलती है पर यदि दस श्रादमी साथ मिल 
कर उस सुभाषित का प्रानन्द लें तो उन्हें अलग-अलग शिक्षा मिलेगी ही, साथ 
में उनका मेल होगा श्रौर उनमें संघ शक्ति उत्पन्न होगी । हास्यविनोदशीलता 
एक सामाजिक गुण है ओर उम्रका प्रचार ए6 दूसरे के सम्पर्क के कारण 
बढ़ता है। सामाजिक हास्य विनोद से सामाजिक सदगुण और समाजहित 
बाली दृष्टि की वृद्धि होती है। 


समाज सुधार का साध्यम 

हास्य द्वारा समाज सुधार का कार्य बहुत दिनों से होता चला प्राया 
है । भ्रसामाजिक व्यक्ति, समाज की प्रचलित कुरीतियां एवं अन्य विकृतियाँ 
स्देव से हास्य रस के भ्रालम्बन बनते आये हैं। वीरगाथा काल में कायर, भक्ति 
काल में पाखण्ड , रीतिकाल में सूम तथा प्राघुनिक काल में नेता श्रादि हास्य 
के प्ालम्वन बनाये गए हैं। फ्रेंच दाशंनिक वर्गंसां ने लिखा है- “हास्य कुछ 
इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें सामाजिकता को ऋलक हो। भय, जो यह 
उत्पन्न करता है, इसके सनकोपन पर रोक लगती है। यह मनुष्य को सर्देव 
हपने पारस्परिक श्रादान-प्रदान के उन निम्नस्तरीय कार्यों के प्रति सचेत 
रखता है। संक्षप में यह यांत्रिक क्रिया के फल-स्वरूप किये जाने वाले व्यवहार 
को मृदुल बनाता है।" 





]. ॥,808006० प्राए३४ 986 80फ(त॥8 ण॑ (कांड सो)0, 9 ६070 ० 
802 ह०8007९.. फ़ैए ४06 687. एंटी 70. 78छ708, ॥0 76#/8॥08 
6०८शाएप्रंथं(ए, ४०९७७ ०07508000ए9 8छ७४० छापे |॥ परापाप्क] ०08९0 
९0५६७ 8० ए ४४९४ ० 8 8९०णावेबाए तरते€ ० ज़ांगा फ्रांह0६ 72076 4000 
धालंए छाशी 8790 ५० 8० (० 8०९३, 870 ३0 शो0 80९08. 00७7 


जञी809४७ए० ६6 807०6 0 ६09 800०&)| ००१५ एा98ज 7€(थव॥ 0 70९९) 8एं 
ला 47880009, 


"-06:8ण०्ड्ोश००- ९०३४० 20, 89 सहारा छ:7650फ) 


१६ हिन्दी साहित्य में हारय रस 


मनुष्य हास्यास्पद बनने से बचता है श्रोर जहाँ तक होता है जानकर 
कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे कि वह हास्यास्पद बन जाय । व्यंग्य के 
कोड़े से समाज की बड़ी-बड़ी विक्ृतियाँ दूर हो जाती हैं। भारतेन्दु काल में 
अ्धिक्रतर लेखकों ने प्रग्रेजी पर यथेष्ट व्यंग्य वाणा छोड़े हैं। दमन के उस युग 
में वे हास्य एवं व्यंग्य माध्यम से ही अपने दिल के फफोले फोड़ सकते थे इसी 
लिए उस समय के व्यंग्य में तिउतता की मात्रा अविक पाई जाती है । कबीर 
ने अपने समय्र के पाखंडियों तथा घर्मान्धों पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं । हास्य के 
प्रसिद्ध लेखक जी० पी० श्रीवास्तव ने हास्य की उपयोगिता पर लिखा है-- 
“तो बुराई रूपी पापों के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा गंगाजल नहीं है । यह 
बह हथियार है जो बड़ बड़ों के ध्रजाज चुटक्रिशों में ठीक कर देता है। यह 
वह कोड़ा है जो मनुष्पों को सीथी राह से बहकने नहीं देता । मनुष्य ही नहीं, 
धर्म श्रोर समाज का भी सुधारने वाला है, तो यही है'*'।''स्पेन के सर वेटीज ने 
डानक्यूजोर की रचता करके यूरोप भर के खुदाई फोजदारों की हस्ती मिटा दी 
इ गलेंड के शेक्शपीयर ने श्रपने द्वारा सुदखोरों की हुलिया बिग।ड़ दी । फ्रांस 
फे मौलियर ने श्रपने पेंके मरफूरिए नामक चरित्रों से तत्वज्ञानियों की 
खिलली उड़वा कर श्ररिस्टाटिल से मतभेद करने वालों को फांसी के तख्ते पर 
से उतार लिया ।”* वास्तवमें श्रनीति हू ढ़ निकालने का काम विनोद की सहा- 
यता से जितनी श्रच्छी तरह हो सकता है उतनी अच्छी तरह और किसी प्रकार 
नहीं । यदि हम केवल अप्रमन्‍न होकर अ्रनीति की निन्‍दा करें तो बहुत सम्भव 
है कि वह बिगड़ेल घोड़े की तरह उलटे और अनिष्ट कर डाले । विनोद की 
मुलायम सलाई से ग्रनीति की दोपयुक्त दृष्टि में श्रजन लगाया जा सकता है 
औ्ौर दोष धीरे-धीरे दूर किया जा सकता है । इस तत्व को आज से ढाई हजार 
व पूर्व यूनानी प्रहमनकार अ्ररिस्तेफेनीस ने समझा था। उसके प्रहसनों में 
बड़े-बड़े ग्रादमियों, साप।जिक रीति-नीतियों और राजकीय विषयों पर टीकाएँ 
ब्रौर टिप्पशियाँ होती थीं। कहते हैं, सायरावय्रूज के अ्रत्याचारी राजा “दिप्रान 
शियस्त' ने एक बार तत्ववेत्ता प्लेटो से एबेन्स की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध 
में प्रघन किया गया था। इस पर प्लेटो ने उसके पास केवल अरिस्तेफेनीस के 
* मे मण्डल'” नामक प्रहसन की एक प्रति भेज दी थी । इस प्रकार झ्राज से दो 
ढाई हजार वर्ष पहले प्रहमन तरिपय-गत गुण-दोष पर टीका करने के मुख्य 
साधन हो गए थे। पाश्वात्य साहित्य के हास्यरस लेखकों की कृतियों का 
अध्ययन कर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने यहाँ इस प्रकार के साहित्य के 


१. हास्य-रस--जी० पी० श्रीवास्तव, पृष्ठ १२ 


हास्य की महत्ता १७ 


प्रभाव का अनुभव करते हुए लिखा है-“समाज के चलते जीवन के किसी विकृत 
पक्ष फो, या किसी वर्ग के व्यक्तियों की बेढंगी विशेषताम्रों को हँसने हँसाने 
योग्य बवाकर सामने लाना बहुत कम दिखाई पड़ रहा है ॥” वास्तव में 
समाज के मेल के लिए हास्य साबुन का कार्य करता रहा है । 


स्वास्थ्य पर प्रभाव ;ं 


यदि संसार के सब्र लोगों को यह वात श्रच्छी तरह से मालूम हो जाय 
कि हास्य का हमारे स्वास्थ्य पर कितना भश्रच्छा प्रभाव पड़ता है तो फिर आ्राघे 
से भ्रधिक डाक्टरों, वैद्यों और हकीमों भ्रादि के लिए मक्खियाँ मारने के सिवा 
झौर कोई काम ही न रह जाय । हास्य वास्तव में प्रकृति की सबसे वड़ी पुष्टई 
है। हास्य से बढ़कर बलवर्द्धक भ्रौर उत्साहवद्धंक भोर कोई चीज हो ही नहीं 
सकती । हास्य से ही हमारे शरीर में नवीन जीवन झौर नवीन वल का संचार 
होता है और हमारे भ्रारोग्य की वृद्धि होती है। श्री केलकर के भ्नुसार-- 
“जिस समय मनुष्य नहीं होसता, उत्त समय इ्वासोच्छूवास की क्रिया सीधी 
पधोर शान्त रीति से होती है श्रौर हंसने के समय उसमें एक दम व्यत्यय हो 
जाता है परन्तु उस व्यत्यय का परिणाम इ्वासोच्छवास की हृ्द्रियों श्रोर 
शरीर के रक्‍्त प्रवाह पर अच्छा ही होता है //* हास्य के कारण वक्ष-कपाट 
पर एक-एक करके कई आघात होते हैं । इनमें से प्रत्येक भ्राधात के समय रक्‍्त- 
वाहिनी नलियों में का रक्त हृदय तक पहुँचने से रुकता है। यही कारण है कि 
बहुत देर तक हँसने से मनुष्य का चेहरा किसी अंश में तमतमा उठता है। पर 
हास्य-क्रिया के बीच-बीच में जल्दी-जल्दी जो श्वासोच्छुवास होता है, उस्तकी 
सहायता से फेफड़े में हवा पहुँचती है जो उसे फुला देती है । इसका परिणाम 
यह होता है कि रक्त वाहिनी नलियों में का रक्त हृदय की झ्रोर बढ़ता है। 
हृदय की श्रोर जोर से रक्त जाने झौर रुकने की क्रियाश्रों के बरावर एक-एक 
करके होते रहने से रक्त में प्राण वायु का श्रधिक-संचार होता है ओर उसके 
प्रवाह की गति भी बढ़ जाती है । 

इसके भ्रतिरिक्त हास्य का एक श्रप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ता है । जब्र मनुष्य 
हँसता है तो उसके मस्तिष्क पर रक्त का दवाव कम पड़ता है। बालक के 
रूठ जाने पर लोग मुह चिढ़ा कर उतकी नकल उतार कर अथवा और किसी 
प्रकार से उसे हँसाते हैं। इसका कारण यही है कि हँसी आ्ाने के साथ ही 


१. हि० सा० का इतिहास--(संस्करण सं० २००२) पृष्ठ ४४ 
३, हास्यरस-मूल श्री केलकर--भनुवाद श्री रामचन्द्र वर्मा, पृष्ठ १४७ 


श्ष हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


दिमाग पर खून का दबाव कम हो जाता है ग्लौर मनोवृत्ति बदल जाती है। 
अंग्रेजी में एक कहावत है--.8ण०्ड॥ 3०१ 870७ ४” (हंसो प्रौर- 
मोटे हो )। 


स्पार्टा के भोननानय में वहाँ के सुप्रसिद्ध नेता लाइकरगस ने हास्य देवता 
की मूर्ति स्थापित कर रक्‍्खी थी, क्योंकि उसका मत था कि हास्य में हमारी 
पाचन शक्ति को बढ़ाने का जितना अधिक गुणा है उतना और किसी पदार्थ में 
नहीं है । 

लिकन सदा अपने टेबुल पर हास्य विनोद की एक न एक पुस्तक रखा 
करता था। जब कभी वह काम करते-करते कुछ थक जाता था, कुछ खिनन 
हो जाता था भ्रथवा उसे जी घेंसता हुआ्ना जान पड़ता था, तब वह उसी पुस्तक 
को उठाकर उसके कुछ प्रकरण या पृष्ठ पढ़ जाता था, इससे उसकी सारी शिथि- 
लता और सारा खेद दूर हो जाता था भ्ौर वह बड़े भ्रानन्द से फिर श्रपने काम 
में लग जाता था। मन को स्वाभाविक श्रौर सरल स्थिति में लाने शौर उसका 
स्थिति-स्थापकता वाला गुण नष्ट होने से बचाने के लिए ही ईश्वर ने हास्य 
एवं विनोद की सृष्टि की है। 


आत्म-स्वभाव का निरीक्षण 


दूसरों पर हँसना जितना श्रासान है उतना श्रपने पर नहीं । हास्य एक 
प्रकार का प्रकाश उत्पन्त करता है जिससे वुराइयों रूपी अन्धकार नष्ट होता 
है | दूसरों पर हंसने वाला मनुष्य उस उजाले से अ्रपनी बुराइयों को भी देख 
सकता है जिन असंगतियों पर हम दूसरों पर हँसते हैं यदि श्रात्म निरीक्षण 
करके श्रपनी श्रसंगतियों पर भी हसे तो हमारा कल्याण हो सकता है । हम 
प्राय: लोगों को यह कहते सुनते हैं, “हमें श्राप ही श्राप हँसी श्राती है” उसे 
अपने ऊपर भी कभी न कभी हँसी आवेगी ही । 


कष्ट सहने की क्षमता 

जीवन-पय में प्राय: श्रनेक ऐसे ऊवड़-खाबड़ स्थान मिलते हैं जिनमें लोगों 
को ठोकरें, घक्के श्रौर कटके लगते हैं। जो लोग हँसना ओर प्रसन्‍न रहना नहीं 
जानरे, वे उन ढठोकरों श्रौर भटकों श्रादि से बहुत कष्ट पाते हैं, परन्तु सदा 
प्रसन्‍न रहते वाले लोगों के लिए ऐसे श्रवसर पर श्रानन्द भ्रौर हास्य मानों 
मुलायम गद्दों का काम देते हैं श्रोर वे उन ठोकरों श्रौर घक्कों भ्रादि का कुछ 
भी ग्रनुभव नहीं करते । ऐसे लोगों की जीवन-यात्रा बहुत ही सुगम प्रौर सुख- 


हास्य की महत्ता १६ 


पूर्ण हुआ करती हैं । जब हम किसी अ्रप्रिय घटना श्रादि के कारण प्रस्वार 
भाविक परिस्थिति में पहुँच जाते हैं, तब हास्य और श्रानन्द हमें किर तुरन्त 
अ्रपनी स्वाभाविक परिस्थिति में ले भ्राता है । जीवन में जितने क्षत होते हैं उन 
सबके लिए हास्य बढ़िया मरहम का काम देता है। कहीं बाहर जाने के लिए 
जल्दी-जल्दी स्टेशन पर पहुँचे श्रौर पहुँचते ही गाड़ी छूट गई, ऐसा प्रसंग सभी 
लोगों को कभी न कभी झआञाता हो है। भब गाड़ी छूट जाने के कारण खिन्‍न होकर 
चार भ्रादर्ियों के समक्ष मुह लटकाकर बैठने वाले एक मुहरिम को लीजिये 
और दूसरे एक ऐसे श्रादमी को लीजिये जो गाड़ी छूटती हुई देख कर तनिक भी 
दुःखी नहीं होता भ्रोर हँसता हुआ कहता है-“वाह, हम तो दोड़-घूप करके इतनी 
दूर से भ्रापके वास्ते यहां तक चलकर श्राये श्रोर श्रापने हमारे लिए एक मिनट 
फो भो मुरोवत न की । कहाँ फी भलमनसाहत है।” भ्रव इन दोनों मनुष्यों 
की तुलना कीजिए भ्ौर बतलाइए कि दोनों के समान कठिनाई झौर भ्रड़चन 
का सामना करने पर भी इनमें से सुखी कौन है भर दुःखी कौन ? घोड़ा-गाड़ी 
से उतरते समय भ्रपनी घोती पायदान में फंस जाने श्रौर फलत: जल्दी उतर 


सकने के कारण गाड़ीवान को व्यर्थ गालियाँ देने वाले शोर क्रढ्ध होकर 
श्रकाण्ड ताण्डव करने वाले लोग जिस प्रकार इस संसार में कम नहीं हैं उसी 


प्रकार ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो ऐसे अ्रवंसर पर एकाघ विनोद की बात 
कह कर भ्रड्चन का वह क्षण हँस कर बिता देते हैं । भ्रन्धेरी रात में रास्ते में 
ठोकर खाकर गिर पड़ने का कारण नगरपालिका को गालियाँ देकर अपने 
आपको दुःखी भी किया जा सकता है झोर हँसते हुए यह कह कर श्रपना रास्ता 
भी लिया जा सकता है--“प्राजकल हमारे यहां को नगरपालिका ने 
रोशनी का ऐसा प्रच्छा प्रबन्ध किया है कि उसकी लालटेन देखने के लिए घर 
से एक लालटेन साथ लाने को श्रावश्यकता होतो है ।” संसार में छोटी-मोटी 
” कठिनाइयों या संकटों का जितना परिहार विनोद से होता है उतना क्रोध, दुःख 
भादि से नहीं होता । सुकरात की ककंशा स्त्री ने जब पहले उसे गालियाँ दीं 
और फिर उसके सिर पर गरम पानी डाल दिया तो उसने कह दिया--"बिजली 
घचमकने श्रौर बादल गरज्ने के बाद पानी बरसता हो है।” हम सब लोग यदि 
इतने विनोदशील न हों फिर भी सब लोग सांसारिक कठिनाइयों और संकटों 
के बहुत से भ्रवसर इसी प्रकार हँसकर टाल सकते हैं। भ्रनेक प्रकार की परि- 
स्थितियों भोर विशेषतः कठिन परिस्थितियों का सामना मनुष्य मात्र के लिए 
विषम होता है क्योंकि उन में एक भोर सर्वशक्तिमान परिस्थिति होती है भौर 
दुसरी भोर भल्प शक्तिमान मनुष्य | भर जब तक हम जीते रहेंगे तब तक 


२० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


- यह विपम समस्या बरावर बनी रहेगी। जब यह भली भांति समभ में ग्रा 
जायेगी तब मनुष्य को विश्वास हो जायगा कि जिस अवसर पर श्रौर कोई 
शवित काम नहीं कर सकतो, उस अवसर पर विनोद रूपी मायावी शक्ति की 
आ्रराधना और सहायता से ही हम उस विषम इन्द्र में विजय प्राप्त कर 
सकते हैं । 


साधारशत: प्रत्येक वात का परिणाम दो प्रकार का होता है। एक तो 
वह जो प्रत्यक्ष होता है और पदार्थ सृष्टि पर पड़ता है श्रौर दूसरा वह जो प्रत्यक्ष 
होता है और अपने मन पर पड़ता है । यह निविवाद है कि इनमें विनोद के 
द्वारा प्रत्यक्ष परिणाम नष्ट नहीं हो सकता परन्तु मन पर पड़ने वाला प्रभाव 
विनोद की सहायता से बहुत कुछ कम किया जा सकता है । इस विषय में 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ 'सली' का मत है।'* 
स्वभाव में कोमलता 

प्रसिद्ध तत्ववेत्ता कार्लाइल ने एक स्थान पर कहा है कि* जो मनुष्य 
श्रपने जीवन में एक वार भी खिलखिला कर और खुले मन से हँसा हो, वह 
कदापि श्रत्यन्त बुरा नहीं हो सकता । विनोद को हम चाहे सदगुण कहें चाहे 
न कहें पर इतना श्रवद्य मानना पड़ेगा कि श्रनेक प्रकार के दूसरे सद्गुणों के 
होते हुए भी जब तक मनुष्य में त्रिनोद-प्रियता न हो तब तक वह पूर्ण सदुगुणी 


]. [0 ग्पल तर फ़रांड शी6एॉं१धए8 8शएएं९०७ रण ०००08, 
चाल बए्ी पग्नांली ३६९७ प३॒ गा 6 पराब007 04 006 7076- 
पबए, 8 & |8ए१) 06 0एा'5९] ४९४. प॒॥१6९०, ०॥०७ एर85 84/९।ए 899 ॥0॥॥ ५ 
छाल कलाएवि(5 धली-3 गोीपत०त ६0. 97९8० ए७०8९ & 80४ ० उएली९९ए९ 
हल वर्णण्था।हिै.. 706 9]९88९१ एशुरश ९णा९5 (07 (6 त80९०7॥॥0९7( 
(९ ए7९90867008 40 (6 ईगल्टणाह रण ०्प लेक्ंण8, ० & 009 
की जंलवांगह्‌ ६० हा6 ल्पराएए१98 ठि 8शातिशलथा। क्मांया वरंगएड९ फिया 
फ्रांडा 07९ 6 7९8 07620 59५ 

पुफल €०णातस्‍ह "६86 8णा]6 0॥700068 8 धांधिंए8 रण पी 
ए00 0 04९७, (0॥6 गाब-80]प088 77076 छ पता & 70एथआशाए 880 806॥- 
९0१ ६0 $९ ताणाए गा हल आंत ० हा ज०7वे शी0फणांग्रह 480 707 
६० 96 07॥ ०ए० 806 88 ए९)].--(5075ए9 ?. 329) 

2. ० फाशा जछ्0 ॥88 ०7९९ छाए छावे हल्का तीज ]8ण०ह0- 
€त, टक्ा) 93 800.९वाला वापल्टेगंएबफ)ए फैशत, वा लाश्शाएएे 80008, 
(हल 6 8 70 €४),--(८०४9७०) 


हास्य की महत्ता 48 


नहीं कहा जा सकता । जब तक सदुगुणों श्रौर सुस्वभाव का जोड़ न हो 
तब तक काम ही नहीं चल सकता । सुशस्वभाव की सबसे श्रधिक उत्पत्ति विनोद- 
शीलता के कारण होती है । विनोदी मनुष्य भ्रपने स्वाभाविक गुणों से श्रका- 
रण दूसरों का चित्त नहीं दुखाता | इस प्रकार वह स्वयं भी प्रसन्‍त्र रहता है 
श्रौर दूसरों की प्रसन्‍तता का कारण भी होता है | शुद्धभाव के विनोद से स्ने- 
हियों का स्नेह और कुद्ुम्ब के लोगों का पारस्परिक प्रेम श्रधिकर हढ़ होता है । 
परस्पर केवल प्रादरपूर्वक व्यवहार करने वाले स्नेहियों का स्नेह विनोद-युवत 
आदर से व्यवहार करने वाले स्नेहियों के स्नेह की अ्रपेक्षा कम रम्य, कम सुख- 
कर श्रौर कम स्थायी होता है । प्रंग्रेजी कवि 'ट्रनीसन' ने कहा है कि 
गृहस्थी में अच्छा हास्थ सूर्योदय के समान होता है। विद्यालयों के सम्बन्ध में 
भी यही बात है | यदि शिक्षक ओर ात्र परस्पर विनोद करें तो यह न सम- 
भना चाहिए कि गुर-शिष्य सम्बन्ध को छुट्टी मिल गई । यही नहीं, बल्कि जो 
शिक्षक विद्वान्‌ होने के अतिरिक्त विनोदध्रिय भी होता है, शिष्यों के लिए वही 
सबसे भ्रधिक प्रिय भ्रौर मान्य होता है । 


उपसंहार 


भ्रन्त में यह प्रश्न रह जाता है कि क्‍या हास्य दोपरहित है ? ऐसी 
बात नहीं है। 'अतिसवंत्र वर्जयेत' वाली उक्ति हास्य एवं विनोद पर भी चरिताये 
होती है । हर समय हँसी-दिल्लगी करने से स्वभाव में एक-देशीयता ग्राती है श्रोर 
एक-देशीयता का झाना दोष है। यह वात निविवाद है कि मनुष्य में गम्भी रता की 
बहुत॑ बड़ी प्रावश्यकता है । यदि विनोद अधिक किया जाय तो इन दोनों गुणों 
को बहुत कुछ चोट पहुँचने की सम्भावना है। जिन लोगों को हम बहुत विनोद- 
प्रिय समभते है उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें संसार की सभी बातें 
तुच्छ जान पड़ती हैं। वे सब बातों की दिल्लगी ही उड़ाया करते हैं। उन्हें किसी 
बात में कोई सार नहीं जान पड़ता । ऐसे लोगों को संसार में कोई चीज्ञ पवित्र 
प्रथवा वन्दनीय नहीं जान पड़ती । जिस प्रकार किसी दरबार में मसखरे के 
हंसी-ठट्ठा करते रहने पर भी राजा साहब प्रपनी गद्दी पर और दरबारी लोग 
अदब-कायदे से भ्रपनी-अपनी जगह पर बंठे रहते हैं, उसी प्रकार विनोद के 
होते हुए भी मनुष्य के मानसिक दरबार में श्रेष्ठता, गम्भी रता, विचारशीलता 
अथवा सत्य-प्रियता में से किसी एक न एक सदगुणा का मनः प्रवृत्ति पर पूर्ण 
रूप से अधिकार रहना ऋअहिए | विनोद चाहे कितना ही श्रिय और इष्ट क्‍यों 
न हो तो भी उसके मूल्य या महत्व की एक निर्दिष्ट सीमा होनी चाहिए। यदि 


२२ हिन्दो साहित्य में हास्य रसे 


सद्गुणों के साथ विनोद का मेल होगा तो मानों दूध में मिसरी भी पड़ जायगी 
भ्रधवा उनकी जोड़ी में वेसी ही उज्ज्वलता श्र देदीप्यता श्रा जायगी; जैसी 
स्फटिक पर सूर्य की किरणों पड़ने से आती है। 


बुद्धिमान, राजनीतिक, तत्ववेत्ता, शूरवीर, सहृदय, विद्वान, व्यवहार- 
चतुर, पण्डित, सद्‌-असदू-विवेकी श्रथवा ऐसे श्रौर लोगों के लिए तो हमारे 
हृदय में श्रादर होता ही है पर यदि उन लोगों में से प्रत्येक में सौभाग्य 
से विनोद-प्रियता भी हो तो हमारी श्रादर-बुद्धि में एक प्रकार के मधुर प्रेम 
का भी छींटा पड़ जाता है। केवल श्रादर-बुद्धि के कारण, जो लोग हमें पराये 
या दूरत: सेब्य जान पड़ते हैं, वे ही उक्त प्रेम उत्पन्न होने के कारण हमारे साथ 
एक-दिल हो जाते हैं और उनके सद्गुणा ग्राकर हममें संक्रमित होते हैं । 


४३५६ 
हास्य-रस का शास्त्रीय विवेचन 


रस की कल्पना संस्कृत में हुई है। श्रंग्रेडी साहित्य में रस का कोई 
पर्यायवाची शब्द नहीं मिलता । वस्तुतः परिपुष्ट भाव का नाम ही रस है। 
भ्रग्रेज़ी में भाव को 'इमोशन” कहते हैं। भरतमुनि के नाव्य शास्त्र में ही 
इसका प्रथम बार नियमबद्ध उल्लेख हुप्ना है। श्राचायें भरत का कहना है कि 
“द्र.हिए' नामक किसी झ्राचायं द्वारा इसका राविष्कार हुआ । वे लिखते हैं-- 
“ह्वष्टो रसाः श्रोकता दर हिरोन महात्मना ।” इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्रभिनय देखने से दर्शकों में जो तन्‍्मयता भाती है, रस की कल्पना उसी के 
भ्राघार पर हुई प्रतीत होती है। 

भ्रर्नि-पुराण के श्रनुसार मुख्य रस चार माने जाते हैं--शजड्भार, रौद्र, 
वीर तथा वीभत्स। इन चारों के भाधार से शेष रसों की उत्पत्ति होती है । 
शज्जार से हास्य, रोद्र से करुणा, वीर से भ्रदृभुत्‌ श्रौर वीभत्स से भयानक 
का श्राविर्भाव हुआ ।* भरतमुनि ने भी पहले चार रस की उत्पत्ति मानी 
है--'शज्ञार, रौद्र, वीर भ्रोर वीभत्स ;* तथा उन्होंने भी अुद्धार से हास्य 
की उत्पत्ति मानी है।? भरतमुनि के भनुसार--“श्ृद्भार रस फी झनुकृति 
हास्य है ।” भ्नुक्ृति का भर्थ है अनुकरण भ्रथवा नकल करना। नकल हंसी 
की जड़ है। किसी की बातचीत, चाल-ठाल, वेष-भूषा भादि की नकल जब 
विनोद के लिए की जाती है तब हँसी का प्रादुर्भाव होता है। यह हास्य और 
व्यापक होता है, इसी कारण बाद में यह भी रस माना जाने लगा। डाबटर 

१. “खज्जाराज्जायते हासो रोद्रातु करुणोरसः । 

वाराच्चादु मुतनिष्पत्ति: स्याद्‌ वीभत्सादु भयानक” ॥--][ झग्निपुराण] 
२. “तेषामुत्पत्ति हेतवश्च॒त्वारो रसः अ्ज्जारो रौद्रौवीरों वीभत्सइति” | 


--(नादूय छास्त्र) 
रे. श्ुज्धाराद्धि भवेद्वास्यो । 


२४ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


रामकुमार वर्मा ने भरत के उक्त सूत्र में कि हास्य शज्भार से प्रेरणा पाता 
है, अपना संशोधन रक्खा है । हास्य केवल श्वद्धार से प्रेरणा नहीं पता, जीवन 
की अनेक परिस्थितियों से बल ग्रहण करता है। इस विषय पर आगे निवेदन 
किया गया है। 


दसरूपककार ने सर्वप्रथम शान्तरस को स्थान देकर इस विकास 
को जन्प्र दिया था। तदुपरान्त हमें साहित्य-दर्पण में वात्सल्य रस पर पर्याप्त 
विवेचन मिल जाता है। इस प्रकार रसों की संख्या १० हो गई है। नवीन रसों 
की कल्पना एवं उदभावना बराबर होती रही है और अरब भी हो रही है। 
हास्य रस के उद्रेक के सम्बन्ध में 'बनंजय' ने कहां है-- 
“विकृता कृति वाग्विशेषेरात्मनोउ्य परस्यथ वा। 
हासः स्थात्‌ परिपोबोस्थ हास्थामि प्रकृति: स्मृतः ॥ 


--(दशरूपक, ४ प्रकाश, पृष्ठ ७५) 


इसके अनुसार हास्य का कारण अपनी अ्रथवा दूसरे की विचित्र वेषभूषा, 
चेष्टा, शठ्दावदी तथा कार्थ-ऋलाप है। साहित्यदर्वणकार विश्वनाय ने भी 
द्वास्य के उद्र क के सम्बन्ध में कहा है-- 
“विकृताकार वाग्वेबचेध्टादे: कुहकां वदेत्‌ । 
हास्पो हास स्थायिभाव: इवेत: प्रमथ देवत: ॥” 
--(साहित्यदर्पएा, परिच्छेद ३, पृष्ठ २१४) 


उक्त लक्षण के अनुमार वाणी, चेष्टा तथा ग्राकार श्रादि की बिकृति 
से हास्य रव का अ्राविर्भाव होता है। घनंजय एवं विश्वनाथ के लक्षणों में 
केवल अन्तर यह है--धनंजय के लक्षण में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वेष- 
भूषा, चेष्टा, दव्दावली तथा कार्य-कलाप में विचित्रता प्रपनी भी हो सकती है 
श्रौर श्रन्य की भी । यथा-- 
“रतिमंनो5नुकूले5थें सनसः प्रवशापितम्‌ । 
वागांविव छृताच्येतो विकसो हास उच्चते |” 
-- (साहित्यदपंर ) 


उपयुक्त इलोक में भो वाणी श्रादि के विकार पर बल दिया गया है और 
उसी के कारण हास बताया गया है। 


हास्य रस का शास्त्रीय विवेचन २५ 


स्थायीभाव 


. जो भाव चिरकाल तक चित्त में रहता है, एवं जो काव्य, नाटकादि में 
श्राद्योपान्त उपस्थित रहता है, प्रभावशीलता और प्रवानता में श्ौरों से उत्कर्ष 
रखता है, साथ ही जिसमें विभावादि से सम्बन्धित होकर रस रूप में परिणित 
होने की शवित रहती है, स्थायी भाव कहा जाता है। भरत मुनि ने स्थायी 
भाव की परिभाषा अपने नाव्यशास्त्र में इस प्रकार की है-- 
“थथा साराखां नृपतिः शिष्यनां च यथा गुरु: । 
एवंहि सर्वेभावानां भाव: स्थाय महानिह पा 
--(नाव्य शास्त्र) 
प्र्थात्‌ जैसे मनुष्यों में राजा, शिष्यों में गुरु, वेसे ही सब भावों में स्थायी भाव 
श्रेष्ठ होता है । 
हास्य रस का स्थायी भाव हाम माना है। साहित्यदरपंणकार के भ्रनुसार- 
“बागादिवेकृतेइचेतो विकासो हास इष्यते” अर्थात्‌ वाणी, वेष, भूषणादि की 
विपरीतता से जो चित्र का विकास होता है, वह हास कहलाता है । 
देव जी के 'शब्द-रसायन' में भी स्थायी भावों का वर्णन करने वाला एक 
दोहा है, जिसमें हास्य रस को स्थायी भाव माना है-- 
“रति हांसीं भ्रर सोक रिस,श्ररु उछाह्‌ भय जानु । 
निन्‍दा विसमय श्ान्त ये, नव थिति भाव बखानु॥” 
हास्य के विभाव 
विभाव, कारण, निमित्त और हेतु पर्याय हैं-- 
“विभाव: कारण निमित्त हेतुरिति पर्याया: ।'” 
--(नादय शास्त्र) 
हास्य की उत्पत्ति के कारण वस्तुमात्र में देखी हुई विकृति भथवा विप- 
रीतता, व्यंग्य दर्शन, परचेष्टा अनुकरण, भसम्बद्ध प्रलाप भ्रादि हैं। साहित्य- 
दर्पणकार ने लिखा है-- 
“बिकृता कार वाक्चेथ्ट ममालोक्य हसेज्जन:। 
तदनूलम्वनं प्राहुस्तच्चेष्टोहोप्न  मतम्‌ 0 
--(साहित्यदपंण, परिच्छेद ३, पृष्ठ १५१) 
जिसकी विक्ृति-प्राकृति, वाणी, वेष तथा चेष्ठा भ्रादि को देख कर लोग 
हेंसें वह यहाँ प्नालम्शन ओर उसकी चेष्टा भ्रादि उद्दीपन विभाव होते हैं। 


२६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


हास्य रस के श्रनुभाव 
जो स्थायी भावों का अनुभव कराने में समर्थ हों, अनुभाव कहलाते हैं-- 
“अनु भावयन्ति इति अनुभावा ।”” 
प्रमरकोषकार ने “प्रनुभाव” शब्द का श्रर्थ किया है--"पनुभावो भाव 
बोधक:”” भ्रनुभाव वास्तव में शारीरिक चेष्टाएँ हैं। इन्हीं के द्वारा श्रादि स्वायी- 
भाव काव्य में शब्दों द्वारा और नाठक में भ्राश्रय की चेष्टाओरों द्वारा प्रकट 
होते हैं। श्रनुभाव रस-उत्पन्त हो जाने की सूचना भी देते हैं श्रोर रस करी 
पुष्टि भी करते हैं। आचाय॑ विश्वनाथ ने हास्य रस के अनुभाव इस प्रकार 
बताये हैं-- 
“अ्रनुभावो5क्षिसंकोच वदन स्मे रतादय: ।” 
-(साहित्यदपंणा, परिच्छेद ३, पृष्ठ १५८) 
नयनों का मुकुलित होना और वदन का विकसित होना इसके अनु- 
भाव हैं । 


हास्य रस के संचारीभाव 
साहित्यदपंणकार ने संचारी भावों की व्याख्या इस प्रकार की है :-- 


“विशेषादिभिमुख्येन चरणाह्ययभिचारिण। । 
स्थायिन्युन्मग्न निर्मन्‍्नास्रयस्विशय तद्मिद: ॥” 


जो विशेषतया श्रनियमित रूप से चलते हैं वे व्यभिचारी कहलाते हैं । 
ये स्थायी भाव में समुद्र की लहरों की भांति प्राविभूत तथा तिरोभूत होकर 
अनुकूलता से व्याप्त रहते हैं । संचारी भावों को भ्रन्‍्तर-संचारी वा मन: संचारी 
भी कहा है। इन्हीं को व्यभिचारी भाव भी कहा है क्योंकि एक ही भाव भिन्‍न 
भिन्‍न रसों के साथ पाया जाता है। इनकी संख्या कुल मिलाकर ३३ मानी 
गई है । महाकवि देव ने एक चौंतोसवाँ “छल” संचारी भाव भी माना है। 
नाट्य शास्त्र में भी इसका उल्लेख है। श्रर्थ-गोपन, श्रालस्य, निद्रा, तन्द्रा, 
स्वप्न भ्रादि हास्य के व्यभिचारी भाव माने गये हैं। साहित्यदपंणकार ने 
लिखा है-- - 

“निद्रालस्था वहित्याया श्रत्र स्तुव्यु भिचारिणः ।” 
श्रर्थात्‌ निद्रा, श्रालस्य एवं श्रवहित्था श्रादि इसके संचारी होते हैं। 


हास्य रस का शास्त्रीय विवेचन २७ 


श्राचार्य शुक्ल जी ने आलस्य, निद्रा आदि को त्याज्य ठहरा दिया है। 
विवादास्पद प्रइन यह है कि हास्य के आलम्बन में निद्रा, आलस्य श्रादि का 
होना तो समभ में आता है किन्तु आश्रय में भ्ालस्य, निद्रा श्रादि की संचारी 
स्थिति कँसे होगी ? वास्तव में यह शंका निमू ल है । एक पण्डित जी की नीरस 
कथा सुनते-सुनते श्रोता सो जाते हैं तो पण्डित जी प्रालम्बन के रूप में होते ही 
हैं। साय में प्राश्रय के रूप में श्रोतागण भी निद्रा मंचारी के शिकार हो ही जाते 
हैं। इसी प्रकार भ्रालस्य संचारी की स्थिति है। किसी धूत्ते ज्योतिषी के बहकाने 
में श्राकर कोई मनुष्य मकान में घन निकलने की ग्राशा से खोदता चला जाता 
है श्रोर निराशा होने से बन्द कर देता है, इलथ होकर बंठ जाता है तथा पण्डित 
जी के लाख प्रोत्साहन देने तथा पड़ोसियों के समभाने तथा मन्त्रोच्चारण पर 
भी उसे सिवाय जंभाई के कुछ बात नहीं सुझती । उप्तका श्रालस्य ज्योतिषी के 
भूठे वायदों के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। यहाँ पर पण्डित जी भी हास्य के श्रालम्बन 
थे तथा धाश्रय के रूप में यह मनुष्य भी श्रालस्य का शिकार हो जाता है। 
अवहित्या संचारी की भी यही दशा है। एक व्यक्ति का परिचित उसके पुत्र 
की मूखेतापूर्ण बातों की श्रोर आकर्षित होता है । पिता भ्पनी लज्जा छिपाने के 
हेतु परिचित से उसके कुशल समाचार पूछने लगता है। यहाँ पुत्र के प्रति 
पिता की भ्रवहित्या पुत्र के साथ पिता को भी हास्यास्पद बनायेगी । 


हास्य के संचारियों का व्यवहार तथा प्रभाव की दृष्टि से निम्नलिखित 
वर्गीकरण भ्रधिक समीचीन प्रतीत होता है-- 


१. स्नेहन--जहाँ करुणा संचारी होकर पग्रालम्बन के प्रति हास्य 
को सरल तथा स्वीकार्य बनाती है । 


२. उपहासक--जहाँ संचारी श्राकर हास्य भ्रालम्बन को तिरस्काये 
भी बना देता है । 


३. विमावसंक्रमिति-जहाँ संचारी झाश्नय को भी स्वतन्त्र झालंबन 
बना देता है। लाड़ प्यार से बिगड़ा लड़का बाप की दाढ़ी मूं 
उखाड़ता है। वाप का ऐसे बेटे पर प्यार ग्राना उसे (बाप को) 
भ्राश्रय से प्रालम्बन बना देता है । 


४. परिहासक--खरस्वर संगीतकार के गाने पर धीरे-धीरे लोगों 
का सो जाना; अ्रुचि से उत्पन्न यह निद्रा संगीत के माघुयं पर 
व्यंग्य है । 


र८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


५. रेचक--लक्ष्मए की उग्रता तथा श्रमर्ष से परशुराम हास्यास्पद 
भी हो जाते हैं, उनके प्रति प्रतिशोध की भावना का भी रेचन होता 
चलता है । 
६. (ऊहामूलक) जैसे वित्क, पहेलिका, विमृढता आदि ।” ९ 
हास्य-रस पर पुरुषत्व का श्लारोप 
जिस प्रकार हिन्दू संस्कृति में चार वर्ण होते हैं श्रोर उतके गुर विभिन्‍न 
माने जाते हैं उसी प्रकार रसों का भी वर्गीकरण किया जा सकता है। हास्य से 
मनुष्य का चित्त सर्देव प्रसन्‍त रहता है। जिस समय मनुष्य हास्य का श्रनुभव 
करता है भ्रपने सब दुःखों को भूल जाता है । ब्राह्मण के गुणों में भी यह है कि 
वह सुख तथा दुःख में प्रासक्त न होकर स्देव प्रसन्‍्तता से अपना कार्य करता है 
इसीलिए हास्य का वर्ण ब्राह्मण माना जा सकता है। 

इसी प्रकार रसों के देवता भी अलग-अलग माने गये हैं। विष्णु भग- 
वान ने नारद जी को बन्दर का चेहरा देकर एक षोडसीसे उनका उपहास कर- 
वाया था । इसी पौराशिक कया के प्रसंग में जब वह कन्या नारद जी वे उस रूप 
को देखकर डर गई तथा जिस पंक्ति में नारद जी बठे थे उधर ध्यान ही नहीं 
दिया तथा विष्णु भगव,न के गले में माला डाल दी तो नारद जी यह देखकर 
बहुत क्रोधित हुए भ्रोर वहाँ से चल दिए। मार्ग में शिवजी के प्रथम गण ने 
इनसे दिल्‍लगी की और कहा, “आ्राप श्रपने रूप को दर्पण में देखिए” । नारद 
जी ने जब श्रपना रूप देखा तो भर भी क्रोध बढ़ा श्रोर विष्णु तथा प्रथम दोनों 
को श्राप दिए । इसी हास्य के सम्बन्ध से प्रथम को हास्य का देवता माना है । 

जिस प्रकार मनुष्यों के मित्र एवं शत्रु होते हैं उसी प्रकार रसों के भी 
होते हैं। हास्य के मित्र शखज्भार तथा अदुभ्रुत एवं शत्रु भयानक, करुणा, रोद्र 
तथा वीर माने जाते हैं। करुण रस तथा हास्यरस के विरोध के सम्बन्ध. में 
विवाद है जिसका विवेचन आगे किया जावेगा । 


हास्य के भेद 
साहित्य-दर्पण में हास्य के ६ भेद किये गये हैं-- 
“ज्येष्ठानाँ स्मितहसिते मध्यानाँ विहसिता वहसिते च। 
नीचानामपहसित॑ तथापि हसित॑ तदेश षड्मेद ॥ 


.._ १, हास्य के सिद्धान्त भोर मानस में हास्य--जगदीश पांडे, पृष्ठ ६४ 


हास्य रस का शास्त्रीय विवेचन २६ 


ईर्घाहकामिन यन॑ स्मितं स्पात्स्पन्दिताघरम्‌ । 
फकचिल्लक्ष्यद्धिम तत्र.. हसित॑ कथित बुध: ॥ 
मसघुरस्वरं विह॒सित॑. सांसशिरः कस्पमवह॒सितम्‌ । 
अपहसित सास्त्राक्ष विशिष्ताजु (च) मवत्यति हसितमर्‌ । मं 


प्र्थात्‌ (१) स्मित, (२) हसित, (३) विहसित (४) उपहसित,( ५) भ्रपहसित, 
(६) भ्रतिहर्तित ) इनमें से स्मित और हसित श्रेष्ठ लोगों के योग्य हैं, विहर्सित 
और उपहसित दोनों प्रकार मध्यम श्रेणी के माने गये हैं, श्ौर अपहसित तथा 
श्रतिहृरसित हासों की गणना अ्रघम कोटि में की गई है । 


जिस दशा में कपोलों पर तनिक सिकुड़न पढ़ती है, भाँखें कुछ विकसित 
होती हैं, नीचे का होंठ कुछ हिलने या फड़कने लगता है, दाँत दिखलाई नहीं 
पढ़ते, दृष्टि कुछ काक्षपूर्णा हो जाती है और इन सब कारणों से चेहरे पर एक 
प्रकार का माधुय्यं भ्राता है तो उसे “स्मित” हास्य कहते हैं। जिस हास्य में 
मुह, गाल ओर भ्राँखें फूली हुई जान पड़ती हैं श्रोर दाँतों की पंक्ितियाँ कुछ 
दिखाई पड़ती हैं उसे हसित कहते हैं। विहसित में हँसने की क्रिया शब्द-युकत 
होती हैं श्रौर लोग उसे सुन लेते हैं भौर इसमें श्राँखें कुछ सिकुड़ जाती हैं। 
उपहस्तित में नथुने फूल जाते हैं, सिर और कन्धे सिकुड़ जाते हैं भौर दृष्टि कुछ 
बक्र हो जाती है। जिस हास्य के कारण आँखों में जल भा जाय, सिर तथा 
कस्धे स्पष्ट रूप से हिलने लगें शोर मनुष्य भ्रपना पेट पकड़ ले उसे भपहसित 
कहते हैं । भ्रतिहसित में हास्य के सब लक्षण और परिणाम बहुत ही स्पष्ट 
होते हैं और मनुष्य को हँसते-हंसते पेट पकड़ना पड़ता है। 


रामचरन तकंवागीश ने अपनी टीका में इन भेदों को हास्यरस के स्थायी 
भाव हास का भेद माना है। “हास्यरस स्थायिभावस्य हासस्थ मेदानाह-ज्येष्ठा- 
नामिति”--जो कि सर्वथा भ्रसंगत है । स्थायी भावों का निवास भ्रंतःकरण या 
श्रात्मा में है, शरीर में नहीं। स्मित भादि भेदों के उपरोक्त लक्षणों से ही स्पष्ट 
है कि वे शरीर में रहते हैं। भ्रतः ये हसन क्रिया के ही भेद हैं, हास (स्थायी 
भाव, के नहीं । 


पण्डितराज जगन्नाथ ने “रस-गंगाधर' में हास्य के भेद भन्य प्रकार के 
भाने हैं :-- 


१. साहित्यदपंश--शालिग्राम जी की टीका-पृष्ठ १५८ इलोक २१७। 


३० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


“प्रात्मस्थ:ः परसंस्थइचेत्यस्थ भेद दय॑ भत॑ । 
प्रात्मस्थो टृष्दिर्त्पन्नो विभाविक्षण मात्रतः ॥ 
हसत॑ मपरं हृष्टूवा विभावश्चोप जायते । 
योप्सो हास्य रस्तज्जे परस्य: परिकीत्तित:॥ 
उत्तमानां मध्यमानां नीचानामप्य सौ भवेत्‌ । 
व्यवस्थ: काचितस्तस्य षड्भेदा: सन्तिचापरा: ॥” 


हास्य-रस दो प्रकार का होता है-- एक आात्मस्थ, दूसरा परस्थ । आत्मस्थ 
उसे कहते हैं जो देखने वाले को हास्य के विषय को देखने मात्र से * उत्पन्न हो 
जाता है भ्रौर हास्य-रस दूसरे के कारण ही होता है उसे रसज्ञ पुरुष 
परस्थ कहते हैं। यह उत्तम, मध्यम झौर श्रधम तीनों प्रकार के व्यक्तियों 
में उत्पन्न होता है। भ्रतः इसकी तीन श्रवस्थाएँ कहलाती हैं एवं उसके भ्रोर 
छः भेद हैं। उत्तम में हसित और स्मित, मध्यम में विहसित तथा नीच में 
भ्रपहसित श्रोर भ्रतिहसित होते हैं । 


प्राचार्य भरत ने हास्य के दो विभाग किये हैं--प्रात्मस्थ और परस्थ। 
जब पात्र स्वयं हेंसता है तो आत्मस्थ है, जब दूसरे को हँसाता है तो परस्थ है। 
पंडितराज जगन्नाथ ने हास्य के विभाव को देखने से जो हास्य उत्पन्न होता 
है उसे झात्मस्थ माना है और किसी श्रन्य को हंसता हुआ्ला देख कर जो हास्य 
उत्पन्न होता है उसे परस्थ माना है । 


डा० रामकुमार वर्मा ने दोनों प्रकार के भेदों का सम्मिश्रण करते हुए 
लिखा है--'“वस्तुतः श्रपने प्रभाव की हष्टि से हास्य तोन प्रकार का माना 
गया, उत्तम, मध्यम श्रौर श्रथम । इन तोनों प्रकारों में प्रत्येक के दो भेद हैं । 
उत्तम के भेद हैं स्मित श्रौर हसित, मध्यम के भेद हैं विहसित श्रौर उपहसित 
तथा प्रधम के भेद हैं श्रपहसित श्रौर श्रतिहुसित । ये प्रत्येक भेद प्रात्मस्थ श्रौर 
परस्थ हो सकते हैं । इस प्रकार निम्नलिखित प्रकार से हँसने की क्रिया बारह 
तरह से हो सकती है--* 


१. हृश्य-काब्य में हास्य-तत्व--“प्रालोचना”, जनवरी १६५४ पृष्ठ ६४ 
>डडा० रामकुमार वर्मा 


हास्य रस का शास्त्रीय विवेचन ३१ 


भित्मस्थ --१ 
६ स्मित | परस्थ +>3र२ 
उत्तम हसित . < प्रात्मस्थ रे 
| ((परस्थ नन्हे 

| 

| 
| -१ 
गस्य विहसित रे 
हे ! 80 | 4 प्रात्मस्थ --रे 
| ( परस्थ क्ल्डे 

| 
| _ झात्मस्थ --१ 
[( पभ्रघम | झपहसित न-२ 
झात्मस्थ --३ 
झतिहसित | कि 


हास्य रत्-राज है 
संस्कृत साहित्य के श्राचायों तथा हिन्दी साहित्य के लक्षण-प्रन्यों के 
लेखकों ने श्वृज्भार रस को ही रस-राज माना है। लक्षण ग्रन्थों में भ्रधिकतर 
आज्जार रस के ऊपर ही सबसे भ्रधिक विवेचन मिलता है, भ्रन्य रसों का वर्णन 
तो परम्परा-पालन के हेतु ही किया गया प्रतीत होता है । 
महाकवि देव ने 'ज्जार को रसराज कहा है-- 
“निर्मल शुद्ध सिगार रस, देव भ्रकास भ्रनन्त । 
उड़ि-उड़ि खग ज्यों श्रोर रस, न विवस पावत भ्रन्त ॥” 
उत्तररामचरित के रचयिता संस्कृत साहित्य की विभूति मह/कवि 
भवभूति ने--"एको रस: करुण एव:” और भ्राचार्यं विश्वनाथ ने अपने एक 
ग्रुरुजन पितृदेव या पितृकधर्म दत्त जी का एक इलोक-- 
* “रस सारइचमत्कार: सर्वत्राप्यनुभूयते । 
तच्चमत्कार रसासत्वे सर्वत्राप्यदुभुता रसः॥” 
उद्घृत कर भ्रदुभुत-रस को शीषेस्थान दिए जाने की भोर संकेत किया। 
हास्य-रस को रसराज बनाने का प्रयास सर्वप्रथम श्री नरसह चिन्तामरि 
कैलकर ने भपनी पुस्तक "सुभाषित भारि विनोद” में किया। इसी पुस्तक के 
झाधार पर सन्‌ १६१५-१६ में नागरी प्रचारिणी पत्रिका में “हास्य रस” 
शीर्षक एक लेखमाला निकली थी जिसमें हास्य रस को रस-राज सिद्ध किया 
गया था। यह विवेचन उसी झाघार पर है। 


कला 5म ऑध्यकए हिल: 


शेर हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


अ्ुद्भधार रस के समर्थकों का कहना है कि मानव सृष्टि की परम्परा 
चलाने के लिए रतिभाव ही ख्ज्जार रस का स्थायी भाव है इसलिए श्वद्धर 
रस को ही पहला स्थान म्लिना चाहिए। जिस प्रकार प्रजोत्पत्ति के लिए रति- 
भाव श्रावश्यक है उसी प्रकार प्रजा-संरक्षण के लिए “वात्सल्य भाव” आवश्यक 
है । यदि प्रजा का पालन ही नहीं होगा तो रृष्टि-परम्परा चल ही नहीं सकती । 
पाइचात्य देशों में स्त्री-पुएष की परस्पर प्रीति के कारण सनन्‍्तति की कामना का 
भी कुछ प्रंशों में विरोध या हास ही होता है । जब वात्सल्य रस सृष्टि चलाने 
में इतना भ्रावश्यक है तो वात्सल्य रस ही श्वज्भार रस से श्रधिक महत्वपूर्ण 
ठहरता है। 

श्ृद्धार रस के समथंकों का यह भी कथन है कि साधारणत: उसकी 
व्याप्ति समस्त सजीव जगत में पाई जाती है जब कि हास्य-रस केवल मनुष्य 
जाति तक ही सीमित है । किन्तु थोड़ा विचार करने से स्पष्ट हो जायगा कि 
यह तो हास्य-रस के रसराज होने का सबसे बड़ा कारण है। मनुष्य जाति सब 
जातियों में श्रंष्ठ है क्योंकि उसको बुद्धि मिली हुई है। मनुष्य ही रस का श्रानंद 
ले सकता है । दूसरे हास्य रस का सम्बन्ध मन से है। मन इन्द्रियों में स्वेश्रंष्ठ 
है। श्वज्भार रस का भ्रानन्द लेने वाली इन्द्रियाँ पशुझ्नों में भी पाई जाती हैं 
लेकिन हास्थ का सम्बन्ध मन से तथा वुद्धि से है। यह मनुष्यों में ही पाई 
जाती है । मनुष्य मात्र को श्वद्भार का अनुभव केवल कुछ नियमित काल तक 
ही रहता है जब कि हास्य रस का अनुमव जम्म से मृत्यु तक रहता है। श्री 
केलकर ने लिखा है-- 


“च्वाहे मनुष्य सात्र के जीवन में होने वालो मावजागृति के विचार 
से देखिये, चाहे उससे होने वाले श्रानन्द श्रौर उसके उपयोग की हृष्टि से 
देखिये, हास्य, करुण श्रौर वीर ये तीनों रस श्य गार रस फी श्रपेक्षा श्रधिक 
महत्व के प्रमारित होंगे क्योंकि प्रायः हास्य श्रौर शोक में हो मनुष्य सात्र का 
अनुभव बेंटा हुश्रा है। श्रानन्द उत्पन्न फरने वाला पदार्थ प्राप्त करने से दु:ख 
उत्पन्न करने वाली वात टालने में ही मनुष्य मात्र की सारी प्रवृत्ति रहती है । 
हां, यवि यह कहा जाय कि हास्य श्रौर करुण रस का श्रनुमव मनुष्य को पग- 
पग पर हुआ्ना करता है तो कुछ श्रनुचित न होगा ।” 

करुण भ्रौर हास्य में भी मनुष्य को हास्प्र रस का श्रनुभव ही भ्रधिक 
होता है । करुण रस का स्थायी भाव इष्ट का नाश तथा अनिष्ट की प्राप्ति 


१, केलकर द्वारा रचित “हास्य-रस'--पृष्ठ £८--अनुवादक-श्री रामचन्द्र वर्मा 


हास्य रस का शास्त्रीय विवेचन ३३ 


है। वास्तव में मनुष्य अपने दुःख में ही दुःखी नहीं होता वरच्‌ दूसरे के दुःख 
को देख कर भी ढुःखी होता है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है जो कि 
दूसरे के दुःख को देख कर भी उतने ही दुःखी हों जितने श्रपने दुःख से दुःखी 
होते हैं। परन्तु हास्य के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। “प्रसम्बद्धता” हास्य का 
मूल है। संसार में अ्रसम्बद्धता प्रायः पग-पग पर दिखलाई पड़ती है श्रौर वह 
प्रसम्बद्धता चाहे अपने से सम्बन्ध रखती हो ओर चाहे पराये से, उसे देख कर 


मनुष्य को मनोविनोद श्रवद्य होता है । 
श्री हरिह्रौध ने “रस-कलश” में उपरोक्त विवाद पर श्रपना मत प्रगट 
करते हुए लिखा है-- 


“हास्य रस मनुष्य तक परिमित है इसलिए न तो वह श्वद्धार के इतना 
व्यापक है भ्ौर न उसके इतना श्रास्वादित होता है। उसमें सृजनशबित भी 
नहीं है प्रतएव वह भ्रपूर्णा और गौराभृत है। यदि भ्वज्ञार रस जीवन है तो 
बह आनन्द, यदि वह प्रसून है तो यह है विकास, जिससे दोनों में प्राधार आधेय 
फा सम्बन्ध पाया जाता है। भ्राघेय से झ्ाधार का प्रधान होना स्पष्ट है ४११ 

आज्भरार रस यौवन तक परिमित है; परन्तु हास्य रस समान भाव से 
बाल्यावस्या, यौवन भ्रौर वृद्धावस्था, तीनों में उदित होता है इसका उत्तर वे देते 
हैं ।--"इस विचार में एक देश-दशंन है क्योंकि श्यृद्भार का एक देशी रूप 
सामने रबखा गया है। तफंकर्ता ने सर्व देशो श्टज्भार रस के व्यापक रूप पर 

, दृष्टि नहीं डालो । यदि उसके उद्दोपन विषयों को हो सामने रक्‍्खा जाता तो 
ऐसी बात न कही जाती | वया मलयानिल युवकों को हो मुग्ध बनाता है, 
बाल वृद्ध को नहीं ? क्‍या हँसता हुआ मयंक, रस वरसाते हुए धन, पुष्प-संत्तार 
बिलसित बसंत, पपोहे को पिहुक, कोकिल को काकली झ्लोर सयूर का नर्तन, 
बालक श्र वृद्ध को भ्रानन्द निमग्न करने की सामग्री नहीं है ?... किसी फिसो 
का यह फथन भी है कि जीवन सुख-दुख पर हो भ्रवलम्बित रहता है, दुःख का 
रोदन और सुख का हास सम्बल है। इसलिए जोवन का सस्बन्ध जितना करुण 
रस प्रौर हास्य से है श्रन्य किसी रस से नहीं । किन्तु श्वुद्भार प्रस्तित्व में प्राए 
बिना वु:ख-सुख फी कल्पना हो हो नहों सकती ॥ प्रग्निपुराण के झाधार से यह 
बात प्रतिपादित हो चुकी है श्लोर किस प्रकार शइज्भार से हास्प रस शौर करुण 
रस की उत्पत्ति होती है यह्‌ मी बतलाया जा चुका है। मेरा विचार है कि जिस 

पहलू से विच।र किया जाएगा श्युद्भार पर हास्य को प्रघानता न मिल सकेगी । * 
१. रस कलदय--हरिप्ौध--पृष्ठ १०३ 

* रसकलश--हरिप्रोष--पृष्ठ १०४ 


३४ हिन्दो साहित्य में हास्य रस 


श्री बावूराम वित्यारिया ने अपने 'नवरस” ग्रन्य में इस शंका का समा- 
घान करते हुए लिखा है--“मनुष्य को चारों भ्रवस्याओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने 
वाली युवावस्था के सम्बन्ध में निश्चित क्लिया जाना चाहि: । युवावस्था में 
श्वृज्भार रस ही प्रधान है।'*' “लोग हास्य और करुणा के लिए कहते हैं कि 
उनका श्राविर्भाव वाल्यावस्था में ही हो जाता है श्रोर सर्देव रहता है। इसका 
कारण वह प्रधान है। परन्तु यह कहते समय स्थात्‌ वह यह नहीं सोचते कि 
श्रद्भार की मुस्य जड़ प्रेम भी तो वाल्यावस्था से ही प्लंफुरित होता है। प्रथम 
बालक प्रेम, माता-पिता, भाई-बन्धु इत्यादि से होता है. फिर वही प्रेम यथा- 
वसर स्त्री में होता है। प्रेम वरतुतः एक ही है।'”* 


वास्तव में देखा जाय तो उपरोक्त विद्वानों के पक्ष विपक्ष के प्रतिपादन 
से तत्व यह निकलता है कि हास्य रस भी कम महत्वपूर्ण रस नहीं है। एवं 
अरब तक इसकी जो उपेक्षा की गई है वह श्रवांछनीय है। जीवन में श्ज्भार 
रस का जितना महत्व है हास्य रस का महत्व भी उससे कम नहीं है। हास्य 
रस श्रज्ञार रस से व्यारक श्रधिक है यह भी निविवाद है। यह बात भी 
माननी पड़ेगी कि भारतीय विद्वान ही नहीं वरव्‌ श्ज्भार की महत्ता विदेशी 
विद्वान्‌ भी मानते हैं जिनमें फ्रायड के सिद्धान्त इसके साक्षी हैं। हरिश्रौध जी 
का यह कथन कि यदि श्ूज्जार प्रसून है तो हास्य विकास भी इस बात को 
पुष्ट करता है कि हास्य रस का महत्व श्वज्ञार रस के महत्व से कम नहीं । 
पुष्प का यदि विकास ही न होग। तो उसमें सुन्दरता कंसे श्रा सकती है ? जहाँ 
तक रसों के अनुभव का प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में सबसे श्रधिक अनुभव 
हास्य रस का ही होता है, अन्य किसी रस का नहीं । श्री वित्यारिया जी का 
कथन क्रि युवावस्था ही मनुष्य की सब से महत्वपूर्ण भ्रवस्था है श्रोर शज्जार 
रस युवावस्या में महत्वपूर्ण होता है, तक सम्मत इसलिये नहीं कि युवाव॒स्था 
का महत्व मनुष्य के पूरे जीवन से अधिक महत्व का नहीं माना जा सकता । 
मनुष्य के चरित्र निर्माण एवं शरीर निर्माण में युवावस्था के पूर्व का भाग 
भी कितना महत्वपूर्ण है इस पर दो मत नहीं हो सकते। वालपन से ही मनुष्य 
के जीवन में हास्य का कितना महत्वपूर्णा स्थान है यह किसी से छिपा नहीं है । 


“आ्राहार निद्रा भय मंथुनानि, सामान्य मेतत्पशुभिनेराणां ।! 
आ्रादि सर्व-मान्य वचन से यह बात स्पष्ट हैँ कि श्रन्य सब इन्द्रियों की 


१. हिन्दी काव्य में नव रस--वाबू राम वित्थारिया--पृष्ठ २२५. 


हास्य रस का शास्त्रीय विवेचन ३५ 


क्रियाप्रों की अपेक्षा मन-इन्द्रिय और उसकी क्रिया का अधिक महत्व है । हास्य 
रस मन की क्रिया पर भ्रवलम्बित है। इस बात का खण्डन श्रभी तक कोई नहीं 
कर सका । इसमें हास्य रस के महत्व का स्पष्टीकरण हो जाता है । रस का 
प्राण श्रानन्द में हैँ, श्रानन्द का मूल प्रसन्‍नता है और प्रसन्नता हास्य में प्रत्यक्ष 
श्रौर मूतिमती हो जाती है । 


श्रन्त में यही कहा जा सकता है कि हास्य को रसराज भले ही न माना 
जाय किन्तु इस तथ्य को स्वीकार करने में किसी को भी सन्देह न होना चाहिए 
कि हास्य रस का महत्व किसी भी श्रन्य रस से कम नहीं हूँ श्रौर यदि रसराज 
किसी रस को बनाना ही अभीष्ट हे तो हास्य रस भी श्रपना नाम श्रन्य रसों के 
साथ चुनाव में भेजने का श्रधिकारी हूँ श्रौर उसकी जीत में किसी को सन्‍्देह न 
होना चाहिए । 


हास्य के प्रकारों के उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 


(१) स्मित--/बिवशन ब्रत्ञ बनितान के, सखि मोहन मृदुकाय । 
चीर चोरि सुकदम्ब पे, कछुक रहे मुसिक्याय ॥” 
-(जगद्विनोद-पद्माकर ) 
(२) हसित--"जाने को पान खवावन क्यों हूँ गई लगि श्रागुली श्रोठ नवीने, 
तें चितयौ तबही तिहि भांति जु लाल के लोचन लोलि से लोने । 
बात कही हर ये हँसि के सुनि सें समुझो थे महारस भोने, 
जानति हाँ पिय के जिय के श्रभिलाष सब परिधुरण कोने ॥” 
--(केशव-रसिक-प्रिया ) 
(३) विहध्ित--“हँसने लगे तब हरि श्रहा, पूर्रन्द्रु सा मुख खिल गया, 
हँसना उसी में भोम प्जुन, सात्यकी का मिल गया । 
थे मोद और विनोद के सब, सरल भोके भेलते, 
भगवान भक्तों से न जाने, खेल क्‍या क्‍या खेलते ।” 
--(मंथिलीशरण गुप्त--जयद्रथ वध) 
(४) उपहसित--“ज्यों ज्यों पट भटकति हँसति, हटति नचावति नैन, 
त्यों त्यों परम उदारहु, फग्रुवा देत बलेन ।! 
“+-(बिहारी) 
(५) भ्रपहसित--''चन्द्रकला चुनि घूनरी चारु दई पहिराय सुनाय सुहोरी, 
बेदी विशाल रची प्माकर श्ंजन झरांजि समाजि के रोरी। 


३६ * हिन्दी साहित्य में हास्थ रस 


लागी जबे ललिता पहिरावन कानन्‍्ह को कंचुकी केसरि बोरी, 
हेरि हरे मुसकाइ रहो श्रंवरा मुख दे वृषभान किशोरी ।” 
--(पद्माकर-जगढ्विनोद) 
(६) अ्रतिहसित--“सुनकर निज सुत के वचन विलक्षण ऐसे, 
कर श्रट्ट-हास घन घट्द नाद हो जेसे। 
बोला श्रो उद्धत श्रसुर राज उत्पाती, 
उन्‍्मत्त सरापी सर्वलोक-पंघाती ॥/' 
--(मंथिलीशरण गुप्त - प्रह्नाद) 
अब हास्य रस का उदाहरण लीजिये-- 
“कोउ सुख्त होन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोउ बहुपद बाहू, 
बिपुल नयन कोउ नयन विहीना, रिष्टपुष्ट तन कोउ श्रति छीना; 
शिव शंभु गए करहिं सिंगारा, जदा मुकुट भश्रहि सौर सम्हारा, 
कु डल कंकणा पहिरे व्याला, तन विभूति पट केहरि छाला; 
गरल कंठ उर नर शिरमाला, श्रशिव वेष शिवधाम कृपाला, 
कर त्रिशूल श्ररः डमरु विराजा, चले वृषभ चढ़ि बाजहिं बाजा; 
देखि शिर्वाह सुरतिय मुसकाहीं, वर लायक दुलहिन जग नाहीं ॥ 
विष्ण कहा श्रस विहंसि तब, बोलि सकल दिशिराज । 
विलग-बिलग होइ चलहुं सब, निज निज सहित समाज॥" 
--(महाकवि तुलसीदास-रामचरितमानस) 


यहाँ महादेव जी के गण ग्रालम्बन विभाव हैं, वर्योंकि उनको देख कर 
हंसी आती है। उद्दीपन उनके शरीर की भ्रसम्बद्धता, कुरूपता श्रौर विकृति 
इत्यादि हैं वर्योकि इसके द्वारा हँसी उद्दीप्त होती है। उनकी उक्त दशा्रों द्वारा 
मध्योच्चस्वर से हेसता जो हास्य का श्रनुभव करता है, अ्रनुभाव तथा हर्ष 
संचारी भाव हैं। इस विभाव, ग्रनुभाव श्रौर संचारी भावों के मिलने से हास्य 
स्थायी हुम्ना, श्रत: हास्य रस है ।* 


हास्य का पाइचात्य विद्वानों की दृष्टि से विवेचन 


“प्रसिद्ध कलाकार होगार्थ ने किसी प्रहसन का अ्रभिनय देखते हुए कुछ 
पाद्चात्य हास्य रसाचायों का एक चित्र अ्रंकित किया हैँ जिसमें उन्होंने बड़े 
कौशल के साथ उनकी भाव-भंगी का सजीव चित्रण करते हुए वहाँ के हास्य- 


्‌ हिन्दी काव्य में नवरस--बाबूराम वित्यारिया ॥ 


हास्थ रस का ज्ञास्त्रीय विवेचन ३७ 


साहित्य की अपने ढंग से विशद प्रालोचना की हैं। एक औ्रोर अ्ररिस्टोफेनीज 
की उन्म्रुक्‍्त हँसी है दूसरी श्रोर जुवेनल का उद्दीप्त कठोर हास्य, इधर सर्वन्टीज़ 
यथेष्ट संयम के साथ बड़े ग्रादमियों की भाँति हंस रहे हैं उधर मिल्टन की 
आत्मा एलीज़ा की भांति ऑग्ल-स्वातस्य के विरोधियों पर श्रपने भयंकर शौर 
चुणापूर्ण ग्रट्टहास के द्वारा प्रहार कर रही है। इसी प्रकार उन्होंने और लेखकों 
का भो दिग्दर्शन कराया है । परिवमी साहित्य में सईंव हास्य का एक प्रमुख 
स्थान रहा हैं। उनका घात प्रतिबातमय भौतिक जीवन रोना श्र हँसना 
ही भ्रधिकर जानता हैं इसीलिए रस का विवरण वे करुणा (7४0०9) श्रौर हास्प 
(प्रणए०००) पर लिख कर ही प्रायः समाप्त कर दिया करते हैं ।”' 

विदेशी विद्वानों ने हास्य के पाँच प्रभेद किये हैं--(१) स्मित हास्य 
(प्ण्ए०ण), (२) वाक्छल (भ०, (३) ब्यंग्य (50४7०), (४) वक्रोवित 
(7०79), श्रौर (५) प्रहसन (9४४०९). 


हास्य (स्रपण०००) 

हास्प का यह सर्वोत्तम स्वरूप है। श्रयने यहाँ के “ 'स्मित” से 
प्रधिक साम्य होने के कारण इसे “स्मित” कह सकते हैं। वास्तव में 
“स्मित” एक श्रत्यन्त सूक्म श्रोर तरल मानसिक वृत्ति है। उधक्षकी तरलता 
बे कारण ही उसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं | प्रस्तिद्ध तत्ववेत्ता 
सली के श्रनुधार यह एक मनोविकार होते हुए भी ,वौद्धिकता का पर्याप्त अंश 
लिए हुए है--मिंपशा०एए० 8 03009 & 80(॥0ा]॥ 5९६ ४६ ()॥७ 88006 
७०४० 40 48 एा07:९१)५ 7900॥००४००४).” वास्तव में इसकी प्रकृति का निर्माण 
संयम, सहानुभूति, चिन्तन तथा कएुणा--शन चारों गुणों द्वारा हुआ है। ए. 
निकाल ने अपनी पुस्तक “8॥ ाए00प९४०व ६0 फ्ेश्या०(० प॥९००5” 
में स्मित की व्याख्या करते हुए लिखा है-- 7 चाइलाअं0)9 8 तैलाश्यातवेल्वे 
छः एण७ 480७५, ध्लाधंज)।ए 38 एलावशव ग्ररर8श्याए णि धैप० 
फण्पाण्णा, मिंठएलएल: छल छोडो। गजिवे 40 43 ०ीला 7९]॥९0 ६0 एलेब्ा- 
गागए ० 3 96९०च४० फग्रते, ॥00 & ]000७ 7 ९)ध३०णा०0ए घाव & 770]0- 
लागेए 0६६ &48९38 0७५ ०ई एलाशंए०ठ प्ि०शा५5 बाते 8 ए>70०978 ०7 
५४० ज्&98 ०६ 7780):70.” भ्रर्थात्‌ स्मित के लिए समभदारी भ्रावश्यक है 
जब कि हँसना बेसमझदारी का हो सकता है। इसके लिए एक विशेष 
प्रकार के चिन्तन की भी भ्रावश्यकृता है जो कि रूखा चिन्तन ही न हो वरन्‌ 
मनुष्यत्व पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने के उपरान्त उत्पन्न हुआ हो । 


१. हिन्दी साहित्य में हास्य-एस--डा० नगेन्द्र-वीणा नवस्वर १६३७ पृष्ठ ३१ 


न हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


आलम्बन के प्रति ततह।नुभूति स्मित की जड़ है। शोपनहावर का कयन 
है कि विनोद के पीछे गुर-गरस्भी रता हो तो वहां स्मित की स्थिति होती है । 
स्प्ित के लिए घातक होते हैं--( १ ) प्रयोजन (२) सामान्‍्यता (३ ) अ्रतिवादिता 
(४) ईर्षा और (५) अस्वीकृति । ईर्बा से प्रेरित होकर कोई कलाकार सब 
कुछ कर सकता है, “स्मित” को जन्म नहीं दे सकता। “स्मित” का सम्बन्ध 
हास्थास्पद के प्रति प्रेम तथा सहानुभूति से है। जब हास्य में कद्ुता आजायगी 
प्रयवा हाश्य सोहू शय हो जायगा तब वह व्यंग्य अथवा वक्रोक्ति हो जायगा, 
स्मित नहीं रह सकेगा । जहाँ हास में ममता रहती है जिस पर हम हँसे वह हमारा 
प्रिय भी होता है वही तरल हास “स्मित” हा जाता है । मेरिडिथ ने लिखा है-- 
5पुह एठ्प 8प६॥ ॥)। ॥0प्रात 0), ईए779]6 आए, 70]] 9 80000, 0९8] 
गंगा ७ 898८२, बाते 070 8 (९०7 07 9, ०ए७॥ 8 ४९४९४३ ६०0 ्०्प 
घ्यावे ए०प्रा8 40 ए०प7० ग्रशंहफण्पा, 89478 या 33 ]66006 88 एणा आपा, 
एज वंण 8७ कापली ब5 एप €59086, 4 438 थ्फां0॥ 06 कषप्शएठ 
(080 3 ठंड एप 

इसका भावार्थ यही है कि हा स्यस्पद के प्रति उसकी हँती उड़ाने तथा 
उससे भ्रम करने में सम्वुलन नहीं खोना चाहिए । उसकी हँंपी उड़ाई जाय तो 
उसे प्रंम भी किया जाय । इन्हीं महाशय के प्रनुसार--“%० ७६४०४ ०६६8७ 
87९8६ |प००0प्रा।80 43 छ०:3- छांव७ ७४४8 ॥8॥608 ०4 ॥788०09 47 ॥8 
[प९४)॥(८०-४ अ्र्याव्‌ श्रालम्बन के प्रति कहशा के भाव भी आआ्रावश््यक हैं। 
प्राचार्य रामचन्द्र शुक्त ने हास्य एवं कद रखों के सम्बन्ध में मत प्रकट करते 
हुए लिखा है-- 

“जो बात हमारे यहां की रप्त-व्यवस्या के भीतर स्वतः सिद्ध है वही 
यूरोप में इधर श्राकर एक श्राधुनिक सिद्धान्त के रूप में यों कही गई है कि 
उत्कृष्ट हास वही है जिसमें भ्रालम्बन के प्रति एक प्रकार का प्रेम भाव उत्पन्त 
हो श्रर्थात वह प्रिय लगे । यहाँ तक तो बात बढुत ठीक रहो पर यूरोप में 
नूतन प्रवर्तक बनने के लिए उत्पुक रहने वाले चुप कब रह सकते हैं । वे दो 
कदम भागे बढ कर प्राघुनिक “मनुष्यतावाद' या “मृतदया-वाद' का स्वर ऊँचे 
करते हुए बोले --'उत्क्ृष्द हास वह है जिसमें प्रालग्बन के प्रति दया एवं कश्णा 
उत्पन्त हो । कहने की श्रावश्यकता नहीं कि यह होली-मुहर्रम स्व था प्रस्वा- 
भाविक, श्रव ज्ञातिक और रस विदद्ध है। दया या करुणा दुःखात्मक भाव हैं, 





4, &॥ ९३३०७ ०॥ 0०0००३-- अलकल्पंफा 88०79 
2. 80 0538/707 (०४४७०४--४७४०१४६७ फ8० 84 


हास्य रस का शास्त्रीय विवेचन ३६ 


हास आ्रनन्दात्मक । दोनों की एुह साय स्थिति बात ही बात है। यदि हा के 
साय ही प्राश्रम में किती और भाव का सामंजस्य दो सकता है तो ९ या 
भक्ति का ही ।”* रपनद्धति के अनु वार हास्य रस तथा करुण रप्त में बरोध 
है किल्तु पाइवात्य लेखकों की घारणा है कि हास्य के साय करुणा ३0 
सोने में सुगन्थ का कार्य करता है । उनकी मान्यता है कि हमारे जीवन में हास 
तथा कहणा का बहुत अ्रविक सम्बन्ध है । मि- सली का कथन है-- हंसी तथा 
रादन पास ही पास हैं। एक से दु परे पर जाता बहुत सरल है । जब कि बृत्ति 
श्रौर कार्य में यू ए॑ रोति से संजस्त हो तो कुछ उसी के सापात दूसरे कार्य पर 
बड़ी जल्दी जा सकती है ॥”< वास्तव में करुण रस से श्रक्रान्त मानव को यदि 
बीच-बीच में हास्य का सहारा मिल जाता है तो बह थकान अनुभव नहीं कर 
पाता । इस लाभ के प्रति प्रससद्ध नाटककार “ड्राइडन” ने अपने विचार प्रकट 
करते हुए लिखा है--* व्गाधंगाल्ते. 808४9. ००७8 06 प्रांत (00 
प्रापणी। 00१४, ४०. फप&& ए९त९०छ। 70 इठालव९३ 88 छू. छ्वं। व 
९ |०णपा९ए ; ॥03 (0 8076 लीं९००७ प्छुणा ए8 फंली 0ए करपडा० ]88 


३०एॉ5६ ६0 ४०१७, फ्रचांली] छ० गिएपे & 7लीांट( ६0० ए७ 709 ७॥6७  ॥08; 
ए003 ।घरा8ए8४8९ ० ७॥०९ 8008० 6 ६४७ तां50०प्रा7०3 9996 ए९ला ]००६- 


प्र्यात्‌ निरन्तर की गम्भी रता मस्तिष्क को प्राक़ान्त किये रहती है। हमें 
अपने मस्तिष्क फो कभी-कभी उसी तरह स्वस्थ तथा सजीव बना लेना चाहिए 
जिस प्रकार हम अधिक सुविधापूर्वक चलने के लिए मार्ग में ठहरते हैं । करुणा 
से मिश्रित हास्योत्यादक स्थल हमारे ऊपर उसी प्रकार प्रभाव डालता है जिस 
प्रकार कि अच्धों के बीच संगीत का विधान । प्रौर इससे हमें लम्बे कथावस्तु 
तथा कयोपकषन में--चाहे वह अत्यन्त विशिष्ट हो और उसकी भाषा अत्यन्त 
सजीव हो--विश्राक्ति भी मिलती है । 


हम शुक्ल जी के मत से सहमत नहीं । उसका कार: यह है कि यदि 
आलम्बन इतना निलंज्ज तया चिकना है कि प्रेम द्वारा उस पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता तो उसक्ले प्रति घुणा का जाग्रत करना झविवार्य-सा हो जाता ह। 


परिवर्द्धित संस्करण पृष्ठ ४७५ । 

2. "96 ६8० 8 ७86 ५९श३ थयते ]8प१/0९४ 00 ००३७ ए/ज्ड- 
ग्रा0प, 70 8 ७ए५ & 89 एणा 006 0० ०णा०ण- 7० 770007  ०७7७००३ 
७०8६2०१ ज़ो।णा 49 ई०)] 308 ० ००७ 0०06 0६ 8०४०३ 089 7९६१५ 
छ383 ६० ७8० ०४४०४ घ्यवे एथ7धंध]ए भोज ३९४०४. 


४० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


दूसरे जब जीवन में सईव से हंसने रोने का साथ रहा है, मनुष्य एक क्षण 
रोता है दूसरे क्षण हॉसने लगता है तो क्या कारण है साहित्य में इन दोनों का 
ऐसा विरोध रहे । इसके अतिरिक्त गम्भीर नाढकों आदि में हास्य का पुट 
रेगिस्तान में नख्ललिस्तान का काम देता है इस विरोध का दूसरा कारण यह 
भी हो सकता है कि भारतीय शास्त्रीय पद्धति में हसन-क्रिया के भेद मिलते 
हैं, गुणा और प्रभाव की दृष्टि से वर्गीकरण पाश्च त्य साहित्य में ही मिलता 
है । व्यंग्य (७७४7) में द्वेष की भावना छिपी रहती है इसलिए जब झ्लालम्बन 
का चित्रण उस दृष्टिकोण से किया जाता है तो आलम्बन के प्रति जब तक 
समाज में घृणा तथा करुणा के भाव जाग्रत न होंगे तब तक लक्ष्य की सिद्धि 
होना असम्भव है। 


स्थित हास्य वास्तव में करुणासिक्‍्त हास है, मुक्तक हास है तथा सजल 
है। उदाहरण के लिए जंगल में रहने वाले चित्रकूट में जब अपनी प्रशंसा सुनते 
हैं तो कहते हैं-- 

“यह हमारि भ्रति बड़ सेवकाई, लेहि न बासन बसन घुराई ।” 

ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि किरात अबने को चोर कह कर विनोद 
कर रहे हों परन्तु वस्तुतः राम के सामने वे ग्रपने को वसा ही समभते हैं। वे 
वध करते हैं, उनके तत पर वस्त्र नहीं, पेट खाली है, हिसक हैं, श्रधाभिक हैं, 
इसलिए राम की कोई बड़ी सेवा तो वे कर नहीं सकते । उनका प्रसंतोष गुर 
भाव से है। विनोद के पीछे ऐसी साधु गम्भीरता तथा गुरु भाव उन्हें स्थित 
हास का आलम्बन बनाता है । 

हिन्दी में ऐसे निष्प्रयोजन, संवेदनशील एवं करुणासिक्त हास्य की कमी 
रही है जिसके कारणों का उल्लेख आगामी अध्याय में किया जावेगा। 


वाक्‌-बेदग्ध्य (७७) 


शब्दों में विवेक की मितव्ययिता वेदग्ष्य को जन्म देती है। वचनों की 
विदग्धता के कारण जो उक्ति-चमत्कार होता है उसे “विट” (५४) कहते हैं 
उक्ति-वमत्कार श्रथवा वाक्‌-वेदग्ध्य हास्य का एक बौद्धिक स्रोत है। इसके 
लिए विचारों का चमत्कारपूर्णा प्रयोग श्रावश्यक है। श्ररस्तू के अनुसार जिन 
“चटकीले शब्द-प्रत्रन्धों” की लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, वे श्रनुभवी श्रौर चतुर 
मनुष्थरों के रचे हुए होते हैं श्रौर मुख्यतः साधम्यं, वेधम्यं, विशद स्वमभाव-वर्णान 
श्रादि के कारण उत्पन्न होते हैं। जिस चटकीले झब्द-प्रवन्ध का स्वरूप हमारे 


हास्य रस का ज्ञास्त्रीप विवेचन डे 


यहाँ के सुभाषित और विनोद से मिलता-जुलता है, उसमें हास्थरस का होना 
यह ग्रावश्यक नहीं बतलाता। जान पड़ता है कि उसका तात्यर्य बहुत कुछ 
यही है कि उसमें अर्थ का चमत्कार भ्रवर्य होना चाहिए । “चमत्कृति जनक 
रूपक नाम का एक विद्विष्ट प्रकार भ्ररस्तू को बहुत पसन्द था जिसका वर्णन 
उसने इस प्रकार किया है--'ऐसा श्रानन्ददायक साम्य हूंढ निकालना जो 
पहले कभी न देखा गया हो ।” तयावि ऐसे चमत्कारिक भौर श्रानन्ददायक 
शब्द प्रयोग से हास्य रस की उत्पत्ति बहुत होती ही है, इसलिए यह कहने में 
विशेष श्रापत्ति नहीं दिखाई देती कि यह प्रकार निस्सन्देह अंग्रेजी के “जाए! 
प्रथवा हिन्दी के 'उक्ति-चमत्कार” या चोज की ही प्रतिकृति है । "एडिसन! 
के “85 98008 ०॥ छ०” नामक लेखमाला में “पघिपए००४” नामक निबन्ध 
में उसने नौचे लिखे भ्रनुसार वंशावली दी है-- 

ग्गूफा् पक धाल रावत ण 9० धिक।ए 800. 06 007 
0 ह०0व 88056, (50०0 8९॥86 ७४४8 6 9067 ०0 छां0 ए0 पाक्वा76९१ 
& ]809 ० & ००४०४] ॥76 ९४)१९०१ 00, 0५ 5]० ]6 ॥88 8806 
प्ष्णग्णा,.. पिणा०0 ऐशथें०४ थाढ एणण्पाह९8: ० पांड वी08070008 
डियाए, भगत 0030७060 $0ण ए४7९॥४3 ० 8एटा ए७7008 0870 ं- 
भ्रंणघ3, 8७ एश'ए एथा००४ शयावे पराल्वुण्क वी करं8 (09९७0, 50ण607९8 


ए०प 8९6 गाए एपरॉपाह ० 8787९ ]0008 एव 8 80]0ण ॥800, 
807स्‍60॥768 थ्षा।ए ॥ 3 9>श8४व0०प7 धाते ५7॥09800 वं॥ क8 07085, 


80 पापणी ऐ७ 8५ वॉंि0िशा। धं7०5 ॥6 399९७79 8४9 807008 88 & 
चच१86७ थाते 88 ]०९०ऐे७॥/ 85 & ९६7ए 8706७... छिए 88 ॥6 ॥88 & 
8798६ (०8) 0७४० एणा०श व गाए, ज्ञ]809४९० 7000 ४७ [8 9, 
॥6 76967 3 ६0 08७ 3 ०0707&79 ]8०४९/॥,/! 

इसका आशय यह है कि “परिहास” या “विनोद” के श्रेष्ठ घराने 
का मूल पुरुष “सत्य” है। “सत्य” को शोभनार्थ नामक लड़कां हुआ | 
“शोभनार्थ” के यहाँ “उक्ति-चमत्कार” नामक लड़का हुप्रा । “उक्ति-चमत्कार”' 
ने भ्रपने वंश की “झानन्दी” नामक लड़की से विवाह किया। इस दम्पत्ति 
से “विनोद” नामक पुत्र-रत्न उत्पन्न हुआ । “विनोद” का जन्म सिन्‍न-भिन्‍न 
स्वभावों के माता-पिता से हुआ था। इसलिए उसका स्वभाव भी विलक्षण 
हो गया है | कभी वह देखने में गम्भीर, कभी चंचल भौर कभी विलासी जान 
पड़ता है। लेकिन उसमें विशेषतः उसकी माता के स्वभाव का ही अधिक झंश 
भाया है, इसलिए वह स्वयं चाहे जिस चित्त वृत्ति में रहे, दूसरों को वह 
बिना हँसाए नहीं रहता । इस छोटी-सी कहानी का तात्पय्ं यह है कि एडीसन 


२ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


के मत के अनुसार वचन वेदग्ध्य (४४४) में सत्य और प्रोढ़ ग्र्थ होना चाहिए, 
उत्षमें केवल रिन्‍्दगी नहीं होनी चाहिए। एडोसन ने ४४४४ की व्याख्या 
करते हुए लिब्ा है--' ४४6 45 ॥86 ए९७७०0७|&४९७ 07 ००707886 ०६ ]0088 


६096 हांए९ (6 70&067 १6९॥8॥६0 थ्याते 5प7फछा436, ९8९९ं&|ए (00 ]80067,/ 
प्रात पदारयों के जिस सम्बन्ध-दर्शन में पाठकों या श्रोताश्रों में प्रसन्‍नता 
गऔर ग्राश्चर्य या चमत्कृति उत्पन्न हो श्रौर उसमें भी विशेषतः चमत्कृति 
जान पड़े, उसे १४४६ कहते हैं। इसके पूर्व के कवि ड्राइडन (70/9969) ने 
१५७६ की व्यारुप। इस प्रकार की है-- ए70फुल्प॑०६ए ० ए्णवे ७70 (80०8॥6 
2४१०७६९०१ ६० (॥6 $00]००५.”” अ्र्याव्‌ “विषय के अ्रनुसार विचार श्रौर भाषा- 
प्रधोग का ग्रौचित्य '' । एडीसन ने भाषा के श्चित्य शब्द से मतम्ेद प्रकट करते 
हुए कहा है कि यदि भाषा का ओचित्य उक्ति चमत्कार का विशेष गुण है 
तो ज्ञामिति की पुस्तकें भी १४४ के ग्रन्तगंत आरा जायेंगी जो कि असंगत है । 


“वस्तुत: “विट' में रस और चब्षत्कार दोनों का होना प्रावश्यक है। 
उदाहरणाय -खरहे ने बलवान सिह को कु ग्रा ऋंक्लाकर श्रपनी ज्ञान बचा ली, 
इससे खरहे की चालाकों का पता चला। शेर अपनी माँद के द्वार तक तो 
लोमड़ी को ले जासका पर वहीं लोधड़ी ठिठक गयी श्रौर उसने कहा, ,महा- 
राज, बाहर से गुफा में जाने वाले फे पद चिन्ह तो हैं पर लौटने वालों का 
तो निश्ञान तक नहीं ।' श्रौर वह मग श्रायी । यह बुद्धि की सुर है। हम 
लोभड़ी की तारीक करते हैं। इस तरह के वंदग्ध्य में चमत्कार है, रस_नहीं 
पर जब लोमड़ी कहती है, “श्रजी, खट्ट श्रंगुर कौन खाय' तो.वांछित लाभ 
से जो निराशा हुई उस निराशा या लज्जा को छिपाने के लिए जो तक गढ़ 
लिया जाता है तो वह श्रवहित्या ही है। लजा जाने पर लोग श्रक्‍्सर बात 
बदल देते हैं । यह वेरग्ब्य रसात्मक बेवर्ध्य हैं केवल वुद्धि-पठुता का चमत्कार 
नहीं ।” 


हास्थकार वाक्य-वेदग्ध्य या मति-बेदग्ध्य को दो श्रेणियों में बॉँटा 
जा सकता है--( १) चमत्कार वेदग्ध्य और (२) रसात्मक वंदग्ध्य ) चमत्कार 
वेदग्ध्य में वाक्य या शब्द की अप्रत्याशित प्रयोग पट्रुता या विचारों का श्रारोप 
है । यदि ऐसी प्रयोग-पटुता जीवन की कोई ऐसी परिस्थिति भी सामने लाती 
है जिसमें भाव संचारण की क्षमता है तो उक्ति का ग्रुणा रसात्मक हो जाता 
है । श्रतएव उक्ति वेदर्घ्य को केवल बौद्धिक कहना शीघ्रता है। फ्रायड ने इसे 








१. हास्य के सिद्धान्त--प्रो० जगदीश पौडे--पृष्ठ 5२ । 


हास्य रस का ज्ञास्त्रीय विवेचन ४३ 


दो प्रहार का मान। है--[ १) सहज चमत्कार (पं7700०9$ 7६) श्रौर (२) 
प्रवृत्ति चमत्कार (7००१०००४ ४४४) | सहज चमत्कार में केवल विनोद मात्र 
रहता है किन्तु प्रवृत्ति चमत्कार में ऐन्द्रियक या प्रतीकारात्मक भावना रहती है। 
“बाक्‌ वैदरध्य की एक विशिष्टता उसकी सामाजिकता है। हास तथा हास्य के 
विपरीत इसमें तीन पात्रों की आवश्यकता होती है। प्रथम वह जिसके द्वारा 
प्रयोग किया जाय, दूसरा वह जिसके लिए प्रयोग हो ओर तीसरा वह जिसके 
द्वारा सुनाया जाय ।* वेदर्ध्य हास्य का श्रत्यन्त उत्कृष्ट तथा कलापूर्णं अ्रंग 
है जिसके कथोपकथन में नवजीवन का संचार होता है। वाक्य-वेदरध्य का 
प्रयोग भाषा तथा शैली पर पूर्ण श्रधिकार की श्रपेक्षा रखता है । 


हिन्दी शब्द सागर में “चोज्ञ” की व्याल्या इस प्रकार की गई है-- 
। 'वह्‌ चमत्कारपुर्ण उक्ति जिससे लोगों का मनोविनोद हो ।”; परन्तु उपरोक्त 
विवेचन को देखते हुए यह व्याल्या भी यथेष्ट समर्पक श्रौर व्यापक नहीं 
जान पड़ती । इधर हाल में श्रेग्रे जी के “वेबस्टर” भौर “सेनचुरी” शब्दकोषों 
में सणा०ण पश्रौर 'ॉौ४ की जो नई व्याख्याएं की गई हैं वे बहुत कुछ 
एक-सी हैं। उनके भ्रनुसार मि००४०४० की व्याख्या है--“किसी घटना, क्रिया, 
परिस्थिति, लेख या विचारों की भ्रभिव्यक्ति में रहने वाला वह तत्व जो 
उनकी श्रसम्बद्धता, बेढंगेपन श्रादि के कारए सनुष्य के मन में एक विशेष 
प्रकार का झ्रानन्द या मज्ञा उत्पन्न करता है।” उक्त कोषों के श्रनुसार श।८ 
की परिभाषा है--“भाषण या लेख का वह ग्रुण या तत्त्व जो किसो विचार 
भोर उसकी प्रमिध्यक्ति के ऐसे सुघड़ झौर सुन्दर सम्बन्ध से उत्पन्न होता 


है जो भ्पने श्रप्रत्याशित स्वरूप के द्वारा लोगों के मन में भ्राइवर्य झौर प्रानन्‍्द 
उत्पन्न करता है ।” 


*« गुप्त जी के “साकेत” से एक छन्द '४४८ के उदाहरण देने के लिए 
पर्याप्त होगा । उमिला लक्ष्मण सम्वाद में-- 


“उप्निला बोली, “श्रजी तुम जग गए, 
स्वप्न-निधि से नयन कब से लग गए ?” 

“मोहिनी ने सन्‍त्र पढ़ तब से छुपा, 
जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुआ ४” 


१६ शक सिद्धान्त तथा आधुनिक हिन्दी साहित्य--श्री त्रि० ना» दीक्षित 
०० 


डढट हिन्दो साहित्य में हास्थ रस 


इसी प्रकार पंववरटी-प्रसंग में भी देवर-भामी के परिहास में वाक-विदग्घता का 
अच्छा प्रयोग हुम्रा है। तिरस्कृता शूपंणाखा से सीता कहती हैं-- 

“ग्रनी लिन्‍्न तुम न हो हमारे ये देवर हैं ऐसे ही, 

घर में ब्याहो बहू छोड़ कर यहां भाग प्राये हैं ये ।” 


स्मित तया वाक्‌-विदग्धत। में भेद 


स्मित हास्य एवं वाक्‌ विदृग्धता दोनों का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। 
दोनों का ग्राधार असम्बद्धता है। जिस प्रकार चोज़ का विषय “पदार्थों की 
ग्रश्मम्बद्धता' है उसी प्रकार हास्य का विषय “मानवी स्वभाव और परिस्थिति 
सम्बन्धी प्रवस्खद्ध ता” है। ये वर्ते जितनी अधिक सम्बद्धता दर्शक होंगी विनोद 
भी उतना ही अधिक सरस होगा । 


“लेहण्ट ”” ने १४४ ञ्रौर 8०००० का अन्तर बताते हुए लिखा है-- 
/%9.६ थ्याव म्प्ाण्पा ब७ (0 5७6 णणात 80760768 80870 906 
धील॑ए ऐ्रणा९8 टए०६38 एझए०0०९०९७ ७7४ एल: ००णणंआ॥ 8४०), ए॥६ 
89800 [7070 ॥प०पा 3 &॥ ०९]९॥९१६ (0 8.07 छा; व ९0009780070 
9व0॥ वैषा०परर व -7णाड 400 ६86 क्ंयाल पड ातव ॥९७8 ६० 
॥प्रश्षा56 06 ए०]१.7! 


इनका ग्राशथ है कि यद्यपि दोनों भिन्न-लक्षणात्मक हैं किन्तु दोनों 
का संयोग झ्रौर मिलाप बंता ही होता है जैसे दूध श्रौर चीनी का । 

हैजलिट ने ग्रथने. थिए००ए०ए० ०४0 १५४६४ नामक लेख में '४४६४ तथा 
सि४४स्‍क्‍०४० का विवेचन इस प्रकार किया है-- 

“पुप्ा०्परा 8 १९8०एफंगह (6 ]ए00700७ 88 40 8 77 ३8९ 
0ए॥४ 48 (8० €ड#ए०आं)8 40 97 ००ण्राफ्छापा।हु 0 ०00798008 70 छा 
80760078 ९8९... स॒प््राठण व 88 0 फ़ा७ 0० 87050 ० 70&॥प78) 
॥70 &ल्वुणा।ए0. #ऐ8प्रा00९8 0 गरश्याहंग्रत 67 ० 086 एवंल008 व 
2&००१९७७६७) &008040 बाते दाध्ा8०९; ४४६ 48 0॥९ 4]05078078 था 
फ्राँह॥0९४०६३ (0० 80९॥86 0 80 8&9807907 फज़ 8006 80400॥ 80 
घा९59९०६९१ )[ला९58 67 0फए०७ं0ंण ० 006 (फरंए8 0 80.07 जंग 
8९६3 (वीं (6 (ग्रह छ० ]8ए8)॥ ०४ 07 9९3 छांउ8 व0 & 2] 076 ९०णा- 
६९०76 0 8098 0॥0 0 एं6छ.* हि 

हैजलिट का विवेवन सबसे श्रधिक स्पष्ट है । उनके मतानुसार 0 
प्रौर 7००००० दोनों के विषय हास्यकारक होते हैं, लेकिन सींएए१०ए० में 
हास्यकारक विषय का वर्णंव स्वाभावोकिति से किया जाता है भ्रौर ७7४ में 


हास्थ रस फा शास्त्रीय विवेचन है 


बह वर्णन कुछ वक्रोक्ति से किया जाता है ग्र्थात्‌ इस प्रकार के वर्णन में 
उपमा, विरोध-दर्शन भादि प्रकारों का व्यवहार प्रावश्यक होता है | मीं ए०००प7 
में जो चमत्कार होता है वह स्वाभाविक होता है, परन्तु ४ा६ के लिए एक 
प्रकार की सुसंस्कृत कल्पना-शक्ति आर कला-ज्ञान की श्रावश्यकता होती है । 

वास्तव में चोज़ या वचन-विदग्घता श्रन्धकार को नाश करने के लिए 
स्वर्ग का प्रकाश है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि चोज़् में जब तक चमत्कार 
मा विलक्षणता न हो, तब तक काम नहीं चल सकता । इसलिए चोज् की जो 
बात एक बार सुन ली जाती है वही फिर से सुनने में विशेष श्रानन्द नहीं 
श्राता । चोज्ञ में उस सौन्दर्य की भी श्रावश्यकता नहीं है जिससे काव्य श्रलकृत 
होता है किवा उसमें का प्रवेश--जिसे हम साधारणतः उपयुक्त बतलाते हैं 
ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसका परिणाम बुद्धितत्व पर पड़ें । चोज में वुद्धि- 
मत्ता का उपयोग तो होना चाहिए लेकिन उसका उपयोग पदार्थों के सुन्दर या 
उपयुक्त सम्बन्ध ढूंढ निकालने के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि वह सम्बन्ध 
ढूंढ निकालने के लिए होना चाहिए जो श्रनपेक्षित, भद्भुत ओ्रौर चमत्कार- 
जनक हो । 


व्यंग्य (5907०) 


सटायर का जन्म हृ्य काव्य से हुआ्ना । रोमन्स तथा यूनानी दोनों ही 
भ्रपने को इसका जन्मदाता मानते हैं। जुलियस “स्केलिगर” तथा "हैसियस” 
जो यूनानी मिद्दान हैं उनका कहना है कि रोमन्स ने इसे यूनान से प्राप्त किया 
तथा “रिगलशियस” झौर “कंसाव्रन” जो रोमन विद्वान है वे कहते हैं यूनान 
ने उनसे इसे प्राप्त किया है। “स्टंरस” एक विचित्र प्रकार का जन्तु होता है 
जिसके प्राधार पर इसका नामकरण हुभ्रा है । 

प्रारम्भिक काल में रंगरेलियों, हे सी दिल्‍्लगी, फवकड़वाजी भ्ाादि जो 
पद्म में होने लगी थीं, “नकलों” में प्रस्तुत करते थे । “लिवोऐन्ड्रानिकस”” ते 
सर्वप्रथम इसको शुद्ध और शिष्ट बनाकर हृश्यकाव्य का पद देकर नाटक के 
रूप में रकक्‍्खा । यह यूनानी गुलाम था। इसने नाटकों में इसका प्रयोग किया । 
“इनियस” ने सुन्दर पदों में इसका प्रथम बार प्रयोग किया । इसके बाद इस 
सम्प्रदाय . को बढ़ाने वाले “लोरेस”, “जोबनिल” श्ौर “परसियस/” हैं। 
“होरेस” के यहाँ समाज की उन तमाम कुरीतियों पर व्यंग्य हैं जो यूनानियों 
की बेढंगी नक़ल या उनके प्रभाव से हो गई हैं। फ्रांस के “बायलों” ने भी 





४६ हिन्दी साहिस्य में हास्य रस 


नियम ये--( १) केवल उन्हीं वस्तुओं तथा बातों पर हों जो स्वतः इसी छृशित 
प्रौर तिरस्कार के योग्य हों, (२) अपने पूर्वजों पर कदावि न हो, (३) सत्य व 
स्वाभाविक हो कि जल्द समझ में भ्रा जाये और प्रभाव पड़े । 


वास्तव में व्यंग्य सोह्ेश्य होता है । इसके द्वारा लेखक सदैव हंसी द्वारा 
दण्ड देना (६0 एणणंआ क्(॥ ]8०20/०7) चाहा करता है, भरत: स्वभावतः उसमें 
कुछ चिड़चिड़ापन श्रा जाता है। मेरीडिय ने श्रपनी पुस्तक “7१७ 068 ०६ 
€०7४९०५” में लिखा हैः---// 9०० १९६९०६ ॥॥९ 7007७ 880 ४०7 एं॥व- 
77688 49 ०0]९0 99 4६ ए०ए 876 शांएएंए्ड 7000 ६86 87७४७ ० ४६६70, * 
प्र्थात्‌ श्रगर श्राप हास्यास्पद का इतना मज़ाक उड़ाते हैं कि उसमें आ्रापकी 
दयालुता समाप्त हो जाय तो आप का हास्य व्यंग्य की कोटि में श्रा जायगा । 


व्यंग्यकार की परिभाषा करते हुए मेरीडिथ ने लिखा है--" ० 
डिंधा50 48 8 70072] 88९76, 060॥ & 8008) 3८8ए९08९/ छ0फँ॥३8 
0० 8 8(0798९ ( ७९.” श्रर्थाव्‌ व्यंग्यकार एक सामाजिक ठेकेदोर 
होता है, बहुधा वह एक सामाजिक सफाई करने वाला है जिसका कि काम 
गन्दगी के ढेर को साफ़ करना होता है। वास्तव में जब हास्य विशद प्रानंद 
या रंजन को छोड़ प्रयोजननिष्ठ हो जाता है वहां वह व्यंग्य का मार्ग पकड़ लेता 
है। प्रालम्बन के प्रति तिरस्कार, उपेक्षा या भत्संना की भावना लेकर 
बढ़ने वाला हास्य व्यंग्य कहलाता है । व्यंग्य इसलिए विशेषतः सामाजिक कुरी- 
तियों, व्यवहारों या रूढ़िमुक्त परम्पराश्रों को हेय तथा हास्यास्पद रूप में रखने 
की चेष्टा करता है। व्यंग्य के लिए तीन वातें श्रावश्यक हैं-- (१) निन्दा, 
(२) सामाजिक हित, श्रौर (३) वर्तमान या जीवित लक्ष्य की सीमा। व्यंग्य 
में हास्य इतना कठोर हो जाता है कि कभी-कभी वह हास्य की सीमा से बाहर 
निकल जाता है । 

ए. निकाल ने लिखा है--“80६॥6 ८४॥ 96 50 (९ (86 46 0९8७- 
68 60 0२ ]8 प8॥90॥९ वं॥ (8९ एशए ]९850. 880॥6 48]]8 ॥९४एव9. ॥6 ॥88 
70 7078] 86756, 46६ ॥88 ॥0 ए609, 70 #0॥॥658, 00 78807760 9५ 
40 89॥९8 ७० फ|॑ंएध) ॥फुछल्वाक्वा९७ एश807, 8077607768 छवग 
णाफांधंह०(९१ ०ए९॥७, ॥६ ४६६६०९:४ (8० टाक्षा॥०(९० 0 ग्रा९।, ]60 80768 
&6 606 ॥4870॥९78 0६ ॥6 886 छा) & ॥&00 (80 8छ॒ब्व९७ 700.73 
व, व46७ ० 0008०१४--ला०५, छ०४० 79. 

2, -+-+-00--- न ७ है 
3. &॥ ॥790700प0९०४०॥ 0 7997944० 7]609--४ . 7००, 


हास्य रस का ज्ञास्त्रीय विवेचन ४७ 


ए. निकाल का झाशय यह है कि व्यंग्य में नेतिकता का श्रभाव होता 
है, इसमें दया, कष्णा, उदारता के लिए गुजाइश नहीं होती । मनुष्य की 
शारीरिक श्रसम्बद्धता, चारित्रिक भसम्बद्धता एवं सामाजिक प्रसम्बद्धता पर 
यह निर्भेयता से प्रह्मर करता है। व्यंग्य की भाषा में गुदमुदी कर, तिकतता 
अधिक रहती है । 

“उ्यंग्य के लिए ययार्थ ही ययेप्ट विषय है । पर जहाँ ययाये के फेर 
में पड़कर लोग रकक्‍ताल्प ब्योरों को जुटाने में ही ऐतिहासिक साधुता का 
पाण्डित्य प्रदर्शन करने में हो रह जाते हैं. वहां झालम्बनों को हम परिचित 
पाकर निनन्‍्ध तो समभ लेते हैं पर हँस नहीं पाते ।/' 


हिन्दी साहित्य में हास्य का यह भ्रमेद प्रच्चुर मात्रा में मिलता है । 
घामिक, सामाजिक तयां ग्रन्य सुघारों के लिए .इसका प्रारम्भ से ही प्रयोग 
किया गया है। भाघुनिक काल में गद्य में विशेषत: नाटकों में इसाका प्रचुर 
मात्रा में प्रयोग किया गया है। रीतिकालीन “भड़ौवे” ब्यंग्यात्मक ही होते थे । 
इनमें कवि अपने कंजूस आश्रयदाताओं की उपहासपूरां निन्‍दा (किया करते थे। 
बिहारी का एक दोहा जिसमें व्यंग्य है, यहाँ देना असंगत न होगा-- 
“करि फुलेल को श्राचमन, मौठो फहत सराहि, 
रे गन्धी, सति भ्रन्ध, तू अ्रतर दिखावत काहि।” 


बक़ोकित ([7079) 


डा० नगेन्द्र ने 7079? का पर्यावायची ' वक़ोवित'' शब्द निर्धारित 
करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि वक्रोबित से यहाँ तात्पयं कुन्तल की वक्रीकृता 
उक्ति से नहीं वरन्‌ वक्र उक्ति से है। जब किसी वाक्य को कहा किसी भ्ौर 
प्रकार से जाय तथा उसका श्रर्थ दूसरा निकले वहाँ वक्रोवित होती है । 


वक्रोक्ति बड़ी तीखी होती है। ए० निकाल ने इसकी परिभाषा इन 
बब्दों में की है :--"प०७ प्णाज़ च० ए०६लाते ६0 9९०ए० छ80 ४6 १0 
7060 9९९२०, 40 #प्रा0प्रः ० छालथातव ६० तंध्रला०ए० क))8६ छ९ 8९४प- 
29 ७०॥०४०.” - श्रर्थात्‌ वक्रोवित में जिस वस्तु में हम विद्वास नहीं करते 
उसमें विश्वास दिखाते हैं तथा हास्य में जिस वस्तु में हम वास्तव में विश्वास 
१* हास्य के सिद्धान्त--प्रो० जगदीश्ष पांडे, पृष्ठ १०२ 
2, &0 [907007०४४०७ ६० 078708 ४० ११९७ ४-४ 7श०ण- 


डेप हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


करते हैं उसमें भ्रविश्वास दिखाते हैं। वक्रोक्ति एक प्रकार का बहुरूषिया है 
अमृत में विष डालना या फूल में कीट बनकर पहुँचना इसी का काम है । 


“मेरीडिथ” ने वक्रोक्ति की परिभाषा इस प्रकार की है-- 
“+पृ(॥9680 0 42]]08 40ण 04 ६86 ए9०प्००४ फ़ुध8णा एांधा 
क इकवा6 700, 0 78४6 गाए ए06 धावे आणंट: ६090, ए०ए एल 
40 8078 फक्ीण प्रवेश 8लयं-९्९55, ऐड छ्नांणा 86 आग] व ज्रांड 
बाहुणांआ) 96 7लाएऐटटत वेपऑ|रां००ड, छी€गितण 0000. 89978 88 
कपाफ कीं, ए०ए का था शाह्वाग९ ० व7009.7१ 


श्र्थात्‌ यदि ग्राप हास्यास्पद पर सीधा व्यंग्य बाण न छोड़ें वरन्‌ उसे 
ऐसा उमेठ दें एवं किलकारी निकलवा दें, प्यार के श्रावरण में उसे डंक मारें 
जिससे वह भ्रन्तढ्वं नद में पड़ जाय कि वास्तव में किसी ने उस पर प्रहार किया 
है भ्रथवा नहीं, तब श्राप वक्रोक्ति का उपयोग कर रहे हैं । 


भारतीय उदाहरणों में मघुमवखी इसका जीवित प्रतीक है। यद्यपि नाम 
मधुमक्खी है किन्तु इसका दंश कितना तीखा होता है। “विमाता” शब्द में 
माता तो लगा हुआ है किन्तु उसमें दवंघ की व्याधि भीतर छिपी हुई है । 


“मेरीडिथ” ने इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 

ब्लुपाल [7086 3 0०6 (शाह ए. धाणयीश', ३०००१॥ह (0 भ्ांड 
€बफा०९, [7079 8 धार कण 5807९, 0 70989 0९ ६६४४६७ 88 47 
89७4॥, छपी 8 वरागवो कोल ण 8९086 88 ॥ तफ्रिणा छाप 8 0५)- 
ल॑ंगाह, 700 #7फफ़ांशा एणाए ९०08 (० ए९ 8९९३, धागा (08 वै0तए 
जाली ॥ह९8 (0860 ए०प 8॥8)] 000 क्रांध8६० [[8 4000707,070 श्ि।ए7९8 
0 89906 लीं९०४ एा०लावागहु ६0 (8० (ए९४४प्7९४ ० गाएंहएां।॥ 7२ 

इसका श्राश्य यह है कि वक्रोतिकार जो कुछ लिखेगा अपनी मान- 
सिक प्रवृत्ति से लिखेगा | वक्रोति व्यंग्य का हास है, यह “अस्विफ्ट” की भाँति 
कठोरतम भी हो सकता है जिसमें साथ में नेतिक लक्ष्य भी हो और “गिवन” 
की भांति गम्भीर भी हो सकता है जो द्व पपूर्णा हो । एक वक्नोक्ति वह है जो 
कि ऊपर से दिखलाई देती है तथा दूसरी वह है जिसके उद्देश्य में तिरस्कार की 
भावना होती है तथा जो व्यंग्यात्मक उद्देश्य में ग्रसफल हो गई है तथा जिसमें 
भ्रम के खजाने हों। 
॥. %९ वृ6९8 ण॑ 0०७९०१४- जाल्णंगं।, ए०६० 79. 
9. चाप १०-७८ ए०8० 82. 





हास्य रस का शास्त्रीय विवेचन न ४8 


ध्बगंसाँ” ने वा09' की परिभाषा इस प्रकार की है :- 
८8070 68 ए७ 80808 जो।86 00९0 60 ७86 0076 800 फाल लाते 
६० छलां०ए० 0086 ६॥४8 48 |०४४ जो।86॥ 48 8०0७) 9 एछ्ंणड १07० 0॥ ए७ 
॥8ए6 70... ..« पणाए 8 शण०ए॥88ं380 (॥6 फांहाकण फ९ 80४. 0परा- 
इ0ेए९७ ६० 96 एए॥६6० 99 ४॥6 4088 ०६ 8००१ 86 ००४४४ ६० 9९, ध०8 
ग्रणाए 789 870छ9 80 ॥06 ज्ञाणींएओ ए8 (086 ॥( 9९00०॥68 & (70 0 कांड 
ए९88प7/6 ९0०चुप०7०९९,” १ | 


इसका श्राशय यह है कि कभी-कभी हम यह कहते हैं कि यह होना 
चाहिए भौर दिखाते भी हैं कि जो कुछ किया जा रहा है उसमें हमारा विश्वास 
भी है, वहाँ वक्रोक्ति होती है-वक्रोवित में हमको ऊपर से ऊँचे उद्देश्य की भलाई 
दिखाने का बहाना करना पड़ता है, इस प्रकार वक़ोक्ति श्रन्दर से इतनी तीब्र 
हो सकती है कि हमें मालूम पड़े कि वह शक्तिशाली वक्तव्य है। 


“बक्रोक्तिकार भो धनुष को भांति भूठी नम्नता में भुककर तोर की 
तरह चोट करता है इसमें स्तुति तथा निन्‍दा दोनों भूठी होतो हैं । स्तुति, निन्‍दा 
तथा बक्रोक्ति में भेद ध्वनि का है, काकु का है। ध्वनि में हो श्र गृढ़ 
रहता है। वक्रोक्ति तथा सच्ची स्तुति या निन्‍्दा में वही साम्य है जो कोयल 
और कौए में है। बक्रोक्ति का सच मानना विश्वासघात का श्राखेट बनना है।!* 

प्रो० जगदीश पाण्डे ने अपनी पुस्तक “हास्य के सिद्धान्त” में दक्र-उक्ति 
के निम्न भेद किए हैं :-- 


(१) भ्राघार के तिरोभाव से (२) विरोधाभास (३) व्याज-निंदा 
(४) द्विविधा, (५) न्याज स्तुति, (६) भसंगति, (७) प्रत्यावत्त न, (८५) ध्रुव 
विपयंय व्यंग्य, (£) प्रष्ठाघात की वक्रोक्ति, (१०) अभिन्न हेतुक विभिन्‍नता, 
तुक विभिन्‍नता, (११) निद्य की साधु स्तुति ।* 
वक्रोक्ति का उदाहरण नीचे दिया जाता है। लक्ष्मण तथा परशुराम 
- का संवाद है-- 
“लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा। 
तुम्हहि भ्रछत को वरनहिं पारा ॥ 
4. ॥,80९0९०- प्र ७००४ 8088070, ९88० ]27 
२. हास्य के सिद्धान्त तथा मानस में हास्य--प्रो० जगदीश पाण्डे 
३. - हास्य के सिद्धान्त-प्रो० जगदीश पाण्डे, पृष्ठ ६६ 


१० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


आ्रापन भ्‌ ह तुम झ्रापन करनी। 
बार भ्रनेक भांति बहु बरनी॥ 
नहिं सन्‍्तोष तो पुनि कछु कहहू । 
जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहू ।” 
--(रामचरित मानस ) 


पेरोडी (2870059) 


पैरोडी में किसी भी विशिष्ट शैली या लेखक की ऐसी हस्यास्पद प्रनु- 
कृति होती है कि वह गम्भीर भावों को परिहास में परिशित कर देती है। 
“वैरोडी” श्रेग्रेजी का शब्द है तथा भ्रन्य शब्दों की भाँति हिन्दी में स्वच्छता से 
उपयोग में लाया जा रहा है। कुछ लोगों ने इसका अनुवाद भी किया है, पर 
मूल शब्द को अपना लेने में लेखक कुछ हानि नहीं समझता । यह एक हास्य- 
पूर्ण कला है । पैरोडी द्वारा नये कवियों की भद्दी तुकबन्दी की भी बड़ी अच्छी 
तरह खिलली उड़ाई जा सकती है । पैरोडी भ्रनजाने में ही लेखक को यह बताती 
है कि उसकी शैली में क्या श्रौर कहाँ कमजोरी है ? इस प्रकार वह उसकी शली 
को 7॥47॥767870 (कोरा कहने का ढंग) से बचाती है । यह साहित्यिक 
शिधिलता को नष्ट करने में एक नायक के रूप में काम में लाई जाती है। 


प्रार्थर सिम्स 7७४७० 5970॥8 नाप्क एक विद्वान ने लिखा है-- 
नु,0ए6 शत 89९ छत 7९59९०७ ४06 णांहा।),.. हैपैणा।8007 
ध्याव ]8०६॥६९० 8 ॥06 एश'ए ९छ8९7९९ ० $96 8०४ 07 876 87009.” 
इसका आशय यह है कि मूल के प्रति प्रेम तथा भ्रादर में कमी नहीं 
श्रानी चाहिए। प्रशंसा तथा हास्य पैरोडी की जान है। 


कुछ विद्वानों का मत है कि पैरोडी गद्य तथा पद्म दोनों की हो सकती है 
किन्तु वास्तव में देखा जाय तो पद्म की पेरोडी ही श्रघिक सफल देखी गई है। 
87 479 ९ऐपं)]०० 00४८४ ने एक स्थान में कहा है ।-- «एड्व/009 क्‍8 ००0- 
ढश्ाल्ते ज्वंधी 90609 थावे छार्लला40]9 87९४४ ए0००७५ 07०.” श्रर्थात्‌ 
पैरोडी का सम्बन्ध कविता और विशेषतः उच्च कविता से ही है। 
श्रच्छी पैरोडी का सौंदर्य उसकी मूल रचना से घनिष्टता में है । सबसे 
सरल पैरोडी शाब्दिक होती है जो प्रसाद-गुणा-पूर्ा श्रत्यन्त प्रसिद्ध कविता को 
लेकर एक-दो ्दों या पंक्तियों के परिवर्तन द्वारा की जाती है जिससे भिन्‍न 


हास्य रस को ज्ञास्त्रोय विवेचन भ्१ 


प्र्थ मिले परन्तु मूल का रूप वष्ट न हो । शैली की पैरोडी उच्चकोटि की 
होती है। इस प्रकार “वैरोडी” तीन प्रकार की कही जा सकती है- (१) 
शाब्दिक, (२) झाकार-प्रकार सम्बन्धी, (३) भावना सम्बन्धी । 
भ्रधिकतर प्रसिद्ध कविताड्रों की पैरीडी ही वांछनीय होती है जिसे 

लोग समझ लें। 

पैरोडी का एक श्रौर भी कार्य है। हास्य उसका शस्त्र होने के कारण 
गम्भीर विषय के स्थान पर कुछ ऐसा हास्यास्पद विषय चुना जाता है जो यों 
ही सारी रचना को मजेदार श्रौर मजाकिया बना देता है| यह नया छाँटा हुप्ना 
विषय बहुधा ऐसा परिचित, सामान्य भ्रौर घरेलू होता है कि उसके द्वारा 
समाज की किसी न किसी कुरीति पर भी लक्ष्य हो जाता है । इस तरह पैरोडी 
का स।माजिक पहलू भी है। 


कवि पोप की “8७९० ० (४6 7,0००? तो महाकाव्य की शैली 
का भ्रनुकरण करंते हुए एक महाकाव्य की पैरोडा है जिसमें एक स्त्री के बालों 
की एक लट के काटे जामे का वर्णन इस भाँति किया गया है मानो कोई भारी 
संग्राम हो रहा हो । पअ्रंश्रे जी साहित्य को इस ग्रन्थ पर बड़ा अभिमान है। 


यहां श्री बरसानेलाल चतुर्तेदी की एक पैरोडी उदाहरण स्वरूप दी 
जाती है। यह पेरोडी गुप्त जी के प्रसिद्ध गीत “सश्लि वे मुझ से कह कर जाते” 
की है :-- 


“लखन सिनेमा पति गए, नहिं श्रचरज की बात । 
पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा श्राघात । 
मं सखि वे मुझ से कहकर जाते । 
कह तो क्‍या मुझको वे भ्रपनी पथ वाघा हो पाते । 
कारण नहीं समझ में श्राता, 

ले जाते तो क्या हो जाता। 

शायद वे संकोच कर गए महंगाई के नाते। 
बच्चों का यदि साथ न भाता । 

मुझसे यह क्‍यों कहा न जाता । 

“सं किड श्ञो” के होने तक तो बच्चे मो सो जाते । 
भ्रन्‍्य किसी के साथ गए वे, 

क्या मुझसे मुख मोढ़ गए वे ? 


श्र हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


मैं तो इसको भी सह लेतो पतिव्नता के नाते । 
सखि वे मुझसे कह कर जाते ।” 


प्रहमन (#970९) 


इसको अंग्र जी में ९००१०१५ कहते हैं । श्रंग्र जी साहित्य में दुःखान्तक 
तथा सुखातक दो ही नाटक के भेद माने गये हैं । इन दोनों प्रकार के नाटकों 
में श्रधिकारी विह्[नों के विशालग्रन्य उपलब्ध हैं जिनमें इनका प्रत्यन्त सूक्ष्म एवं 
विश्लेष्णात्मक विवेचन किया गया है। जहाँ तक हम समझ सके हैं उसका 
सार यही है कि वह सुखात्मक नाटक जिसमें हास्य भी हो 0०0९१ के 
अ्न्तगंत ग्राता है। हाल ही में दुःखान्तक प्रहसन 7४००००९८१७४ भी चले हैं 
जो विवादास्पद हैं श्रोर जिनका सम्बन्ध हमारी इस विवेचना से नहीं है । 


हमने 0077०09 या ?४7०९ का पर्यायवाची छ्ब्द प्रहसन इसीलिए 
रक्‍खा है कि प्रहसन का भ्रर्थ अ्रव संस्कृत की पारिभाषिक सीमा के भ्रन्दर नहीं 
रह जाता है | हिन्दी में प्रहसन के अर्थ में किसी भी ऐसे नाटक को लिया जा 
सकता है जो हास्य और व्यंग्य के विचार से लिखा गया है। भारतेन्दु की 
“नाटक” नामक पुस्तिका में जो कि भारतीय नादय-शास्त्र के श्राघार पर 
लिखी गई है, प्रहसन की व्याख्या इस प्रकार की गई है-- 

“हास्य-रस का मुख्य खेल--नायक राजा वा धनो वा ब्राह्मण वा घूर्ते 
कोई हो । इसमें श्रनेक पात्रों का सप्तावेश होता है। यद्यपि प्राचीन रीति से 
इसमें एक हो श्र क होना चाहिये किन्तु प्रनेक हहय दिये बिना नहीं लिखे जाते ।” * 

“'प्रहसन लिखने का उद्देइय मनोरंजन भी है और; धर्म के ,नाम पर 
पाख०४ का मूलोच्छेदन भी । काने को भी “काना” कहने से काम नहीं बनता 
वरन्‌ वह श्रोर बुरा मानता है। इसलिए समाज की बुराई को यदि केवल 
बुराईमातन्र कहकर उससे श्राश्ा की जाय कि समाज उस बुराई फो दूर कर देगा 
तो यह व्य्थ है। व्य ग्य श्रौर वक़्ता हारा इस प्रकार की बुराई को प्रकट करना 
एक प्रकार की कला है श्रोर बहुत ही उच्च कला है। इस में सांप भी सर 
जाता है श्रौर लकड़ी भी नहीं दृटती ।”* 

मेरीडिश्र ने कामेडी के उद्गम के विषय_में लिखा है:-- 


१. भारतेन्दु नाटकावली-पृष्ठ ७६२ 
२. हिन्दी नाटकों का इतिहास--डा० सोमनाथ, पृष्ठ ५३ 


हांस्य रंस का ज्ञास्त्रीय विवेचन भरे 


८ 0070०१9, छ० 08५6 0० 80770, ज४8 707७7 006 0 ० ॥05 
कणात्पा०्त ० धी० धए8९७8,.. 960 छ&8 व ० 680, शरण ०0 


शेब्प80९५, 9 07१९8॥ ०:७7९8807 ्॑ [६0० बंर288007 ण प्रा 

हमें यह स्व्रीकार करना पड़ेगा कि प्रहसन का कलाओओं में कभी उच्च 
स्थान नहीं था। प्रारम्भ में ये हत्या से थोड़ी नीची वस्तु थी जिसमें श्रविकसित 
सम्पता की प्रवल अभिव्यक्ति मिलती थी । 

मैरीडिय ने प्रहतत की झात्मा भाव को माना है। प्रहसन के लिए 
वास्तविक संसार का ज्ञान अत्यन्त भ्रावश्यक माना गया है। 

व्यंग्य तथा प्रहसन में भ्रन्तर करते हुए उसने लिखा हैः-- 

नगुफ6 ]8प8067 ० 8876 49 & 909 47 06 ७६०४ ०7 (९ ५8०९. 

पु [8०8॥000 ण॑ 0006१9 व8 एश३०७७)] शाते ० परग्रा५४8)॥९१ ए90- 
६७083, 7०७४ 8 श्|०; ०९३ 90 7000 धै०॥ 8 8096... 0 )808॥8 
फाणपही। धो९ णांगरव, 0 ४४० फ्वांध0 06०७४ 40, ६०१ $0 फए80 0९ ०8]।- 
€वे ६$॥6७ प्रष्णग्पाः ० पार णां08.१ 

इसका श्राशय यह है कि व्यंग्य का हास्य तो किसी के मुह भ्रथवा पीठ 
पर घाव के समान है। प्रहसन का ह्वास्य व्यक्तिगत नहीं होता, उसमें भ्रसाधा- 
रण नम्नता होती है जो भ्रधिक से श्रधिक एक मुस्कान भर ला देती है। प्रहसन 
का हास्य वाहिक हास्य होता है चूंकि बुद्धि से इसका संचारण होता है इस- 
लिए इसे मस्तिष्क का हास्य कहा जा सकता है। 

प्रहसन से भ्रनेक लाभ हैं। ग्राशा का संचार होता है, थक्तान दूर होती 
है, भ्रहंंकार के प्रति भ्राकषंण समाप्त हो जाता है तथा व्यक्तिगत दर में 
कोमलता झा जाती है। मनुष्य समाज में रहने के योग्य हो जाता है, वह श्रपने 
स्वभाव तथा वेशभूषा की विक्ृतियों के प्रति सावधान हो जाता है, उसके 
स्वभाव में यदि भ्रकेलेपन की श्रादत है तो वह सामाजिकता पसंद हो जाता है। 

'मैरीडिय” की भाँति ब्गंसां' ने भी “कामेडी” का विशद वर्णन 
किया है। प्रहसन में चरित्र चित्रण का विवेचन करते हुए उसने लिखा है-- 
“06070०09 १०फरां०५5 शाद्ष/४०४७7 6 ॥8ए6 ४।7९80५ ९०0७ 8००४8 बे 
शोक्षो] 9९७६ छाप 888४7. [0 ६४४०३ 00468 0० अंग] पं(०8. 7६ ७08 86 
फछो8५08 ४9७०३ 9७ए०7७ ००० ९9४९७, 0 6ए९७० ००९४८९४ 70ण ४99०३, 


76093887ए... 3॥ 5 768/९00 40 00078 & ००707880 ६० ७॥| ७8७ ०0607 
&788.?3 


3, 7७ 0608 ०6 0008०१9-2४०घं१४०७, 088० ॥] 
3. "पा० 7968 ०६ 0070०१9४-फै०्णवाफ, ९8४० 8 
3, ॥.ण200००-४ ००88०७, 79०2० 63 


श्ड हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


अर्थात्‌ अरहसन में हमारे जाने पहचाने चरित्रों का ही चित्रण होता है। 
साम्य का इसमें सदेव ध्यान रकखा जाता है। यह विभिन्‍न प्रकार के वर्गों को 
हमारे सम्मुश्च रखता है। कभी-करमी नय्रे वर्गों का सुजन भी इस्रमें किया जाता 
है, इस भांति इसमें अन्य कलाग्रों से विभिगनता स्पष्ट प्रतीत होती है । 


वर्गसाँ ने परिस्थिति के हास्य (0०छ७ां० 0 &7॥0०४०४), शब्द जनित 
हास्य (000० 0 ए०75) तथा चित्रों द्वारा हास्य (00फांट थ ाध्य8००) 
पर विषद प्रकाश डाला है। इसके पूर्व इसने हास्य तत्व एवं हास्य के भिन्‍न 
प्रकारों पर विशद आलोचना की है। बगंसाँ का लिखने का सार यही है कि 
हास्य (90770०7) वेदर्ध्य (४४४) तथा श्रान्त ()४००४९७७९) तीनों का प्रयोग 
हसन में किया जाता है । हास्य का क्षेत्र कार्य, अवस्था और चरित्र है। इन्हीं 
काय॑ अ्रवस्था और चरित्र से हंसी की वस्तु प्रकाश में लाना प्रहसन का मुख्य 
का है। वाग्वेदग्ध्य का मुख्य क्षेत्र शब्दावली तथा वाणी है। यह स्व मनुष्य 
के शब्दों तथा श्रभिप्राय में हँसाने वाली सामग्री हू ढ़ निकालता है। श्रान्त या 
निरर्थक (2!०70839) (अ्रतिशयोक्ति तया उन्मत्त कल्पना) के द्वारा मनुष्य 
को हंसाने की योजना करता है । 


'कामेडी” लेखक बुराइयों की दुनियां में रहता है, जीवन के प्रपंचों, 
श्रनाचार और अत्याचार को देखता है फिर भी निरपेक्ष होकर कलात्मक ढंग 
से, विनोद के भाव से दुनिया का चित्र खींचता है । स्वानुभूति श्ौर निरपेक्षता 
तथा बाह्य रूप और वास्तविकता के दन्दों का प्रत्येक हास्य-लेखक प्रयोग करता 
है । कामेडी का हास्य श्रव॑क्तिक, सार्वजनिक भ्रौर शिष्ट होता है । 


ए. निकाल ने जो कि “कामेडी”” पर भ्रधिकारी विद्वान माने जाते हैं, 
अपनी पुस्तक “'ु7000८४४०॥ ६0 7078780० 7९०7५” में प्रदसन में चार 
प्रकार की हास्थ-ग्रभिव्यक्ति मानी है--/7000० 6 06प्रा 9968 0 ९0वां? 
€जफाएढड0॥ परच९त 7४४ त/शा8098(3, ई6 ए॥९०732005 ]पर00005, ॥॥9 
€0ाइटां०पड5 एव, कप्रव0प7 बाते 8866. 


उनके अनुसार प्रहसन में इन चारों का मिश्रण भी हो सकता है' 
हास्यास्यद का श्राधार केवल एक हास्य तत्व ही नहीं होता बल्कि इनका ऐसा 
सम्मिश्रण होता है कि उनको अलग-प्रलग करना कठिन होता है । प्रहसन का 
यद्यपि हास्य एक श्रावश्यक गुण है तथापि प्रहसन एक मात्र हास्य पर ही 





4. 87 व7६7000८६४07 ६0० 7)&7088० १९०७-३४, 7००, - 


हास्य रस का शास्त्रीय विवेचन 34 


ग्राधारित नहीं होता । इनमें हास्य एवं व्यंग्य स्पष्ट भी हो सकता है तथा 
गुप्त भी । 

ए० निकाल के भ्रनुसार प्रहसनों के भेद ये हैं-- 

(0) 9870०. (2) 786 (०7९१४ ० ऐि०00६॥०6. (3) 00960 ० $20- 

79. (4) 007०१४ ० श|४. (5) 6७00० 0००7०१९ए. (6) 7.७ 0००९०५ 
० 77008००४. (7) $07५ए०९॥६७) 0077९१५. (8) पुफ७8-0077०१5. 

प्र्यात्‌ (१) प्रहसन, (२) '*ट्रगार रस प्रहसन, (३ ) व्यंग्य-प्रधान 
प्रहतन, (४) वचन विदः्ध्ता-प्रधान प्रहसन, (५) कोमलता-प्रधान प्रहतन, 
(६) भ्रन्तदव न्व प्रधान प्रहसन, (७) भावुकता-प्रधान प्रहसन, (८5) कदणरस- 
प्रधान-प्रहसन । 

हिन्दी साहित्य में प्रहसत भारतेन्दु काल से आारम्म हुए हैं। अंधेर | 
नगरी, विषस्थ विषमौषधम्‌, उदाहरण स्वरूप दिए जा सकते हैं | श्राजकल 
के प्रहसन लेखकों में जी० पी० श्रीवास्तव, उपेन्द्रनाथ भ्रदक, डा० रामकुमार 
वर्मा भ्रादि हैं । 

हिन्दी के प्रहसनों पर विवेचन श्रागे के भ्रध्याय में किया जाएगा । 


. ३: 
हास्य का रहस्य और उसका मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषरा 


हम क्यों हंसते हैं ? हंसी किन कारणों से आती है ? इन प्रश्नों का 
उत्तर जटिल है। साधारणतः हँसी भ्रनेक कारणों से प्रा सकती है। हास्था- 
स्प॒द वस्तु के देखने से, श्रानन्द का अनुभव करदे से तथा किसी के द्वारा गुल- 
गुली मचाने से हंसी उत्पन्न हो सकती है | गुलगुली मचाने से जो हँसी उत्पन्न 
होती है वह भोतिक है किन्तु वास्तविक हँसी मानसिक होती है । जो कि शब्द, 
हश्य, इत्यादि द्वारा मानसिक स्पर्श से सम्बन्धित है। हास्य का सम्बन्ध हास्य- 
मय परिस्थिति के ज्ञान से है। इसमें बुद्धि से काम लेना पड़ता है। हंसना एक 
क्रियात्मक मानसिक चेष्टा है। यह एक मूल प्रवृत्ति है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से 
ही किसी उद्ेग का सम्बन्ध रहता है, हंसने के साथ खुशी का सम्बन्ध है इस- 
लिए खुशी हंसने के मूल कारणों में से मानी जाती है । 

“हाब्स” महाशय के अ्नुसार--“हंसो श्रपने गोरव की अनुमति से उद्‌- 
भूत प्रधननता का प्रकाशन है ।”* जब हम दूसरों को किसी मूखंता में फंसे देखते 
हैं तो हम अपने बड़प्पन का श्रनुभव करते हैं जिससे हमें प्रसन्‍नता होती है। 
इस प्रसन्नता का प्रदर्शन हम हुँधी द्वारा करते हैं। वास्तव में यह सिद्धान्त 
एकांगी है । मनुष्य इतना दुष्ट प्रकृति का जीव नहीं जो सदा ही दूसरों के पतन 
में श्रपने गुरुत्व का श्रनुभव करे। इससे तो यह प्रमाशित होता है कि हम 
अपने शत्रु श्रों की भूलों पर खूब हसेंगे और अपने मित्रों की भूलों पर कदापि नहीं 
परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। शत्रुओं की भूलें मनुष्य को प्रसन्न श्रवश्य 
करती हैं परन्तु हँसी नहीं लातीं, इसके विपरीत हँती उन्हीं लोगों की भूलों पर 
श्राती है जिनसे हमें सहानुभूति है | हमें उन परिस्थितियों के चित्रण पर हँसी 


]. ॥6 एक४ंणा ० ]8ए800० 48 7०ंग्रह्ट ९४७ 9०६ 000, 
हो0फए कापंडाहू 0 8 हतेतेता ००॥रएढएं80 छा (96 गिरा ० 
०8678, 07 छ0 0ए7 0एए ईग्रय०]9, --प्र०00७०३- 


हास्य का रहस्प भोर उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ५७ 


आती है जिनमें हम ध्ात्मीयता का अनुभव करते हैं। यदि हम किसी पात्र क्के 
साथ झात्मीयता श्रनुभव नहीं कर पाते तो हमें उसकी भूलों पर हँसी नहीं 
बरन्‌ क्रोध आता है। जहाँ तक सहानुभूति का सम्बन्ध है वहीं तक हंसी 
है किन्तु जब सहानुभूति जाती रही तो दूसरे संवेग भले ही हृदय में झावे, हँसी 
नहीं झ्ावेगी । सहानुभूति की मात्रा अधिक होने पर कोई परिस्थिति हंसी का 
कारण नहीं बन सकती । यदि कोई लड़का कीचड़ में फिसल कर गिर पढ़ता है 
तो आस-पास के लड़के हँस पड़ते हैं किन्तु उत लड़के के भाई को क॒दापि हँसी 
न भ्रावेगी । 

दूसरा सिद्धान्त 'स्पेन्सर' का पसंगति के निरीक्षण का है। जिसके 
अनुसार हमारी चेतना का बड़ी वस्तु से छोटी की झोर जाना ही हास्प का 
मूल कारण है। दूसरे दब्दों में हास्य का कारण हमारी चेतना की, उत्कषं से 
श्रपकर्ष की श्रोर उन्मुख होने वाली गति है। हास्य की स्वाभाविक उत्पत्ति 
उस समय होती है जब हमारी चेतना बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ की औझोर झाक- 
दित होती है जिसे हम भ्रधोमुख असंगति कहते हैं। इसके विपरीत उत्तरोत्तर 
भ्रसंगति होती है जिससे हास्य के भाव की उत्पत्ति न होकर श्राश्चयं भाव की 
उत्पत्ति होती है । 

बस्तुतः 'हाब्स' द्वारा जो कारण दिया गया है उसमें भ्ौर “स्पेन्सर”! 

द्वारा दिये गये कारण में कोई ऊपरी भेद दिखाई नहीं देता । किन्तु तात्विक 
हृष्टि से गहराई में जाकर विद्लेषण किया जाय तो भ्रन्तर स्पष्ट हो जाएगा। 
'हाब्स' ने हास्य का कारण उस उल्लास को माना है जो अपने उत्कष के पूर्व 
कमज़ोरियों की तुलना करने पर होता है। जब कि 'स्पेन्सर' उल्लास के विषय 
में मौन है। उनकी हृष्टि से हास्य का कारण चेतना को परिवतित गति है। 
यद्यपि यह सही है कि अ्रसंगति सदंव हास्य का कार नहीं होती । जीवन में 
कई भसंगतियाँ ऐसी होती हैं जो हास्य को जन्म न देकर भन्य दूसरे भावों की 
सृष्टि करती हैं। सज्जन मनुष्य पर भी इसी समाज में धत्याचार होते हैं भोर 
शिक्षित व्यक्ति भी इसी समाज में बेकार फिरते नज़र भ्ाते हैं। किन्तु इन पभसं- 
गतियों के बावजूद भी हमारे क्रोध तथा शोक के भाव ही उद्दीप्त होते हैं । इस 
प्रकार हम देखते हैं कि म्रसंगति ही सदेव हास्य का कारण नहीं होती । 


हमें यह सदेव स्मरण रखना चाहिए कि हास्य के कोरण का सम्बन्ध 
सामाजिक भावना से है । किसी एम० ए० को बेकार फिरते देख, सम्भव है 
हमारे हृदय में उस भ्रसंगति से करुणा की उत्पत्ति हो किन्तु किसी पूंजीपति की 
मठके सी तोंद देख कर हम हंसे बिना नहीं रह सकते । 


भ्प हिन्दी साहित्य में हास्य रस 

“हैनरी बर्गंसाँ” ने भ्रपनो पुस्तक “7.8०४॥४०7” में लिखा है कि जब 
मनुष्य प्रपनी नेसगिक स्वतन्त्रता को छोड़ कर यंत्र की तरह काम करने लगता 
है तब हास्य का विषय बन जाता है। जंसे यदि कोई मनुष्य रास्ता चलते- 
चलते फिसल पड़े तो वह लोगों की हँसी का माजन बन जाता है । मनुष्य तभी 
गिरता है जब वह श्रपनी स्वाभाविक स्वतन्त्रता को मुूलकर जड़ मशीन की 
भांति श्राचरण करने लगता है। यह भी एक तरह की विपरीतता है। मनुष्य 
झपने स्वभाव से विपरीत चलता है।' इसके श्रतिरिक्‍त बगंसाँ ने हास्य के 
कारणों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि हास्य के श्रालम्बन को समाज प्रिय 
न होना चाहिए श्र घटना शब्दावली तथा पात्रों में यांत्रिक क्तियाम्रों का 
होना आवश्यक है। “बर्गंसाँ” का मत सत्य के श्रधिक समीप जान पड़ता है । 
हास्य की भावना समष्टि-निष्ट है। भ्रस्तु हास्य के श्रालम्बन के लिए विशेष 
शर्त है कि वह समाज प्रिय न हो । यदि श्रालम्बन को समाजप्रियता प्राप्त हुई 
तो भ्रनेकों श्रसंगतियों के वावज़ुद भी वह हमारे हास्य उद्रेक में सहायक न 
हो सकेगा उदाहरण के लिए जायसी काने तथा बहरे थे। एक बार उन्हें देख 
कर एक राजा हंसा भी था । जायसी ने यह उत्तर दिया, “मोहि का हंसेसि कि 


]. «8 गधा एणपयं।ह &]०४ 06 5006808, 80०॥0]९8 &7व0 
8)]5;: 6 9888073-997 ४प०७७ 00 ]2४घ९॥॥॥०४.. 7॥९ए ए०णे१ 706 
]8प6 86 का0 4 887९, ००घ१ ६86ए 8799098 ४0७6 0० छत 
४००१ 80१06॥7]97 8लं2९१ कांप $0 ञआं। त0छ7 070 ४06 हए०णावे, ७ 
8प870 9९९०७७8४७ |3 8078 ७0७7 उ8 प्राए0पफ 87५... .. 


पि०जछ, (8078 ६06 ९७36७ 06& ए९००807 छी॥0 &६४0०008 ६० (6 
9९०६४ 00०ए०४(४०98 ०0 भरांड ९ए९७7०४०१४४ 6 छापा 7040007800&॥ 
76९80.... 


पुफा€ ]थाह्र)॥0]6 ०ीलाला।8 ग ४०0 ०8968 ००रशं88 0७ 
शक] 742८087९4] 4०]9880009, ]७80 छ७76 076 छ०५)७ ९5७९०४ ६0 
ग्रि0 (6 छांव6 8छ8॥० 809908009 #00 06 78 एछोॉ80]00698 ० 
& ॥0780 0078. 


--.8प890०८ 99 घ्९७ा7ए 8९788००. 298० 9 & 0 


2. 802०४ जछव) धाल्ारट076 9७ 508ॉंथ्ं०७ ० 8) 490850- 
लए ए॑ लाक्ाबटाछ', ण ग्रांगरत ध्ात ९एश ० 9099, 9९९०8४७७ 40 9 0॥6 
ए०889]6 887 ० & 800० ४०४४ए६५४ 88 - ए९]] 88 ० 87॥ 8०४ंप 
अंत 8तफ॒ब्याकां (सावलालंस्ड वि गीलीव०3 (0. 80706 एणा। 06 
ढणाए0) ९९४00 ए०णा० छंला 8०००७ ह78४4080०8 : वं॥ 8॥07/0, 
छ96०४४७४७ 4६ 43 ६6 अं80 ० &0 ९९९७7॥०६५. 


--.8ण80906४” ७ए स०ााए 8628800, 7986 9. 


हास्य का रहस्य भ्रौर उसका मनोवैज्ञानिक विबलेषण ६ 


.कोहरहि” राजा लज्जित हुश्ना और तुरन्त क्षमा माँगने लगा । कहने का तात्पय॑ 
केवल इतना है कि समाजप्रिय व्यक्ति विविघ भ्रसंगतियों के होते हुए भी हास्य 
का श्रालम्बन नहीं बन सकता श्रौर बर्गसाँ इस सिद्धान्त को पहचान सके थे । 
बसों ने दूसरा कारण दिया है भ्रालम्बन का अचेतन होना ।' उदाहरण के 
लिये कालेज में विद्यार्थी जब भ्रगली बेंच वाले लड़के की पीठ पर “मैं गधा हूं” 
लिख कर कागज चिपका देते हैं श्रौर विद्यार्थी इसे बिना जाने स्वच्छन्द रूप से 
सर्वत्र घूमता रहता है तो हँसी के फव्वारे छूटने लगते हैं । 


बर्गंसाँ ने तीसरा कारण याँत्रिक क्रिया बतलाया है। यह यांत्रिक क्रिया 
वाणीगत भी हो सकती है श्रौर शारीरिक भी । जब व्यक्ति भ्रपने तकिया 
कलाम का प्रयोग करते हैं तो यही यांत्रिक क्रिया हमारे हास्य का कारण होती 
हैं। इसी प्रकार दर्शन के प्रोफेसर जब विवाह-शादी के भ्रवसर पर भी सांख्य 
और भ्रद्व॑त पर भाषण देने लगते हैं तो बराबर हास्य का उद्रे क हो ही जाता 
है। इस प्रकार उत्पन्न होमे वाले हास्य का मूल कारण प्रोफ़ेसर साहब के 
जीवन का यंत्रवत्‌ होना ही है। ये व्यक्ति जीवन के एक ही क्षेत्र में घिसते-घिसते 
मशीन की तरह जड़ हो गये हैं । बगंसां ने विपरीतता सिद्धान्त का भी प्रति- 


पादन किया है। जब चोर के घर में सेंघ लगती है तो हंसी श्राये बिना नहीं 
रहती । $ 


शरीर वैज्ञानिकों के मतानुसार हास्य का मुख्य कारण शरीर की भति- 
रिक्त शक्ति है । इसके भ्रनुसार खेलने के समान हँसना भी एक ऐसी स्वाभाविक 
क्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपने शरीर तथा मस्तिष्क में इकट्ठी प्रावरयकता 
से अधिक शक्ति का भ्रपव्यय करता है। जिस प्रकार एक इंजन के बायलर में 
जब बहुत भाप जमा हो जाती है तो सेफ्टी बाल्व को खोल कर उस प्नाव- 
इ्यक शक्ति को निकाल दिया जाता है। उसी तरह हेंसी के द्वारा हम भपनी 
उस श्रधिक शक्ति को निकाल देते हैं जिसको हमारा शरीर या मन वहन नहीं कर 
सकता है। इस शक्ति के न निकालने से अनेक प्रकार की मानसिक भ्रस्वस्थता 


पैदा हो सकती है । इस शक्ति के निकालने से हम उस भ्रस्वस्थता से बच 
सकते हैं । 


. ०7०७॥5७ (ए3 707० [०ए, 40 7९९० ०7 ७6 7०४९ 
08६४ & ००एण०ं० कोषा३४९८० 48 8९0०8)]9 ००णां० इ08 एएक्‌ण्थंपं० ' ५० 
ज्रां8 [80078॥086 ० रॉए३७..._ 7१७ ९०णयं७ एशए०8४०० 38 एघ००0800०७. 


--[.8ण०2०४" ॥४ए छ6एए 86722४४०७ 7०४० 60. 


६० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


भ्राजकल के मनोविद्लेषण शास्त्रियों के मत से हास्य का मूल उप- 
चेतना में दबे हुए भावों में है। जेसे हम कित्ती से घृणा करते हैं सामाजिक 
शिष्टाचा रवश हम छणा का प्रदर्शन खुले आम नहीं कर सकते, वह भाव दबा 
रहता है किन्तु उपहास में एक सुन्दर वेष घारण कर बाहर भरा जाता है जैसे 
किसी पटवारी की कलम गिर गई तो एक गरीब किसान के मुंह से सहसा 
निकल पड़ा,--“मुंशी जी, भ्रापकी छुरी गिर पड़ी है।” ज्मीदार से हसी में 
लोग जिमीदार कह देते हैं श्रोर कवि जी को कपि जी कह देते हैं । ये सब बातें 
दबी हुई घृणा की ही परिचायक हैं । 


“मेकट्टगल” के प्रनुसार हास्य मनुष्य को भ्रति दुःख से बचाए रखने 
का एक प्राकृतिक विधान है । उनका कहना है कि हमारे भ्रन्दर प्रत्येक प्राणी 
के मूलभूत सहानुभूति रहती है। जब हम कोई हास्यास्पद वस्तु देखते हैं तो 
बह दबी हुई सहानुभूति प्रकट हो जाती है श्रोर हम को ह्वास्यास्पद स्थिति में 
पड़े हुए व्यक्ति को देख कर दुश्वित होने से बचाती है । प्रकृति ने हमें ऐसी 
शक्ति दी है जिध्से या तो हम हास्य के झालम्बन के साथ हंसने लगते हैं 
ग्रधवा उस पर हंसने लगते हैं । यदि प्रकृति ने हमें हंस्ली न दी होती तो हाध्य 
के आ्रालम्बनों को देख कर हम रो पड़ते। झनेक मनुष्यों का मनमुटाव समाप्त 
हो जाता है जब उनको एक साथ मिलकर हंसने का भ्रवसर मिलता है। 


*फ्रायड के अनुसार ह।स्थ की उत्पत्ति मस्तिष्क के उपचेतन भाग ते 
होती है । उनका कथन है कि काम वासना और विशेष कर रति ही मनुष्य की 
प्रेरक शक्ति होती है क्योंकि स।माजिक कारणों से श्रथवा श्रन्य परिस्थितियों के 
कारण व्यक्ति की कामना दसित रहती है श्रौर इस कारण बहुत सी मानसिक 
शक्ति दमित होकर उपचेतन मस्तिष्क में इकट्ठी होती रहती हैं। बाद में यदि 
रति से सम्बन्धित कोई भी कार्य भ्राता है तो वह दामित शक्ति ही हास्य के रूप 
में प्रकट होती दिखाई देती है । किन्तु यह एक श्रान्ति है। ऊपर बताये प्रन्य 
सिद्धान्तों के श्रागे फ्रापड का सिद्धांत तथ्यहीन एवं श्रताकिक प्रमाणित 
होता है । 


यद्यपि हमारे पुराने भ्राचार्यों ने हास्य रस का विवेचन अ्रधिक नहीं 
किया है किन्तु इतने महान्‌ वंज्ञानिकों के हास्य के विषय में भ्रनुसंघान करने के 
बाद भी कोई नई वस्तु नहीं दिखलाई देती; यद्यपि मनोविज्ञान के नाम पर 
उनकी विवेचना को कितना भी महत्व दिया जाय । 


हास्य का रहस्य भर उसका मनोषेज्ञानिक विश्लेषण ६१ 


हाम्स, हरबर्ट स्पेन्सर, बर्गंसां, भेकडूगल, फ्रायड श्रादि के हास्य 
सम्बन्धी सिद्धान्तों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें से कोई 
भी सिद्धान्त पूर्ण नहीं है वरन्‌ जिस सिद्धान्त ने भी पूर्णंता का दावा किया है 
बह भी हास्यास्पद हो जाता है । क्योंकि वर्गसाँ के अनुसार हास्य एक ऐसी 
मानवीय प्रवृत्ति है जिसकी सम्पूर्ण जीवन में गति है, भ्रतः जीवन के विकास के 
साथ ही हास्य के क्षेत्र में भी विकास हुप्रा है और मानवता के विकास के साथ 
श्राज हमारे हास्य का दृष्टिकोण भी बदल गया है। आज किसी का भ्रपकर्ष 
देख कर हम में हास्य की उद्‌भूति नहीं होती परन्तु दो सदी पूर्व मानव उससे 
झपने उत्कर्ष की भावना का प्नुभव फर ह से बिना नहीं रहता था। ऋाज प्रत्येक 
प्रकार की भ्रसंगति हमारे हास्य का कारण नहीं होती। किसी युग का मानव 
फाने, लंगढ़े, भ्रपाहिजों को देख कर हंस सकता था पर प्राज वे हमारी करुणा 
के ध्रालम्बन हैं। झतः क्रमशः मानव जीवन के विकास के साथ ही हमारी हास्य 
सम्बन्धी घारणाों में भी परिवर्तन होता जाता है । इसी लिये श्राज के मानव 
के हास्य के प्रालम्बन श्रव वह नहीं रहे जो सदियों पहले थे । 
हास्योद्रे क के मूल कारणों की विवेचना करने के बाद हमें यह देखना 

है कि हास्य की प्रभिव्यक्ति के कारण क्‍या हैं? हास्य में प्रभिव्यक्षित का स्व- 
रूप भी झालम्बन की परिस्थिति पर निर्भर है क्योंकि हास्य प्रालस्वन प्रधान है। 
अतः सभी सिद्धान्तों का समन्वय करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि हास्य 
के उद्रेक के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं-- 

(१) ज्ञारीरिक गुए।.. (२) मानसिक गुण, 

(३) घठना कार्य कलाप, (४) रहन सहन, (५) शब्दावली । 

इसीलिये इन रूपों फो सम्मुख रखते हुए भारतीय श्राचाय॑ का यह 
कथन ““बिकृता कृति वागविशेषरात्मनो5थ परस्य वा” कितना उपयुक्त लगता है 
शब्दावली वेश-भूषा तथा क्रिया-कलाप के ध्न्तगंत इन सब का समाहार हो 
जाता है। इस प्रकार सेद्धान्तिक रूप से भारतीय हृष्टिकोश भपने में पूर्ण है। 


संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य में हास्य 
की परम्पराएं 


संस्कृत साहित्य में श्यू गार-रस प्रधान है। नवरसों में हास्य-रस की 
गराना श्रवश्य की है किन्तु उसे सदेव गौरा माना है। घमंशास्त्र के रचयिता 
भौर दशनशास्त्र के कर्ता हास्य-विनोद से तो दूर रहेंगे ही, क्योंकि परमात्मा, 
जीवात्मा, मोक्ष, ज्ञान और वैराग्य जैसे विषयों का चिन्तन या विवेचन हंसी 
खुशी को पास ही क्‍यों फटकने देगा ? फिर भी हंसना तो मनुष्य का स्वभाव 
है श्र श्रनादिकाल से वह हसता आया है। कैसी भी कृति की रचना वह क्‍यों 
न करे, हंसने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। इसलिए यह स्वाभाविक 
ही हैं कि संस्कृत के विशाल और गम्भीर समुद्र में हास्य, व्यंग्य या विनोद के 
यत्र-तत्र बिखरे स्वांतिकश उसमें सरसता और सरलता का संचार कर दें। 
कहीं भ्रनुठे साहश्य से श्रौर कहीं श्लिष्ट पदों के प्रयोग से हास्य श्रौर विनोद की 
प्रभिनव-सृष्टि करने की सफल चेष्टा की गई है। 
बेदिक साहित्य में 

ऋग्वेद में ऋषि-मुनियों की मेढ़कों से तुलना की गई है। यह कवि जब 
मंत्रों के घोष के साथ यज्ञ कराने वाले ऋषि-मुनियों को देखता है तब उसे 
बरसात में टरं-टरं मचाने वाले मेंढकों की याद श्रा जाती है। चार्वाक-दर्शन 
के प्रचारकों ने धार्मिक रूढ़ियों की छीछ्ालेदर करने के लिए इभते हुए व्यंग्य का 
झ्राश्नय लिया है--“खाश्रो, पीओ श्रौर मौज करो--उघार लेकर घी छको, 
क्योंकि देह के भस्मीभूत हो जाने पर फिर लौट कर श्राना कहाँ से होगा ?” 

“यावज्जीवेत्‌ सुख' ज्ोवेत्‌ ऋणां छृत्वा घृत॑ पिवेतू, 
भस्मीमृतस्य देहस्य. पुनरागमन॑ कुत: ४” 

पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध का मखौल उड़ाते हुए चार्वाक 

कहते हैं--“भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा ? यदि एक का खाया हुआ 


संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य में हास्प की परम्पराएं दर 


प्रन्न दूसरे के शरीर में चला जाता हो तो परदेश् में जाने वालों के लिए भी 
श्राद्ध फरना चाहिए, उनको रास्ते के लिए भोजन बाँघने की कोई श्रावदयकता 
नहीं ।” 


बाल्सोकी-रामायण तथा महाभारत में 


मन्धरा के कुचक्र में फंसने के बाद कैकेयी ने उस कुबड़ी के सौन्दर्य श्रोर 
बुद्धि की जो व्याजस्तुति की वह कम मनोरंजक नहीं-- 


“भ्रन्य तेहह प्रभोक्ष्यामि मालां कुब्जे हिरण्यर्याम्‌ ॥४७॥ 
भ्रभिषक्ते चमरते राघवेच वन गते । 

जाप्वेन च सुवर्णोन सुनिष्ठप्तेन स्‌ न्‍्दरि ॥४८॥ 
लब्धार्था च प्रतीताच लेपयिष्यामि ते स्थग्र । 

मुखे च तिलक छित्र' जात रूप मयं शुभम्‌ ॥४६॥ 
फारपिय्यामि ते कुब्जे शुमान्यामरणानिच । 

परिधाय शुभे वस्त्र देवतेव चरिष्यसि ॥५०॥। 

चन्द्र माह्ययमानेन मुखेना प्रतिमानता । 

गरमिष्यसि गति मुख्यांगवंयन्ती द्विषज्जने ॥५१॥१ 


“यदि मेरा मनोरथ पूरा हुआ तो मैं तेरे लिए श्रनेक सुन्दर-सुन्दर 
गहने बनवा दू'गी, तेरे कूबड़ पर उत्तम चन्दन का लेप करके उसे छिपा 
दू गी और भ्रच्छे-अच्छे वस्त्र दूगी जिन्हें पहन कर तू देवाज्भूना की भाँति विच- 
रना । चन्द्रमा से स्पर्धा करने वाले भ्रपने मुखमण्डल के लिए सर्वाग्रणी वन कर 
शत्रुभों का मान-मर्दन करती हुई गवंपूर्वक इठलाना ।” 


रामायण की भ्रपेक्षा महाभारत में व्यंग्य-हास्य के भ्रपेक्षाकृत अ्रधिक 
स्थल हैं क्‍योंकि रामायण जहाँ राजकीय जीवन से अधिक सम्बद्ध है वहाँ 
महाभारत लोक जीवन से । उसमें वेश-विपयंय का प्राशय लेकर झनेक विनोद 
पूर्ण भ्रोर उतकन भरी घटनाएँ उपस्थित की गई हैं । स्त्री शिखंडिनी का पुरुष 
वेष में राजकन्या से. विवाह करना, विराट के राजमहल में द्रौपदी के रूप में 
भीम द्वारा कीचक का स्वागत करना, भ्रश्विनी कुमारों के च्यवन से रूप में 
सुकन्या को भ्रसमंजस में डालना, गौतम के वेश में इन्द्र का भ्रहिल्या से रमण 
करना भौर नल बनकर चारों लोकपालों का दमयन्ती को अ्रान्त करना पाठकों 


१. वाल्मीकि रामायण--अ्रयोध्याकाण्ड € सर्गे 


हद हिन्दो साहित्य में हास्य रस 


के लिए विनोद को प्रचुर सामग्री उपस्थित करते हैं। शत्रपक्ष के वीरों में चभते 
हुए व्यंग्य से भरो दपंपूर्ण उक्तियाँ तो महाभारत में सवंत्र बिखरी पड़ी हैं। 


नाढकों में 
संस्कृत के श्रधिकाँश नाटकों में विदूषक के माध्यम से हास्‍्य की सृष्टि 
को गई है। महाकवि कालिदास की श्रमर कृति “अ्रभिज्ञान शाकुन्तल” में 
विदूषक के पेटूपन का चित्रण देखिये-- 
“राजा- विधान्तेन मवता ममाम्यनायासे कर्मारि। सहायेन मवितब्यम्‌ 


विदूषक--कि मोदभ्रखण्ह्म्नाए । तेश हि श्रश्न' स्‌ गहोदो खणो 
(कि सोवक खडिण्फायाम्‌ ।तेनहा स्‌ गृहीतः क्षणः)”* 


श्र्थात्‌ 
राजा--देखो, विश्राम कर धुको तो श्राकर मेरे भो एक फ्वाम में सहायता 
देना । भ्रौर वह काम ऐसा होगा जिसमें तुम्हें कहीं जाना नहीं 
पड़ेगा । 
विदृषक--क्या लष्टशू खाने हैं ? तव उसके लिये इससे बढ़ कर श्रोर 
कौनसा ठीक श्रवसर हो सकता है ? 
इसी प्रकार “विक्रमोवंशीय” नाटक में जब राजा उवंश्ी के प्रेम में 
इतना श्राबद्ध हो जाता है कि अपनी पत्नी काशी नरेश की पुत्री को छोड़ देता 
है तब राजा पर विदूषक व्यंग्य करता है-- 
राजा--[ श्रासनमुपेत्य) वयस्थ न खलु दूरं गता देवी । 
विदूषक--मण विस्सद्ध जं सि वत्तुकामों | श्रसज्ोत्ति वेज्जेण ध्रादुरो 
विश्न सरं मुत्तो मव॑ तत्तहोदीए। (भण विश्वब्धं यददि 
वबतुकाम: । प्रसाध्य इति वंद्येनातुर इब स्वेरं म्‌क्तो भवा- 
स्तत्र मवत्या ।”) 
श्रर्थात्‌ 
“राजा--(श्रपने श्रासन पर बेठकर) वयस्य ! श्रमी देवी दूर तो नहीं 
पहुँची होंगी। 
१. श्रभिज्ञान शकुन्तता--सम्पादक पं० सीताराम चतुर्वेदी, पुरी, 
२. विक्रमोवंशीयम्‌--कालिदास--सम्पादक पं० सीताराम , पृष्ठ १४१५ 


संस्कृत तया हिन्दी साहित्य में हास्य की परम्पराएं ६५ 


विदूषक--जो कहना हो जी खोलकर फह डालो । जसे रोगी को 
असाध्य सम्तक कर वंच्य उसे छोड देता है वसे ही श्रापको 
भी देवी ने यह समझ कर छोड दिया कि श्रव श्राप सुघर 
नहीं सकते ।”' 
इसी प्रकार छूद्रक के “मृच्छकटिक” नाटक में हास्यरस का श्रनठा 
चित्रण हुआ्ला है। नाटक के नायक चारुदत्त जब विदूषक से ब्राह्मण होने के 
कारण चरणोदक देने को कहता है तब विदूषक कितना हास्यपूर्ण उत्तर 
देता है-- 
“चारुदत्त:--दीवतां ब्राह्मण पादोदकम्‌ | 
विदृषकः--कि सम पादोदर्एहू । भूमिए ज्जेव मए ताडिगहहेश विश्र 
पुणोषि लोट्विदव्वम्‌ 
श्रर्थात्‌ 
“चारुदत्त--ब्राह्मण को चरणोदक दो । 


विदुषक--मेरे चर शोदक से क्या लाभ है ? मुझे गधे को भांति जमीन 

में ही लोटना है ।” 
महाकवि भवभूति के “उत्तर-रामचरित'” नाटक में लक्ष्मण जब 
रामचन्द्र जी के यश का वर्णन करते हैं तब लव की व्यंग्योवित दर्शवीय है-- 


* लव--कोहि रघुप्तेइचरितं च न जानाति, यदि नाम किचिदस्ति 
वकक्‍तव्यम्‌ । श्रथवा शान्तम्‌,-- 
बृद्धास्ते न विचारणीय चरितास्तिष्ठन्तु हु बतंते 
सुन्दस्त्री मथनेःप्यकुण्ठयशसो लोके महान्तो हिते 
यानि श्रीष्यकुतो मुखान्यपि पदान्यासन्खरायोधनो 
यहा कौशलमिन्द्रसूनुनिधने यत्राप्यमिज्ञोजन: ॥”* 
अर्थात्‌ 
“रामचन्द्र जो वयोवद्ध हैं। श्रतः उनके चरित्र की प्लालोचना उचित 
नहीं । उसके विषय में क्या कहा जाए ? सुन्द की श्रबला स्त्री ताड़का को 
मारकर भी उनके घवल यज्ञ में बट्टा नहों लगा शोर वह संसार में झ्ब भी 


१. मुच्छुकटिक--शूद्रक--सम्पादक काश्षीनाथ पांडुरंग, पृष्ठ ७१ 
२. उत्तररामचरित--भवभूति-- संपादक-नारायण॒ राम झाचाय॑, पृष्ठ३४३ 


जे 


६६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


महापुरुष माने जाते हैं । खर राक्षस से युद्ध करते समय वह जो तोन डग पीछे 
हटे थे, प्रयवा हन्द्र के पुत्र बाली को मारनै में उन्होंने जिस कौशल का झ्राश्रय 
लिया था उन सभो बातों से सारा संसार भली भाँति परिचित है।” 

भवशूति ने श्रपने नाटकों मैं जहां कहीं हास्य की भ्रवतारणा की है वहां 
उनका हास्य बड़ा ही संयत शिष्ट एवं परिष्कृत रुचि का परिचायक हुमा है । 
उनका गम्भीर हास्य स्मित की सीमा का उल्लंघन नहीं करता--हृदय में एक 
कोमल गरुदगुदी सी पैदा करके अ्रपने वेद्ध्य मात्र से मुग्घ कर देता है । उनका 
हास्य अंग वाणी वा वेश की विकृति से उत्पन्न न होकर बौद्धिक विनोद पर 
आलम्बित रहता है । उनके एक शिष्ट हास्य का और उदाहरण देखिए | सीता 
चित्र में उभिला की श्रोर संकेत करके लक्ष्मण से विनोद करती है-- 

“बत्स इयमपरा का ?” (वत्स, यह दूसरी कोन है ? ) 

किन्तु यह परिहास भी सीता कि मातृत्व-भावना के सर्वेथा श्रनुकूल है। 

“वेणीसंहार” में चावकि राक्षस के अनगंल संदेश द्वारा घीरोदत्त 
युधिष्ठिर का एक प्रकार से उपहास किया गया है। श्रश्वत्थामा की भावुकता 
श्रौर ब्राह्मणोचित तेज तथा करा की कट्ठक्ति और व्यंग्य इनका तुलनात्मक 
चित्रण भी सुन्दर हु्रा है । 

संस्कृत गद्य लेखकों में 'दण्डी' ने हास्य की श्रच्छी सृष्टि की है। कहीं 
शिष्ट हास्य भ्रौर कहीं मधुर व्यंग्य का इन्होंने आश्रय लिया है । एक श्रनूढी 
व्यंग्यात्मक शेली में इन्होंने दम्भी, तपस्वियों, कपटी ब्राह्मणों, धूर्त कुटनियों, 
औ्रोर हृदयहीन वेश्याग्रों का खूब भण्डाफोड़ किया है। बाण में भी परिहास का 
भ्रभाव नहीं । द्रविड़ यति के वर्णन में उनकी परिहास प्रियता दर्शनीय है । 

काव्य शास्त्रों में 

साहित्य दपंणकार विश्वनाथ के हास्य रस के जो उदाहरण दिए हैं 
वह सुन्दर हैं-- 

“ग्रुरोगिरं: पंच दिनान्यधीत्य वेदान्त शास्त्राणा दिनत्रयं च। 

श्रमी समाप्राय च तकंवादान्‌ समागता कुकक्‍्कूट मिश्र पादा:॥ 

श्र्थावृ--यह देखिये, कुक्‍्कुट मिश्र श्राए हैं। इन्होंने गुर से कुल जमा 
पाँच दिन शिक्षा पाई है। सारा वेदान्त शास्त्र तीन दिन में पढ़ा है श्रौर तक 
शास्त्र तो फूल की तरह सूँघ डाला है ।” 


हर) 





१, साहित्य दर्पण--विश्वनाथ, पृष्ठ १५६ 


संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य में हास्य की प्रम्पराएं ७ 


“श्री तातपा्देविहिते निवन्धे निरूपिता नूतनयुक्ष्तिरेषा, 
अज्ूछ गवां पूर्व महो पवित्र न वा कर्य रासमधर्म पत्न्याः 
प्र्थात्‌--हमारे पिता ने श्रपनी पुस्तक में एक नई युवित रबखी है, 
(वे कहते हैं) गो का भर तो श्रब तक पवित्र माना ही जाता था, पर श्रागे से 
गधी भी क्‍यों न वैसे ही पवित्र मानी जाय (6५ 
प्राचार्य मम्मट ने “काव्य-प्रकाश” में यह उदाहरण दिया है-- 
“झ्ाकु च्य पाणिमशुचि मम मूध्नि वेश्या, 
संत्राम्भसां प्रतिपद पृषत: पवित्रे । 
तारस्वनं प्रतितथृतुकमदात्परहारम्, 
दा हा हतोःहमिति रोदिति विष्णशर्मा ।”* 
विष्ुक्षर्मा नामक किसी दुराचारी विद्वान्‌ ब्राह्मण की दिल्लगी उड़ाता 
हुआ कोई कहता है--“देखिए, कंसी मजे की बात है। विष्णु शर्मा 'हाय हाय 
करके रोते और कहते थे कि मेरे जिस मस्तक पर मंत्रों से पवित्र किया हुथा 
जल छिड़का गया था, उसी संस्कृत मस्तक पर इस वेश्या ने अपने अ्पविश्र 
हाथों से तड़ातड़ चपत लगाये।” 
“भदारमरन्द चम्पू” में हास्य का यह उदाहरण है-- 


"लेखिनीमित इतो विलोकयनू कुत्र कुत्र न जगास पद्मसू: | 
तां पुनः श्रवरासीमसंगतां प्राप्य नम्नरवदनः स्मितं दधो ९! 


प्र्धात्‌--''कलम तो कान पर रखी हुई थी भौर इसे इधर उधर खूब 
हूंढ़ा, भन्त में यह कान पर ही मिली । यह देख कर हंसी आई शोर उसने 
सिर नीचा कर लिया ।” 


सुभाषित 


संस्कृत साहित्य में सुभाषित के रूप में भ्नेक हास्य-उक्तियाँ प्रचलित 
हैं। यद्यपि हास्य-रस के सुभाषित पद्य अन्य रसों की अपेक्षा कम मिलते हैं 
अप प्राप्य हैं वे श्र्थ-चमत्कार एवं शब्द-चमत्कार दोनों ही दृष्टियों से 
श्रेष्ठ हैं । 


१. साहित्यदपंण विश्वनाथ पृष्ठ १५६ 
२. काव्यप्रकाश--मम्मट 


हर्ष हिन्दो साहित्य में हास्य रस 


“ जिह्वायाः छेदनं नास्ति न तालुपतनाद्‌ मयम्‌, 
निविशेषेश वक्‍तव्यं निलंज्ज: को न पण्डितः ।”* 


अर्याव्‌ू--"जीभ कट नहीं जाती, सिर फट नहीं जाता । तब फिर जो 
मुह में श्रावे, सो कह डालने में हरज ही क्या है ? निरलेज्ज मनुष्य पण्डित 
बनने में देर क्‍यों करे ?” 


“'सदावक्र: सदा क्रूर: सदा पूजामपेक्षते, 
कन्याराशिस्थितो नित्यं जमाता दहामोग्रह. ।”* 


ग्र्थात्‌--“दामाद दसवां ग्रह है । वह सदा वक्र श्रौर ऋर रहता है, सदा 
इजा चाहता रहता है और सदा “कन्या” राशि पर स्थित रहता है।” 
“पांडुरा: शिरसिजास्त्रिवली कपोले, 
दन्तावलिविगलिता न चमे विषाद: । 
एसणीहशो युवतय: पथि मां विलोक्य, 
तातेति भाषणपरा: खलु वज्ञ्रपातः 


एक रंगीला वृद्ध कहता है--वया करें सिर के बाल सफेद हो गए, 
गालों पर भुरियाँ पड़ गई, दांत टूट गए, पर इन सब बातों का मुझे कुछ भी 
दुःख नहीं है । हाँ, जब रास्ते में चलते समय मृगनयनी स्त्रियाँ मुझे देखकर 
पूछती हैं--बाबा, किधर चले ? तो उनका यह पूछना मेरे सिर पर बज्ध की 
तरह गिरता है।” 
तृपातं पथिक को पानी पिलाती हुई प्रमदा के चन्द्रमुख की सुधा का 
श्राकंठ का पान कर रहा है, इस रोमांचकारी अ्रनुभव का अ्रधिक देर तक 
आस्वादन करने के लिए वह अपनी अ्गुलियों के बीच से पानी निकल जाने 
देता है, वह कामिनी भी उत्कठावश पथिक के प्रति उदार होकर पानी की 
पतली घार धीमे-घीमे गिराती है । 
“यथोर्ध्वाक्ष: पिवत्यम्वु पथिको विरलांगुलि:, 
तथा प्रपापालिकापि घारां वितनुते तनु ।” 
इसी प्रकार हाज़िर-जवाबों का एक उदाहरण देखिए-- 





१. सुभाषितरत्नभंडागारमु--काशीनाथ, पृष्ठ ३८० 
९८ ] 
३. 


१] 


संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य में हास्य की परम्पराएँ द& 


“कवय: फालिदासाद्या भवभूतिमंहाकवि:, 
तरब: पारिजाताद: स्तुही वृक्षों महातरु: ॥/ 
अवभूति के समर्थक कहते थे--“कालिदास शआादि तो _कैबल कवि हैं 
किस्तु हमारे भवभूति महांकवि हैं।” इस पर कालिदास के प्रशंसक यह मु ह- 
तोह उत्तर देते--“ठीक है, स्वर्ग के वारिजात भादि भी तो केवल वृक्ष ही हैं, 
हाँ, स्नुही दृक्ष (सैहुड़) श्रवश्य “महावृक्ष” है १” (प्रायुवेंद में सैंहुड़ नामक 
कंटीले वृक्ष को महातर कहते हैं) । 


पंचतंत्र एवं हितोपदेश 

हितोपदेश में “सुहृद्‌ भेद:” के श्रन्तगगंत एक कथा है जिसमें वाकूछल 
(५४६) का सुन्दर प्रयोग हुआ है। एक स्त्री के दो प्रेमी थे । एक दण्डनायक 
था दूसरा उसका ही पुत्र । एक दिन पुत्र उत्त स्त्री के पति के यहां बंठा बांर्ता- 
लाप कर रहा था, उसी समय उसका पिता श्रा गया । उस स्त्री ने पुत्र को घर 
में छितरा दिया। थोड़ी देर के पद्चावु ही उस स्त्री का पति भी श्रा गया। 
दण्डनायक घवराया लेकिन स्त्री ने उससे कहा कि तुम चले ज।भ्रो । उसने दर- 
वाजा खोल दिया झ्ौर दण्डनायक निकल गया। स्त्री के पति ने भ्रन्दर भाकर 
पूछा कि दण्डनायक क्यों श्राया था, उसने उत्तर दिया-- 

“अ्रयं केनावि कार्येए पुत्रस्योपरि ऋुद्ध: । स थ मार्गपंसारणोःप्य त्रागत्य 
प्रविष्डो मया फुशुले निक्षप्य रक्षित: । तत्पित्रा चान्विष्यात्र न हृष्ट: । झ्रत एवाय॑ 
दण्डनायक: क्रुद्ध एवं गच्छति” ३१ 

प्र्थात्‌--दण्डनायक का ऋगड़ा उसके पुत्र से हो गया था। झपने पिता 
के क्रोध से बचने के लिए यह लड़का यहाँ भ्रा गया। इसको मैंने पिछले कमरे में 
छिपा लिया था। दण्डतायक यहाँ श्राया शोर आकर किवाड़ इसलिए बन्द कर 
लिए कि लड़का कहीं भाग न जाय और उसे तलाश करने लगा लेकिन जब 
लड़का उसे नहीं मिला तो क्रोध करता हुआ निकल गया । इस पर उसका पति 
अ्रपनी पत्नी फी दयालुता एवं उदारहदयता पर अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ । 

इसी प्रकार पंचतंत्र में दो मुह वाली चिड़िया को कथा में भी हास्य 
का सूजन सुन्दर हुआ है । एक चिड़िया के दो मुह थे लेकिन शरीर झोर पेट 
एक ही था। एक 'दिन मुह के भ्रन्दर शहद भ्रा गया, दूसरे मुह ने शहद में से 
अपना हिस्सा माँगा लेकिन यह कह कर कि उसने प्राप्त किया है, दूसरे को 

१. हितोपदेश--श्री नारायण पण्डितेन संग्रहीत, पृष्ठ ६८ 





७० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


नहीं दिया गया । दूसरे मुह ने जहर पी लिया जो कि पेट में गया । परिणाम 
स्वरूप चिड़िया मर गई। 

इसमें अन्तहित व्यंग्य यह है कि शासक तथा शासित, नौकर तथा 
मालिक, पति तथा पत्नी, दो मुह वाली चिड़िया के समान हैं, यदि इनमें से 
कोई एक अपना श्रधिकार सत्र सुविधाश्रों पर रक्खेगा तो दूसरा जहर खाकर 
दोनों को समाप्त कर देगा । 


हिन्दी साहित्य में हास्य की परम्परा 


“हिन्दी ने जहाँ संस्कृत-प्राकृत की श्रोर रीति-नीति उत्तराधिकार में 
प्राप्त की वहां हास्य की सामग्री भी थोड़ी बहुत श्रपतायी । परन्तु धीरे-धीरे 
सम्यता झ्लौर समाज में परिवतंन होते रहने के कारण हिन्दी का हास्य उसके 
श्वुद्भार की भांति उसी परम्परा का भ्रन्घानुयायी न रह सका श्रोर उसका जो 
यत्किंचित विकास हुश्ना वह स्वतन्त्र हो हुप्रा।"* 

हिन्दी का प्रारम्भिक काल वीरगाथा काल के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
काल में हास्य रस का काव्य कम लिखा गया । हाँ, जगनिक के वीर गीतों की 
गूंज मात्र भ्रनेक बल खाती हुई श्राज भी हमारे ऱमाज में व्याप्त है श्रौर उसकी 
घटाटोप सनसनी में कभी-कभी, “युद्ध का नाम सुन कर कायरों की धोती 
ढीली पड़ जाती है” श्रादि वाक्य हँसी की बिजली चमका देते हैं । 

वीरगाथा काल के श्रन्तिम चरण में कवीर का जन्म हुआ । इन्होंने 
हिन्दी साहित्य में व्यंग्य लिखने की परम्परा स्थापित की । इन्होंने हिन्दू शोर 
मुसलमान दोनों को सावधान किया। इनका व्यंग्य बड़ा तीखा होता था। 
प्रतिमा पूजन की हँसी उड़ाते हुए कबीर ने कहा है -- 

“वाहन पूजे हरि मिले--तो किन पूज पहार, | 
याते तो चक्की मली, पीसि खाई संसार । 
--(कबीर) 
कबी रदास ने उन घम्मंध्वजियों तथा पाखंडियों की खूब खबर ली है 
जो समाज में धर्म के नाम पर श्रनाचार फंला रहे थे-- , 
माला तो कर में फिरे,, जीम फिरे मुख मांहि, 
मनुवा तो चहुँदिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाहि । 
मा --(कबी र) 
१. हिन्दी कविता में हास्य रस डा० नयेन्द्र--“बीणा” नवम्बर १६३७, पृष्ठ ३३ 


संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य में हास्य की परस्पराएँ ७१ 


मैविल-कोकिल विद्यापति भी हास्य-रस लिखने में पीछे नहीं रहे । 
'छुदूम बिलास” में “जटला” सास को तो मूर्ख बताया ही गया है । इसके 
उपरांत शिवद्वंकर की ग्रहस्थी में उन्हें हास्य के लिए श्रधिक सामग्री मिली है-: 
“कितब गयो मोरे बुढिला जती, 
पीसल भाँग रहल गेर सतो।॥” 
--(विद्यापति) 
कहती हुई गोरी अपने बुढ़िला जती के लिए परेशान है, उधर ब्रह्मा 
ग्रादि उनको शिव की करतूतों पर चिढ़ा रहे हैं । इसके उपरांत जायसी के 
पद्मावती रततसेन के प्रयम मिलन (मथुवन्ध) प्रसंग में हास्प की श्रच्छी 
योजना हुई है । रतनसेन को मिन्‍नतें सुनं कर पद्मावती कह उठती है-- 
“झ्रो हठि दूर जोग तेरी चेरी--श्रावे बास करऊुटा केरी, 
हां, रानी, तू जोगि मिश्लारी --जोगहि मोगहि कौन चिह्वारी ।” 
पु --(जायसी ) 
वास्तव में देखा जाय तो विशुद्ध हास्थ एवं वक्ोक्ति का जितना सफल 
प्रयोग भावाधिपति सूर ने किया वह वेज़ोड़ है । वाकूछल (५४१४) का प्रयोग 
देखिये--कृष्ण चोरी करते पकड़े जाते हैं । गोपी के पूछते पर कि “श्याम 
कहा चाहत से डोलत ?” श्राप कहते हैं “मैं जान्यो ये घर श्रपनों है या बोखे 
में श्रायो; देखत ही गोरस में चींटी काढ़न को कर नायो ।” हास्य के जितने 
प्र्वार हैं सूर साहित्य में सव मिलते हैं । व्यंग्य (8०97०) का प्रयोग देखिए-- 
“ऊघो घन तुम्हरो व्योहार ! 
घनि वे ठाकुर, घनि वे सेवक, घनि तुम बरतन हार (” 
स्मित हास्य (९००० घछ०ए०००) की जितनी शुद्ध व्यंजना सूर में मिलती 
है वह अन्यत्र दुलंभ है। ऊघो को देखकर गोपियाँ कहती हैं-- 
*झ्राये जोग सिखावन पांडु । 
परमारथी पुरानन लादे ज्यों बनजारे टांडे ७४“ 
जब वे अपनी निर्गुण ज्ञान गाया बघारते हैं तो गोपियाँ उन्हें बनाना 
प्रारम्भ कर देती हैं-- 
(१) “नियुण कौन देस को वासो 
सधुकर कहु समझाय सोहदे, बुरति साँच न हाँसी ४” 
(२) “ऊधो, जाहु तुम्हें हम जाने 
श्याम तुम्हें ज्ाँ नह पठाये, तु८ हो बीच भुलाने ४7 


७२ हिन्दी साहित्य में ह।स्थरस 


तुलसीदास जी ने हास्य की परम्पराएँ स्थापित करने में योग दिया । 
रामचरितमानस तथा कवितावली में अ्रनेक स्थलों पर हास्य, व्यंग्य, वक्रोक्ति, 
वाक्‍्छल आ्रादि की सुन्दर ब्यंजना हुई है। वक्र-उक्ति (7079 ) का प्रयोग 
लक्ष्मण-परशुराम संवाद में सुन्दर हुआ है। 

“बाल-ब्रह्म चारी अ्रति क्रोघी” का अ्रका रण क्रोध देख कर लक्ष्मण 
कंसी चुटकी लेते हैं--“बहु धनुहीं तोरों लरिकाई, कबहुँ न अस रिस कीन 
गुसाई ।” लेकिन बात बढ़ जाने पर लक्ष्मण के शब्दों में एक अवूर्व वक्रता आा 
जाती है-- 


“लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा । 
तुम्ह।ह श्रझत को बरनहिं पारा ॥ 
श्रापन मुह तुम श्रापन करनी । 
बार श्रनेक भांति बहु बरनी ॥ 
नहिं संतोष तो पुनि कछ कहूह । 
जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहू ॥” 
+--( रामचरित मानस) 


इसके अतिरिक्त नारद-मोह प्रसंग एवं ग्रंगद-रावण संवाद में वाक्छल 
के उदाहरण मिलते हैं। रामचन्द्र जी के ग्रात से देवताग्रों के हर्ष का वर्णन 
कितना हास्य-मय किया गया है-- 
विन्ध्य के बासी उदासी तपोब्रतधारी महा बिनु नारि दुखारे । 
गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृन्द सुखारे। 
ह्वें हैं सिला सब चन्धमुखी, परसे पद-मंजुल कंज तिहारे । 
कीन्हीं भली रघुनायक जू जो कृपा करि काननकों पग्रु धारे ॥/! 
--(कवितावली ) 
जिन दिनों एक ओ्रोर भवित का स्रोत उमड़ रहा था उन्हीं दिनों दूसरी 
ओर अकबरी दरवार में कला का विकास हो रहा था। रहीमदास ने पुरुष 
पुरातन से मजाक किया -- 
“कमला थिर न रहोम कहि, यह जानत सब कोय । 
पुरुष पुरातन की बच्यू, क्‍्योंन चंचला होय।” 


रीतिकाल तो श्वृद्ञार-रस प्रधान था ही । हाँ, परम्परा निर्वाह करने के 
हेतु हास्य-रस के छन्द भी कवियों ने लिखे । विहारी के कुछ दोहों में हास्य की 


संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य में हास्य को परम्पराएं ७३ 


बड़ी सूक्ष्म व्यंजना मिलती है । श्ररिसकों पर उन्होंने व्यंग्य करते हुए 
लिखा है-- 
“करले सू'घि सराहि कं, सब रहे गहि मौन । 
गन्धी गन्ध गुलाब को, गेंबवई ग्राहक कोन ॥ 
करि फुलेल को श्राचमन, मोठो कहत सराहि । 
रे गन्धी, मति श्रन्ध तू श्रतर दिखाबत काहि ॥7 
--(बिहारी ) 
इसके प्रतिरिक्त बिहारी का हास्य-रस की दृष्टि से यह दोहा बहुत 
प्रसिद्ध है -- हि 


“बहुघन ले अहसानु कं, पारो देत सराहि। 
बंद बच्चु हँसि भेद सो, रहो नाह मुह चाहि ॥” 
(बिहारी) 
वंद्य जी दूसरों को तो शक्तिवध्धंक औषधि देते हैं, लेकिन स्वयं शक्ति 
संचय करने में अ्रसमर्थ हैं। 


रीतिकाल के अलीमुहीब खां “प्रीतम” भी हास्य रस के प्रसिद्ध कवि 
हुए। उन्होंने “खटमल-बाईसी” लिखी । इन्होंने भ्रपनी कविता का झालम्बन 
रग्मल को बनाया-- 
“जगत के फारन करन चारों वेदन फे, 
फल सें बसे थे सुजान ज्ञान घरि के। 
पोषन प्रवनि, दुख-सोषन तिलोचन 'े, 
सागर में जाय सोए सेस सेज करि के ॥ 
मदन जरायो जो, संहारं हृष्टि ही में सृष्टि, 
बसे हैं पहार बेऊ भाजि हरवरि क॑। 
विधि हर हर, झोर इनतें न कोऊ, तेऊ, 
खाट पे न सो्वे खटसलन को डरि कौ ॥ ९ 
“दाघन पे धयो, देखि बन में रहे छपि, 
साँपन पे ग्रयो, से पताल ठोरि पाई है। 
गजन प॑ गयो घूल डारत हैं सोस पर 
बेंदन पे गयो काहू (हर न वताई है। 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास--भाचाय॑ शुक्ल--संशोधित संस्क रण, पृष्ठ २४० 





छ्ड हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


जब हहराय हम हरि के निकट गए, 
हरि मोसों कही तेरी मति भूल छाई है । 
कोऊना उपाय, भठकत जनि डोलें, सुन, 
खाट के नगर खटमल को दुहाई है ॥* 


रीतिकाल में श्रधिकतर हास्य के झालम्बन कृपण नरेश तथा देवता 
रहे । सूरन कवि के डब्दों में पावंती जी की परेशादी का हाल देखिए-- 


“बाप विष चा्खे भया षटमुख राख देखि, 
श्रासन में राखे बस बास जाको अचले । 

मृतन के छेपा झ्लास पास के रखेया, 

श्ौर काली के नर्थया हू के ध्यान हूं ते न चले। 
बेल बाघ बाहन बसन को गयन्द खाल, 

भांग फी धतूरे की पसारि देत श्रंचले । 

घर को हवाल यह संकट को बात केहे, 

लाज रहै कंसे पूत मोदक को मचले ।””* 

फेरन कवि “चतुरानन की चूक” के माध्यम से हास्य की कितनी सुन्दर 
व्यंजना करते हैं-- 

“भृहिन दरिद्र, गृहत्यागिनि विभृति दीन्हों, 
पापिन प्रमोद प्रुन्यवन्तन छलो गयो। 

सनि को सुचित्त रवि ससि को कलेस, 
लघु व्यालन श्रनन्द सेस भार तें दलो गयो । 
“केरन” फिरावत गुनिन गृह द्वार द्वार, 
गुन ते बिहोन ताकि बेठक मलो दयो। 
कौन कौन चूक कहीं तेरी एक श्रानन सों, 
नाम चतुरानन प॑ चुकतो चलो गयो।”* 


बेनी के भड़ोवे (5०४7०) हिन्दी में अपने ढंग की एक मात्र वस्वु है । 
“भड़ौवे” में उपहासपूर् निन्दा रहती है। पिता के श्राद्ध में दुगंन्धियुक्त पेड़े 
भेजने पर “वेनी” कवि उस कृपण पर व्यंग्य बाण से प्रहार करते हैं -- 





१. हिन्दी साहित्य का इतिहास--प्राचायं शुक्ल--संशोधित संस्करण, पृष्ठ २४० 
२. माधुरी, जुलाई १६४३, पृष्ठ पु३३ 
३. क्र श्रे६ 


संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य में हास्‍्य को परम्पराएं ७५ 


“द्वींटी न चाठत मूसे न सुघत, 
माँछो न बास ते झ्लावत नेरे । 
झ्रानि घरे जब ते घर में, 
तब ते रहे हैजा परोसिन घेरे॥ 
माटिहु में कछ स्वाद मिले इन्हें, 
खाय सो हूढ़त हर॑ बहेरे 0४ 
चौंकि उद्यो पितु लोक में बाप ये, 
आपके देखि सराध के पेरे ॥/* 
इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य में प्रारम्भ से 
ही हास्य-रस की रचनाएँ होती रही हैं। प्रालम्बन लगथग एक से ही रहे । 
उत्कृष्ट कोटि के हास्य का भ्रभाव ही रहा । जिसका कारण एकमात्र श्टगार 
रस की प्रधानता एवं ह्वास्य-रस को श्रधिक महत्व न देना ही था। श्रपने इष्ट- 
देवों से उपालम्भ, पेहूपन का मजाक ही प्रधान रहा । सामाजिक कुरीतियों एवं 
समाज सुधार की भ्रोर भी कबीर ने मार्ग दिखाया । हाँ, हमारे महाकवि सूर 
एवं तुलसी में जो हास्य मिलता है वह भ्रवश्य उच्च स्तर का रहा है। सूर जंसा 
“स्मित” एवं “वक्र-उक्ति” मय हास्य तो श्राज भी दुलंभ है। 


|सिलके>+भ> कब «++०+++आनन»»५न« 


१: माघुरी जुलाई १६४३, पृष्ठ ६२७ 


ब्प्रूर 
हास्य को कमी 


*यह बात कहनी पड़ती है कि शिष्ट झोर परिष्कृत हास्य का जंसा 
सुन्दर विकास पाइचात्य साहित्य में हुआ्ला है वेसा श्रपने यहाँ श्रमी दिखाई नहीं 
दे रहा है ।* 


शुक्ल जी के उपरोक्त कथन से भ्रसहमत होना कठिन है । यह निवि- 
वाद रूप से सत्य है कि दिन्दी साहित्य में प्रारम्भ से ही हास्य-रस का अश्रभाव 
रहा है। पिछले श्रध्यायों में यह विवेचन किया जा चुका है कि प्राचीन काल में 
श्रृज्भधार रस हमारे काव्य पर छाया रहा । संस्कृत से जो परम्पराएँ हमें मिलीं 
वह भी श्यज्ञार रस प्रधान ही मिलीं । गुण एवं मात्रा दोनों की दृष्टियों से 
देखा जाय तो पाश्चात्य साहित्य में जो हास्य रस का विवेचन एवं कृतियाँ 
मिलती हैं उनकी श्रपेक्षाकृत हिन्दी साहित्य में हास्य रस की मात्रा श्रत्यन्त अल्प 
रही है! संस्कृत के आराचार्यों ने हास्य रस के लक्षण एवं उदाहरण देकर तथा 
प्रहसन क्रिया के भेद बता कर छुट्टी पा ली । “बसा ने हास्य रस का जो सूक्ष्म 
विवेचन अपने “लाफ्टर” में किया है वेसा हमारे साहित्य में नहीं मिलता । 
बग्गंसाँ ने “हम क्‍यों हंसते हैं'”, इस प्रइन का उत्तर श्रपनी पुस्तक में बड़ी स्पष्टता 
से दिया है । वर्गंसाँ ने हास्य के मुल को “असंगति” माना है तथा हमारे यहाँ 
के आचार्यों ने हास्य के मूल को “विक्ृति”” माना है। यद्यपि दोनों का तात्पय॑ 
यही है कि हास्य के खुजन के लिए भेद-द्रष्टा होना श्रावश्यक है | किन्तु भार- 
तीय प्रतिभा अपने दाशंनिक संस्कारों के कारण अश्रभेद-द्रष्टा रही है इसलिए 
वह हास्य के भ्रधिक ग्रनुकूल नहीं पड़ी । 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास-श्राचार्य शुक्ल--संशोधित एवं परिवद्धित 
संस्क रण, पृष्ठ ४३४ 


मम पल कर 
(835 २७......«०००००००: 
श्र तवाद 


भारतीय जीवन-दर्शन के विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि 
“भारती हृष्टि स्देव भेद में श्रभेद देखती रही है--6 त को मिटाकर श्रद्व॑ त 
की स्थिति को प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य रहा है। यों तो समय-समय पर 
यहाँ श्रनेक दर्शनों की सृष्टि हुई है जो एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, फिर भी 
गहरे में जाकर देखने से श्रह्न॑त भावना प्रायः सभी में मूल रूप से श्रनस्यृत 
मिलती है । वास्तव में प्रनेकता में एकता की प्रतीति--भेव में भ्रमेद की प्रतीति 
के बिना पूर्ण श्रास्तिकता की स्थिति सम्भव नहीं है। परन्तु श्राप देखें कि यह 
जीवन-हृष्टि हास्य के एकान्त प्रतिकूल पड़ती है।”' डा० नगेन्द्र का यह कथन 
व्यंग्य (2४07०) तथा बक्रोक्ति (7०75) के लिए तो ठीक हो सकता हैं किन्तु शुद्ध 
हाश्य के सृजन के लिए अद्वेतवादी जीवन-द्शन कहाँ तक वाघक रहा है यह समभ 
में नहीं श्राता । व्यंग्य तथा वक्रोदित में एक दूसरे को नीचा दिखाने की तथा 
निन्‍्दा करने की प्रवृत्ति रहती है। “किन्हों भ्राचार्यों ने तो हास्य के पीछे दूसरे 
को नीचा विखाने श्रौर श्रपने को श्रेष्ठ साबित करने की प्रवृत्ति बतलाई है। . 
यह भो भ्रह्वं तवाद के विरुद्ध है किन्तु यह हूँ त-मानव (यदि है तो) नगेद्व जी 
के बताये हुए व्यंग्य (8०४४०) प्रौर वक़ोकित (77०75) के मूल में श्रघिक है। 
शुद्ध हास्य के मूल में तो फालतू उमंग जो खेल सें भो देखो ज्ञाती है। 
अधिक है। फथित द्वंत भावना भी विषमता, विकृति श्रौर श्रसंगति 
को न सह सकने तथा भेद में श्रभेद श्रोर विषमता में साम्य खोजने की 
भव त-परक प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति फेवल हास्य में ही नहीं है विज्ञान 
भ्रौर दर्शन सभी में है। वेज्ञानिक नियम भी इसी फे फल हैं। हास्य 
द्वारा वेषम्ध'झौर विलक्षणता को दूर फर समानता लाने की चेष्टा की जाती 
है। यह सर्वया मारतीय मनोवृत्ति के प्रनुकूल है।”* वस्तुतः अद्वं तवाद हास्य- 
रस के सूजन में कुछ हृद तक बाघक भवश्य है किन्तु शुद्ध हास्य के सूजन में 
विशेष बाघक नहीं । जैसा कि पिछले अध्याय में भी विवेचन किया गया है कि 
बेदिक साहित्य में हास्य-रस बराबर लिखा गया है। 


गस्भीर भावुक प्रकृति 


हास्य में तथा भावुकता में बेर है। इसके लिए रुक्ष और व्यवहारिक 
प्रकृति वांडनीय है। राग झौर ्वेष, हमारे मानव-जीवन में यही दो मौलिक 











१: साहित्य सन्देश--दिसम्बर १६४६-पृष्ठ २२८, डा० नग्रेन्द्र 
२» साहित्य सन्देश--दिसम्बर १६४६--पृष्ठ २२२, बाबू गरुलाबराय 


थिल्क्लाओ 35 27५७७ हा 75% 
282 के 


/ 7 9७ 


जद हिन्दी साहित्य में हास्थ रस 


प्रवृत्तियाँ हैं। परिणामस्वरूप श्र गार और करुण रस ही अधिक प्रचलित रहे। 
हमारे यहाँ रानी मिलेंगे या मिलेंगे बेरागी। भश्रापको इसके बीच की चीज 
नहीं मिलेशी । इसबत्रिए हमारे यहाँ हष को ही महत्व दिया गया है। हास्य से 
सन्तोष नहीं हुआ । “थोवन में उसने हु को हो लक्ष्य बनाया है भ्रौर यदि 
उसमें व्याघात पड़ा है तो वह उससे विरक्त होकर उसे त्याग ही बंठा है। 
गम्भीर प्रकृति का मनुष्य विकल या कुण्ठित होने पर ठोकर मारना पसन्द 
करेगा, हँसेगा नहीं ।”* 


अंग्रेजी नाटककार श्ेक्सपीयर के दुखान्त नाटकों में भी हास्य रस मिलता 
है। उनकी प्रकृति ही ऐसी है कि विपदाओं में भी हंस सकते हैं। उनका 
जीवन व्यवह।रिक एवं गतिशील है । वे जीवन में भ्राने वाली प्रत्येक बाघा का 
उपहास कर सकते हैं परन्तु हमारे यहाँ के भवभूति भ्रादि कवि ऐसी विषम 
परिस्थितियों में करण रस का सृजन ही कर सकते हैं । 


परिस्थितियाँ 


कविवर 'प्रसाद' जी के मत से हास्य मनोरंजिनी वृत्ति का विकास है 
परन्तु हमारी जाति शताब्दियों से पराधीन श्रोर पददलित है इसलिये हमें हँसने 
के लिए प्रवकाश ही नहीं है। वोरगाथा तथा भक्ति युग की परिस्थितियों पर 
एक नजर डालने पर स्पष्ट हो जाता है कि उन विपरीत परिस्थितियों में हास्य 
का सजन कितना अ्रसम्भव था । वीरगाथा काल में कवियों को वीर रस लिखने 
से ही फुरसत नहीं मिलती थी तथा भक्तिकाल में जो भावना का उद्र क था वह 
हास्य रस के सृजन के सर्वेथा प्रतिकूल था। रीति युग में श्रवश्य कविता का 
दरबार स्थापित हो गया था और यह भी भ्राशा की जा सकती थी कि प्राश्रय- 
दाताओं के मनोरंजन के लिए कविजन हास्य रस की व्यंजना करते किन्तु 
इसके विपरीत हास्य रस श्रौर भी कम मिलता है। इसका स्पष्ट कारण है 
मानसिक श्रस्वस्थता । “रीति युग में हमारा समाज मन श्रोर शरीर बोनों में हो 
रुप्एा था--उस समय प्रस्वस्थ श्टगार फी हृष्टि सम्मव थी--राजा लोगों 
का सम्पन्न सामराजिकों का उसी से मनोरंजन हो सफता था। स्वस्थ हास्य 
की श्रपेक्षा श्टद्भार की चुहल हो उन्हें श्रधिक प्रिय थो ।”* इस काल में केवल 
परम्परा पालन के हेतु कवियों ने हास्यरस लिखा । 


१. बाबू गुलावराय--साहित्य सन्देश--दिसम्बर १६४६, पृष्ठ २२२ 
२. साहित्य सन्देश--दिसम्बर १६४६--डा० नगेन्‍्द्र, पृष्ठ २२६ 


करएकाारमवा 


हास्य में कमी ७६ 


बतेमान स्थिति 


भारतेन्दु काल में भ्रवर्य हास्य रस का सुजन सन्तोषजनक हुआ ग्रार 
यह आशा होने लगी थी कि श्रव यह प्रभाव पूरा हो जायगा। दासता के 
बन्धन में होते हुए भी उस समय एक लेखक मंडल तैयार हो गया था जो कि 
हास्य एवं व्यंग्य के माध्यम से अपने दिल के गुब्वार निकालता था | स्वतन्त्रता 
के बाद परिस्थिति पुनः गम्भीर एवं सघन हो गई है। भ्राज का मनुष्य इतना 
व्यस्त हो गया है कि उसे हंसने का भ्रवकाश नहीं । हिन्दी में ही नहीं पाश्चात्य 
देशों के साथ भी यही बात है । हि 


इंग्लैंड की सुप्रसिद्ध “पंच” पत्रिका के सम्पादक मि० मेलकम मंगरिस 
पी० ई० एन० के एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उपलक्ष में ढाका प्राये थे। 
उन्होंने भ्रपने भाषण में इस बात पर खेद प्रकट किया कि पंच के लेखकों 
में भी पहली जैसी जिन्दादिली श्रौर विनोद-प्रियता श्रव नहीं रह गई है । वे 
भी मानो नेरादय एवं विषाद के शिकार हो रहे हैं। एक व्यंग्य पत्रिका के 
सम्पादक के रूप में मि० मेलकम मेगरिस को ऐसा लग रहा है कि वे मानों 
एक प्रप्रिय करत्त ध्य का पालन कर रहे हैं। ऐसा क्‍यों हो रहा है ? इसके 
कारणों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे चतुदिक का जगत 
क्रमशः इतना निरानन्दमय एवं नराइ्यपूर्ण होता जा रहा है कि इस प्रकार की 
परिस्थिति के बीच हास्य एवं कोतुक केवल ग्रथंहीन ही नहीं बल्कि कभी-कभी 
भ्रद्चिष्टतापूर्ण भी प्रतीत होता है। संसार के शक्तिशाली देश भ्राज दो दलों में 
विभक्त हो रहे हैं श्रोर उनके बीच भ्रनवरत रूप से शीतल युद्ध चल रहा है । 
साहित्य, संगीत श्रोर कला के बदले श्राज तोप, वन्दुक श्रौर झराणाविक व्म 
संस्कृति के प्रतीक हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कोन हृदय खोल कर हंस 
सकता है श्रौर हास्य कौतुक का उपभोग करने वाले रसिकजन श्राज रह ही 
कहाँ गये हैं । हास्य कोतुक का यह भ्रभाव आज न्यूनाधिक रूप में सब देशों में 
देखा जा रहा है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की गुरु-गम्भीरता एवं 
जटिलता इतनी बढ़ती जा रही है शोर भावी महायुद्ध की झ्राशंका एवं विभी- 
षिका से लोग इतने भ्रा्ंक ग्रस्त हो रहे हैं कि उन्हें हँसाने की चेष्टा करना 
मूढ़ता जैसी प्रतीत होती है। डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने भारत की स्थिति 
पर प्रकाश डालते हुए अपने “हास्य” शीषंक लेख में लिखा है-'“भारत जंसे देश 
में जहाँ युद्ध को विभीषिका पदिचम के देशों जंसी नहीं है, भ्रन्य प्रकार की 
विकट समस्याएँ हैं जिनके कारण अधिकांश मनुष्यों का जीवन दिन रात चिन्ता- 


छ० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


ग्रस्त बना रहता है। जिस समाज में अधिकांद स्त्री पुरुष श्रनशन, भ्र्धाशन, 
रोग, शोक, महामारी श्रादि विपदाओं से विपिन्न हों, जहाँ शिक्षित कर्मंठ युवक 
काम नहीं मिलने के कारण चोरी, डकंती जैसे दुष्कर्म करने के लिए वाध्य 
हों, जहां माता की,आँखों के सामने उसकी शिशु सन्तान श्राहार के प्रभाव में 
तिल-तिल कर दम तोड़ दे, युवतियाँ पेट के लिए सतीत्व का विक्रय करें, पिता 
अपने बच्चों को अ्रनायावस्था में छोड़ कर भाग जाये वहाँ के इस निष्ठुर, 
निष्करुण, रूह वातावरण के बीच हास्य के उपादान कहाँ से जुटाये जा 
सकते हैं ?'” की 

इसके श्रतिरिक्त हास्य-एचि (80786 प्रप्रा7०07/ हमारे यहाँ श्रभी 
तक विकसित नहीं हो पाई है। भारत के भूतपूर्व वायसराय लार्ड लिनलियगों 
के बारे में कहा ,जाता है क्रि वे प्रातः की चाय के साथ शंकर कार्टून देखते 
थे कि उन्हें कंसा चित्रित किया गया है। उसका कथन था कि वे प्रातः इस- 
लिए हांकर का कार्टून देखते थे कि उनका दिन भर प्रसन्नता से कटे किन्तु 
यहाँ विपरीत | अवस्था है । इस लेखक ने स्वयं श्रनुभव किया है कि लोगों में 
श्रयनी कमजोरियों पर व्यंग्य सुनने की तनिक भी वर्दाइ्त नहीं है । इसकी 
उनके ऊपर श्रस्वस्थ प्रतिक्रिया होती है, वे क्रोधित ही नहीं हो जाते वरन्‌ 
बदला लेने की भावना से लेखक का श्रनिष्ट तक करने पर उतारू हो जाते हैं । 
पाइचात्य देशों में हास्य-रस के साहित्य की समृद्धि का एक यह भी कारण है 
कि वहाँ के पाठकों की हास्य-दचि विकसित है। वे हास्य का मर्म पहचानते हैं 
एवं उसका रस लेना जानते हैं । 

अ्रन्त में श्राज हास्य-रस के साहित्य को देख कर यह झाशा की जा 
सकती है कि लोग अनुभव करने लगे हैं कि हास्य-रस की कमी को दूर किया 
जाय, हमारे यहाँ अरब भी व्यंग्य तथा वक्र-उक्ति (770०5५) की कमी नहीं है । 
हाँ, शुद्ध हास्य के सृजन की बहुत बड़ी आ्रावश्यकता है जो कि समय अ्ाने पर 
पूरी हो जायगी। 


६ 
प्रहसन 

हास्य-प्रधान नाटक को प्रहसन कहते हैं। साहित्य के इतिहास से यह 
वात स्पष्ट हो जाती है कि जब जब समाज का सांस्कृतिक स्तर निम्न कोटि का 
रहा है, तभी भ्रधिक संख्या में प्रहसन लिखे गए हैं। समाज के ढाँचे में जब जब 
क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं, उस समय प्रहसन लिखने की सामग्री साहित्यकारों 
को मिलती रही है। जीवन की प्रगति के साथ साथ उसमें कुछ विक्ृति भी श्रा 
जाती है जो कि प्रहसन को कथा-वस्तु प्रदान करती है। प्रहसन के लिए समाज 
की स्थिति परमावद्यक है। यद्यपि एक व्यक्ति को लेकर भी प्रहसन लिखा 
जा सकता है, किन्तु उसमें लोकप्रियता तभी भ्रा पावेगी जबकि उस व्यक्ति 
विशेष को हम किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधि मान लें | साहित्यिक तथा ऐति- 
हासिक रूप से यह माना हुभ्ना सिद्धान्त है कि प्रहसन सदेव समाज के सहारे ही 
फल फूल सकता है । 

यूनानी प्रहसनकार 'ऐरिस्टाफ़नीज़' ने अपने समकालीन लेखकों, कवियों 
शौर नाटककारों की खिलली इसी वास्ते उड़ाई कि उनमें तथा अन्य साहित्यकारों 
में वेमनस्य था। पंग्रे ज्ञी साहित्य में भी प्रहसन लिखने का भ्रत्यधिक प्रचार है । 
प्रहसन की लोकप्रियता इसलिए प्रधिक रही कि उसमें मनुष्य को हास्य मिलता 
है एवं समाज के विकृत पक्ष की व्यंग्यात्मक भ्ालोचना मिलती है ।. 
संस्कृत साहित्य में विदृषक परस्परा 

संस्कृत साहित्य में भ्रलग से प्रहमन लिखने की साहित्यिक परम्परा 
नहीं ज्ञात होती । संस्कृत नाटकों में बीच बीच में विनोदात्मक हृदय भ्रवद्य 
मिलते हैं झोर वे नाटक के कार्य में सहयोग देते हैं। वहां विदृषक-संयुक्त-नाटक 
ही भ्रधिक मिलेंगे, संध्कृत साहित्य में स्वतन्त्र प्रहसनों के श्रभाव का कारण 


उस सम्रय के समाज की समुन्नत दक्या एवं झ्रादशशंवादी नाटक रचना की 
परम्परा रहो 


परे हिन्दों साहित्य में हास्थ रस 


विदूषफ को ष्ठभमि--संस्कृरत के प्रायः सभी नाटककारों ने विदूषक 
को राजा का अंतरंग मित्र, उसके कार्यों को सफलता दिलाने वाला एक झ्रावश्यक 
साधन और "पेट दिखाया है। नाटकों के धामिक मूल पर विचार करते हुए 
'कीय' विदूषक का वर्णान करते हैं--7० फ6३शुंड्वांग०8 078 ० ])878 
& गत7(]67 ६82६५ ९7 9९ 800प०९१, ६06 लाक्षाब८६९ए ० ए9ए०88४9, (08७ 
(0०08(080५ 800 ध॥एड६९९७ एणाफ़शांगा 06 हुए, 0 8 (86 गरणए- 
708) ९० ० था व एज... 6 गक्चा॥९ त९7०९8 कया 88 हांए्या 
॥0 80086, 70 006 7876] ॥ (6 0#७॥783 ॥6 ७70 006 00)6 8&६६९७० 
808 00 006 बुप्शशा काह१8० ग ०07060(8 ० &०ए४ंत उ९एुणआ(६९०९, व 
जफ्रांका 96 रश(थांग्रोए 30868 9700 4876 9९0६७. 


कीय (7०७५४ ) तथा विल्सन (१४४॥:०॥ ) जैसे पाश्चात्य संस्कृत 
विद्वानों ने इस बात पर आझ्राश्चय॑ प्रकट किया है कि विदूषक ब्राह्मण ही क्‍यों 
रखा गया ? वास्तव में राजा का सच्चा तथा अंतरंग मित्र होने के लिए यह 
भावश्यक समभा गया होगा कि वह व्यक्ति विद्वान तथा तत्काल उत्तर देने 
में समर्थ हो । साथ ही उच्चवंश का भी हो ताकि उनकी पारस्परिक घामिक 
संधि में किसी प्रकार के रक्त विकार के कारण मलिनता न श्रा जाय | श्रसं- 
गति हास्य का श्राधार है। जब एक ऊंची श्रेणी का व्यक्ति जान बूक कर 
अपने गौरव के प्रति उदासीनता रखता है, श्रपनी हीनता की घोषणा करता है 
तो उसके लश्य में वंचित्रय दीख पड़ता है शोर हमें हँसी श्रा जाती है। 'कर्प,र- 
मंजरी में राजशेखर का विदूषक जब कविता करता है तो इसमें संदेह नहीं 
रहता कि वह जान वूक कर ऐसी रचना कर रहा है। 

अधिकतर विदूषक पेटू, भुककड़ तथा लालची दिखलाये गए हैं। क्या 
कारण है कि पेहपन के गुणा को ही नाटककारों ने पसन्द किया है ? वास्तव में 
पेटूपन स्वार्थ चितन की ओर संकेत करता है श्रौर नाटक में जीवन संग्राम के 
एक विशिष्ट आवेशमय भाग के चित्रण में पेहूपन की पुकार जगत की मधुर 
माया के प्रमर व्यापार की श्रोर मनुष्य का ध्यान श्राकर्षित कर लेती है। संसार 
में केवल प्रेम या लड़ाई ही एक सत्य नहीं, पेट भी एक भ्रनिवायं सत्य है। 
इस दाशंनिक समीक्षा के साथ राजा के अंतरंग मित्र विदूषक का “भूखे भ्रोर 
नंगे” चिल्लाना, हर बात में पेट का रूपक लगाना सचमुच हँसी का कारण होता 
है । जो सबका श्रनदाता, जिसके साथ किसी बात की कमी नहीं, मोजन भी 
जहाँ विविध व्यंजन रस-पूर्ण, उसी राजा का मित्र पेट पर हाथ घरे श्रौर 
लड्डुप्रों के लिए लार टपकावे क्या यह हँसी का कारण नहीं ? 


प्रहसन झ्डे 


'भास' ने विदृषक को इसी रूप में दिखाया है। उनके 'अविभारका 
नाटक में विदूषक अपने स्वामी का भक्त है, वह उसके स्वार्थ साधन के लिए 
जी-जान से प्रस्तुत रहता है । युद्ध में मी कुशल है पर वह पेट्ट है। “प्रतिज्ञा योग- 
स्थरायरा', में वासवदत्ता की वह याद करता है पर इसलिए कि वह उसकी 
मिठाई की चिन्ता रखती थी, उसके लिए मिठाई का प्रबन्ध करती थी । 'मृच्छ- 
कटिक' का विदृषक भी इसी पेटूपन का शिकार रहा है। वसंतसेना की पाँचवीं 
ड्योढ़ी में पहुँच कर वह कहता है-- 


“यहाँ वसंतसेना का रसोईघर मालूम होता है, क्योंकि प्रनेक प्रकार 
के व्यंजनों में होंगे भोर ज्ोरे की महक से हम जैसे दरिद्रों की लार टपकी 
पड़तो है । एक प्रोर लड्डू बेंघ रहे हैं, एक झोर मालपुश्रा बनता है, यहाँ 
कवाचित्‌ कोई मुभसे खाने को झूठे हो पूछे, तो पाँव घो मोजन के लिए तुरंत 


बेठ जाऊँ। 


कालिदांस का 'माढव्य' भी क्या इस पेट के राज्य के बाहर है ? रत्ता- 
बली श्रौर नागानन्द में भी विदृषक को इस पुट से संयुक्त कर दिया गया है। 
विदूषक-परम्परा संस्कृत साहित्य से हिन्दी में ग्राई जिसका विवेचन भ्रागे किया 
जायेगा । 


प्रहसन के विषय 

अंग्रेजी साहित्य में प्रहसनों का मूल विषय मनुष्य की मानवी भावनाएं 
हैं। लोभ, गवं, भ्रहंभाव, प्रतिहिसा इत्यादि भावनाओं को लेकर श्रेष्ठ प्रहसनों 
की रचना हुई है। अंग्रेजी नाटककारों के प्रहसन के विषयाधारों में निम्न- 
लिखित विषय फलप्रद माने हैं-- * 


१. सौंदर्य, ज्ञान तथा धन का अहंभाव। 

२. मानसिक कुरूपता, भसंगति, झनेतिता । 

३. श्रमसूलक श्राशाएं तथा विचार । 

४, निरथेक वार्तालाप प्नथवा श्रन्गल संवाद श्थवा इंलेषपूर्ण कथो- 
पकयन । 

५. झ्शिष्टता, तया वितन्हावाद । 

६ भ्रपन्च-पूर्ण कार्य तथा भ्रस्वाभाविक जीवन । 

७. मूखंतापूर्ण कार्य । 


४ हिन्दो साहित्य में हास्य रस 


८. पाखण्ड तथा भ्रस्वामाविक श्राद्श । 
&. शारीरिक स्थुलता । 

१०. मद्यपान तथा मोजनप्रियता । 

११. विवूषक । 

इसी प्रकार हिन्दी प्रहसनकारों के प्रिय विषय, पाखंड, मद्यपान तथा 
सामाजिक कुरीतियाँ जैसे वाल-विवाह, वृद्धविवाह, फंशनपरस्ती, लोमी, पेट, 
सिनेमा जीवन, व्यर्थ की शानशोकत प्रादि रहे हैं। उनमें बहुविवाह, वेश्यावृत्ति, 
बाल-विवाह, नशेवाज्ञी, स्त्रियों की हीनदशा, अविद्या, सूदखो री, पढ्चात्य सम्यता 
के प्रभावान्तगंत खान-पान और श्राचार-विहीनता, भ्रंग्रेज्ञी शिक्षा और फैशन के 
कुत्सित प्रभावों प्रादि से पीड़ित भारतीय समाज का क्रन्दन सुनाई पड़ता है। 

डा० खत्री ने 'नाटक की परख' में प्रहसन लेखकों के विषयों का वर्गी- 
करणा इस प्रकार किया है--* 

१. गृहस्थ जीवन :--(क) पति-पत्नी के घरेलू भगड़े (ख) बहु 
विवाह तथा अ्रविवाहित जीवन (ग) वेमेल विवाह तथा तलाक (घ) रुवसुर, 
सास, जेठानी नन्द तथा बहुझ्नों के कंगड़े (ड.) मालिक तथा नौकर के भगड़े । 

२. सामाजिक जीवन :-- (क) शराब-खोरी (स्तर) जुप्ला (ग) भसंगत 
प्रेम तथा वेब्यावृत्ति (घप) छल तथा कपटपूर्ण व्यवहार (ड-) ऊँच-नीच 
का भेद (च) रूढ़िवादी (छ) भ्राघुनिक फेशन-युकत जीवन, (ज) प्राचीन शिक्षण 
पद्धति; पंडित तथा मौलवी का जीवन (कर) घामिक पाखण्ड (अ) हिंसा । 

३. राजनीतिक जीवन--(क) दलबन्दी (ख) स्वेच्छाचारिता (ग) 
कुनीति। 

४. श्राथिक जीवन :--(क) मालिक-मजदूर के भगड़े (ख) मध्ययुग 
के उपयुक्त दृष्टिकोर (ग) घन का अहंकार (घ) लेन-देन व्यापार । 

५. वेयक्तिक जीवन:-- (क) शारीरिक स्थूलता (ख) भोजन-प्रियता। 
विदृषक 

श्र ग्रेजी, फ्रांसीसी, संस्कृत तथा हिन्दी के प्रहसन लेखकों में विषय-साम्य 
मिलता है । हर देश की समस्याएँ श्रलग भ्रलग होती हैं। हिन्दी प्रहसनों में 
यदि गाहँस्थिक समस्याएँ श्रधिक मिलेंगी तो श्रग्रेजी प्रहसनों में सामाजिक 


१. डा० एस० पी० खत्री--“नाटक की परख"-- पृष्ठ २४०, २४१ 


प्रहसन प्र 


भ्रधिक । हास्य के झ्रालम्बन प्राय: सब देशों में श्रसंगतियों वाली वस्तुएँ एवं 
सामाजिक कुरीतियाँ ही मिलती हैं । 


प्रहसन का वर्गीकरण 
मुर्य रूप से प्रहसनों का वर्गीकरण चार भागों में किया जा सकता 


है--/ (१) चरित्र प्रधान प्रहलन (२) परिस्थिति-प्रधात प्रहसन (३) कथो५- 
कथन-प्रघान (४) विदृषक-प्रधान ।” 


चरित्र-प्रधान प्रहसन 


मानवी-भावों के भ्राघार पर चरित्र-प्रधान प्रहसन लिखे जाते हैं । लोभ, 
मोह, पाखण्ड, द्वं प, भ्रहुंकार, क्रोव, लालसा को झाघार मानकर ही चरित्र- 
प्रधान-प्रहसनों का निर्माण हुप्ना है। फ्राँंतीसी तथा पन॒ग्रेजी प्रहसन लेखकों ने 
श्रधिकतर अपने नायकों को इन्हीं मानवी-भावों में से एक या दो का प्रतीक 
मानकर श्रपने प्रहसन लिखे हैं। जब ये मानवी भाव श्रपनी सीमाझ्नों का 
उल्लंघन करने लगते हैं तभी ये प्रहतन के विषय बनने योग्य हो जाते हैं । 
चरित्र-प्रधाव प्रहतन लेखक मानवी भावों का सूक्ष्म निरीक्षक होता है एवं 
श्रेष्ठ नाटकीय कला की सहायता से प्रहसन लिखता है। यह मानव हृदय की 
जटिलताओं में चक्कर काटता हुम्ला भ्नुमव भोर निरीक्षण का भ्राघार लिए 
उसकी श्राँखों तथा उनकी प्रतिक्रियाभों को समझता हुआ इधर उधर प्रहस- 
नात्मक प्रंशों को बटोर कर हास्य प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। चरित्र- 
प्रधान प्रहसन हिन्दी में कम मिलते हैं । 


परिस्थिति-प्रधान प्रहसन 


लेखक को भ्रतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन से सावधान रहना प्रावश्यक 
है। गाली-गलौज, भ्रश्लील-हास्य एवं कुरुचिपूर्ण स्थलों में से प्रहसन को 
बचाना भावश्यक है। उसे वास्तविक जीवन पर बल देना ही क्‍्भीष्ट होता 
है। जीवन की परिस्थितियाँ जितनी भधिक स्वाभाविक होंगी प्रहसन का प्रभाव 
उतना ही भ्धिक स्थायी एवं शुभ होगा । 

नाट्य-साहित्य के विद्वानों ने चरित्र-प्रधान प्रहसनों को परिस्थिति 
प्रधान प्रहसनों से उच्चकोटि का माना है । वास्तव में यह घारणा उचित ही 
है। चरित्र-प्रधान प्रहसनों के निर्माण में जितनी उच्च नाटकीय कला की 
भावदयकता पड़ती है उतनी परिस्थिति प्रधान-प्रहसनों के निर्माण में नहीं पड़ती । 
परिस्थिति-प्रघान प्रहसनझ्ार केवल भ्रसाघारण तथा भ्रध्ामान्य परिस्थितियाँ 


८६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


इकट्ठी कर ग्रासानीं से हास्य प्रस्तुत कर देता है। उसकी खोज केवल जीवन के 
मोटे मोटे स्थलों तक सीमित रहती है, उसकी कला की सफलता इसी में है 
कि वह कुछ ऐसे संशय तथा विस्मय में डालने वाले स्थल झाकस्मिक रूप से 
प्रस्तुत कर दे और उन्हें ऐसे हास्यास्पद स्थलों से सम्बन्धित कर दे कि उनमें 
रोचकता आा जाय । किन्तु चरित्र-प्रधान प्रहसन लेखक को मानवी-भावों का 
चित्रण करना पड़ता है जो कि काम कठिन भ्रोर श्रसिधा रा-त्रत के समान है । 
हिन्दी में परिस्थिति प्रधान प्रहसनों की भरमार है । 


कथोपकथन प्रधान 


जिन प्रहसनों में कथोपकथन के माध्यम से हास्य उत्पन्न किया जाता 
है वे कथोपकथन प्रधान प्रहसन होते हैं । वाक्‌-चातुय््यं हास्य उत्पन्न करने का 
प्रधान साधन है । इलेष, घ्यंग्य तथा उपहास इसके प्रधान भ्रद्ध हैं। जिन पात्रों 
से हाजिर जवाबी कराई जाय वह जोड़-तोड़ की होनी भ्रावश्यक है । कभी-कभी 
वाक्‌-चातुय्ये दिखाने के चक्कर में लेखक भ्रतिक्रमण कर बंठता है, जो कि 
श्रवांछनीय है । संवाद में स्वाभाविकता होना श्रावश्यक है। प्रत्येक वाक्य में 
इलेष का होना मस्तिष्क को थका देता है । इसका प्रयोग पान में चुने के समान 
होना वांछित है। 


कुछ लेखक विशेष पात्रों का कोई तकियाकलाम अथवा शाब्दिक भ्रावृत्ति 
दे देते हैं तथा “जो है सो”, “तेरा राम भला करे” “सीताराम सीताराम” श्रादि 
वास्तव में शाब्दिक भ्रथवा भाव-समूहों की पुनरावृत्ति में हास्य की प्रात्मा 
निहित होती है । हिन्दी के कुछ प्रहसन लेखकों ने इस शैली को अ्रंपनाया है। 


विदृषक प्रधान 

भ्रंग्र जी साहित्य में विदृषक प्रधान प्रहसन नहीं के बराबर हैं। विदृषक, 
प्रमुख नायक का श्रन्तरंग मित्र होता है। यह नायिका को नायक का सन्देश 
पहुँचाता है । विदवृषक को हास्य प्रस्तुत करने में भ्रपनी सज-घज तथा वेषभूषा 
का स्पष्ट सहारा रहता है। भ्रपनी दोपी, श्रपनी तिलक-मुद्रा तथा श्रपनी चाल- 
ढाल से वह साधारणतः हास्य प्रस्तुत किया करता है। श्रपनी स्थूल काया की 
दुह्ाई देकर तथा श्रपनी भोजन-प्रियता श्रौर पेटूपन की श्रोर इशारा करके वह 
दर्शको को हँसाता है । संस्कृत एवं हिन्दी नाटकों में विदृषक का सहारा लिया 
जाता है । 


प्रहसन द्७ 


(भारतेन्दु काल १८५०--१६०० ) 

सामाजिक परिस्थितियाँ ह 

भारतेन्दु काल में भारत ब्रिटिश सत्ता के प्राधीन था । पश्चिमी सम्यता 
का प्रभाव देश की संस्कृति एवं स.हित्य पर व्यापक रूप से पड़ रहा था। 
इसने दो समानान्तर आन्दोलनों को जन्म दिया। एक ओर प्रचीन अन्ध- 
विद्वासों एवं सामाजिक ढांचे के प्रतिकूल शक्तिशाली प्रतिक्रिया हुई तो दूसरी 
औ्रोर पश्चिमी विचारों के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए प्रभाव से समाज में सांस्कृतिक 
पतन की भाशंका का जन्म हुप्रा। स्वयं डलहोजी के समय में शिक्षा श्रौर 
नवीन वैज्ञानिक श्राविष्कारों का प्रचार सांस्कृतिक भ्राशंका उत्पन्न करने के 
लिए पर्याप्त था । भारतवासी गंगा पर पुल बँंघते हुए नहीं देख सकते थे । 
सामाजिक एवं घामिक दृष्टि से समाज पतन की श्रोर जा रहा था। “सच तो 
यह है कि मानसिक पश्रध्यवसाय रहने पर मी मारतवासी जड़पदार्थ में परि- 
शित हो गये थे। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त पण्डे, पुरोहित, ज्योतिषी, गुरु 
प्रादि जैसे प्रशिक्षित भ्रौर शरद्धं शिक्षित ब्राह्मण हिन्दू समाज पर छाये हुये थे। 
इसके साथ हो विधवा-विवाह-निषेध, बहु-विवाह, खानपान सम्बन्धी प्रति- 
वन्ध, समुद्र-यात्रा के कारण जाति बहिष्कार, नशाखोरी, पर्दा, स्त्रियों की 
हीनावस्था, घामिक साम्प्रदायिकता, श्रफोम खाना श्रादि झ्नेक कुप्रयाओ्रों 
का चलन हो गया था (” * नये अंग्रेजी पढ़ने वाले बाबू लोग तो मिल्टन एवं 
शेक्सपीयर का प्रध्यवन करते थे किन्तु घरों में पण्डे पुरोहितों के विचारों तथा 
मुतिपूजा का प्रचार था। 


उपरोक्त दो घिचार धाराशों के संघर्ष के कारण प्रहसनों का जन्म 
हुआ यह भाद्षवादी प्रतिक्रिया थी। यद्यपि पादचात्य रहन-सहन तथा क्षिक्षा 
के सामाजिक जीवन पर बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी किन्तु 
साहित्यिकों को पाद्चात्य संस्कृति के प्रति इतना कड़ा विरोध न था। इन 
प्रहसनों से मनोरंजन केवल माध्यमिक स्तर के लोगों का ही हो सका किन्तु 
उच्चस्तरीय बौद्धिक विद्वानों को इनके भ्रतिरंजित वर्णंनों एवं श्रतिनाटकीयता 
से न तो मनोरंजन ही हुआ न उनको इनसे मानसिक भोजन ही मिला । 
हास्यउद्रे क करने के साधन 


१. अ्रान्त भ्रयवा निरयंक -हम वालक के हास्य को निरर्थक हास्य 
कह सकते हैं । बालक के हास्य का विशेष कारण नहीं होता । जिस वस्तु को 


१. डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय--भाधुनिक हिन्दी साहित्य, पृष्ठ ६३ 


घ्प हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


देख कर बालक हंस पड़ता है हो सकता है किसी वृद्ध को उस पर बिलकुल 
हँसी न ग्राए । सरल चित्त मनुष्यों का स्वभाव भी बालकों जंसा ही होता है 
श्रौर उनको भी इस प्रकार का हास्य हँसाने में समर्थ होता है । प्रहसनों में इस 
प्रकार के भ्रान्त अ्रथवा निरथंक का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता है। भ्रान्त 
कई प्रकार से हास्य उत्पन्न करता है:-- (१) श्रान्त में वस्तु का श्राकार विकृत 
कर दिया जाता है और वह विकृत रूप हमें हेसाता है। (२) श्रान्त को हम 
उस रूप में हँसाते देखते हैं जब एक वस्तु को वह कल्पना की सीमा से उल्लंघन 
कराके वास्तविकता से बहुत दूर कर देता है । (३) श्रान्त में एक वस्तु का 
वन इतना अत्युक्तिपूर्ण होता है कि उसका रूप पूरांतया बदल जाता है । 


२. व्यंग्य एवं वाकूछल-- प्रहसनों में छृणायुक्त व्यंग्य वाणों का प्रयोग 
भी समाज की विकृतियों की खिल्ली उड़ाने के लिए किया जाता है । कथोप- 
कथन में चमक लाने के लिए वाकछल का भी प्रयोग होता है जो कि हास्य के 
उद्रे क करने में भी सहायक होता है । 


प्रमुख प्रहसनकार 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र--इनके लिखे हुए चार प्रहसन प्रसिद्ध है--“वैदिकी 
हिंसा हिंसा न भवति”', “भ्रन्धेर नगरी”, “विषस्यविषमौष धम्‌” तथा “जाति 
विवेकनी सभा ।”” 
वेदिकी हिसा हिंसा न भवति 


इसका रचना काल सन्‌ १८७३ है । यही इनका प्रथम प्रहसन है। इसमें 
माँस-भक्षी श्रोर शाकाहारियों का चरित्र चित्रित किया गया है। इसमें चार 
प्रंक हैं। सनातन धर्मी पंडितों में बहुत से बलिप्रेमी थे जो दूसरों के मोक्ष 
दिलाने के बहाने श्रपनी लौकिक तृष्णा मिटाते थे । भारतेन्दु ने इन पुरोहितों 
,की अच्छी खबर ली है। पहले अंक में रक्तरंजित राजभवन में बलिदान के 
साथ जुआ, मदिरा और मैथुन को भी न्यायपूर्णा ठहराया गया है। दूसरे प्रेक 
में भारतेन्दु ने विदूषक द्वारा धुत वेष्णवों की श्रालोचना करवाई है ; तीसरे 
श्रंक में हिसामय यज्ञ करने वाला राजा जब यमराज के सम्मुख उपस्थित होता 
है तो चित्रगुप्त उसका लेखा उपस्थित करता है। 


यह चरित्र-प्रधान प्रहसन है, इसका उदूंश्य सामाजिक सुधार है। 
व्यंग्य तीखा और हृदय पर चोट करने वाला है । चित्रगुप्त के मुख से यमराज 
के सम्मुख पुजारियों पर कंसा तीखा व्यंग्य कसा गया है:-- 


प्रहसन प्र 


“महाराज, ये गुर लोग हैं, इनके चरित्र कुछ न पूछिये । केवल दंमार्थ 
इनका तिलकमुद्रा भ्रौर केवल ठगने के श्र इनकी पुजा, कमी भक्त से मूति 
को दंडवत_ न किया होगा । पर मन्दिर में जो स्त्रियां श्राई उनको सर्वदा तकते 
रहे । महाराज, इन्होंने प्ननेकों को क्ृतार्थ किया है श्रोर इस समय तो में भो 
रामचन्द्र जी का श्री कृष्णदास हूँ; पर जब स्त्री सामने झ्ाये तो उससे कहेंगे, में 
राम तुम जानकी, मैं कृष्णा तुम गोपी श्लोर स्त्रियाँ सो ऐसी मूर्ख कि फिर इन 
लोगों के पास जातो हैं।” 

इसमें वक़ोक्ति (77०75) का प्रयोग भी सफलतापूर्वक किया गया है। 
भारतेन्दु ने बलिदान प्रया का विरोध करते हुए साथ में श्रंग्रे ज़ों के राज्य श्रौर 
उसके समर्थकों की भी व्यंग्य स्तुति की है। भारतेन्दु चित्रगुप्त से यह कहलाना 
नहीं भूले कि “अ्रंग्र ज के राज्य में जो उन लोंगों के चित्तानुसार उदारता करता 
है उसको “स्टार भ्राफ इण्डिया” की पदवी मिलती है ।” 

मंत्री की व्यवस्था के बारे में चित्रगुप्त से कहलाया है-- 

“प्रजा पर कर लगाने में तो पहिले सम्मति दी पर प्रजा के सुख का 
उपाय एक मो न क्िया। 

इस प्रसहन में वाकूछल (970) का भी सुन्दर प्रयोग हुआ है-- 

विदूषक--बयों वेदान्ती जी, श्राप मांस खाते हैं या नहीं ? 

वेदान्ती-- तुमको हमसे कुछ प्रयोजन है ? 

विदृषक--नहीं, कुछ प्रयोजन तो नहीं है, हमने इस वास्ते पूछा कि 

श्राप तो वेदान्ती श्रर्यात्‌ बिना दांत हैं सो मक्षण फंसे करते 
होंगे ड़ 

नाटकोय कला यथा हास्य विधान--इसका कथानक सुगठित नहीं है । 
वस्तुविन्यास शिथिल है । हास्य तो है ही नहीं, व्यंग्य भी कठ्ु है। उसमें भ्रवाँछ- 
नीय तीव्रता है। कहीं-कहीं तो व्यंग्य भी भोंड़ा हो गया है। यदि इस दृष्टि 
से विचार किया जाय कि उस समय हिन्दी में प्रहसनों की कोई परम्परा नहीं 
थी शोर उन्होंने ही इसका सूत्रपात किया तो इतना श्रवश्य कहा जा सकता है 
कि प्रारिम्भक प्रयास बुरा नहीं । यथार्थ जीवन से कथानक लेकर, समाज- 
सुधार के स्वस्थ दृष्टिकोण और श्रनाचार के प्रति घुणा पेदा कराने में यह 
प्रहसन सफल हुआ है । मनोरंजन तो यह करता ही है। 

इसमें भारतीय नाद्य-पद्धति एवं विदेशी नादय-पद्धति दोनों का 
सम्मिश्रण हुआ है लेकिन रस का परिपाक किसी भी दृष्टिकोण से नहीं हो 
पाया है। 


€० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 
श्रन्धेर नगरी 


इसका रचना काल सन्‌ १८८१ है। इसमें ६ अंक हैं, गर्भाक एक भी 
नहीं । यह ६ हृश्यों का प्रहसन है। इसमें राज्य-व्यवस्था, जातिप्रथा, उच्च- 
वर्गों की काहिली श्रौर खुशामद-पसन्दी की तीखी श्रालोचना की गई है । इसका 
मुख्य उद्देश्य यह दिखाना था कि लोक-संस्कृति के रूपों का राजनीतिक चेतना 
फंलाने के लिए किस तरह प्रयोग करना चाहिए । 


यह प्रहसन एक ऐसे राजा के चरित्र को लेकर लिखा गया है जिसके 
राज्य में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी । जैसा किसी ने कहा न्याय हो 
गया । सब चीज टके सेर मिलती है। श्र ग्रेज्ञ राज्य का पर्यायवाची ही “भ्रेघेर 
नगरी” कहा जा सकता है । इसका उद्देश्य ही प्रंग्रेजी राज्य की अंधेरगर्दी 
एवं जनता में उसके विरोध में तीब्र प्रतिक्रिया उत्पन्त करना है। यहीं के 
प्रमले चूरन खाकर दूनी रिश्वत पचाते हैं, यहीं हिन्दुस्तान का मेवा फूट श्रौर 
बेर टके सेर मिलता है। यहीं कुलमर्यादा, वड़ाई, सच्चाई, वेद-घर्म सब ठके 
सेर विकता है । इसी अंघेर नगरी के राजा को फाँसी चढ़ाया जाता है। 

वास्तव में जन-साहित्य का यह सुन्दर प्रयोग है। भारतेन्दु ग्राम जनता 
में जिस साहित्य का प्रचार करना चाहते थे उसी का यह एक उदाहरण है। 
इसके गीत भी लोक गीतों के सच्चे प्रतिनिधि हैं । 

इसमें व्यंग्य (58४7०) का प्रयोग देखिए ॥ ब्राह्मण पर व्यंग्य है-- 

“जातवाला(ब्राह्म॒श)--जात ले जात, टके सेर जात | एक ठका दो, 
हम श्रभी जात बेचते हैं । ठेके के वास्ते ब्राह्मण से धोवी हो जाय॑ श्रोर घोबी 
को ब्राह्मण कर दें ।” 

--(भा रतेन्दु-नाटकावली, पृष्ठ ६६२) 

वक्रोक्ति (7079) की प्रयोग भी यत्र-तत्र किया यया है। कु जड़िन के 
मुख से श्रंग्ने जी राज्य व्यवस्था की व्याजस्तुति कराई गई है-- 

“कु'जड़िन--जैसे काजी वैसे पाजी । रेयत राजी टके सेर भाजी । 
ले हिन्दुस्तान का सेवा फूट श्रोर बेर ।” 

नाटकीय कला तथा हास्य विधान- यह परिस्थिति-प्रघान प्रहसन है। 


परिस्थितियों के संयोग-दर्शन से ही हास्य उत्पन्न होता है । इसमें व्यंग्य की 
तीव्रता है लेकिन उसमें मर्यादा है। घटनाश्रों में श्रतिरंजना हो गई है यथा 


प्रहसन ६१ 


राजा का स्वयं फाँसी पर चढ़ने को तेयार हो जाना । चरित्र चित्रण का भ्रभाव 
है। मनोरंजन करने में प्रहसत सफल है । कथोपकथन में स्वाभाविकता है तथा 
पात्रों के अनुकूल ही कथोपकथन करवाया गया है। इसका सबसे बड़ा ग्रुण है 
इसकी स्वाभाविकता । इसमें उप्त समय के यथार्थ जीवन का चित्रण मिलता है । 
इसमें प्रतीक-व्यंजना उच्चकोटि की है किन्तु कलात्मकता एवं नाटकीय तत्वों 
का निर्वाहःनहीं हो सका। यद्यवि यह प्रहसन उनके प्रहसनों में सर्वोत्करिष्ट है । 
इसकी हास्य-पूर्णा उक्तियाँ प्रशंसनीय हैं। जड़वादी जीवन-दर्शन पर इसमें कठोर 
व्यंग्य सफल उतरा है । “भारतेन्दु की यह छोटी झौर- प्राज कुछ मद्दी और 
सर्घनग्त, भ्रद्ध सम्य सी लगने वाली कृति एक शाइवत दाशनिक सत्य पर श्राघा- 
रित है इसलिए इसकी लोकप्रियता बनी रही है श्रोर बनी रहेगी ।” ' 


विषस्थ विषमोषधम्‌ 


इसका रचना काल सन्‌ १५७७ है। यह एक “भाण” है। “भाश” की 
व्याख्या भारतेन्दु ने अपने “नाटक, निबन्ध में इस प्रकार की है--“भाण में 
एक ही, भ्रक होता है । इसमें नटं ऊपर देख-देख कर, जैसे किसी से बात करे, 
झाप ही सारी कहानी कह जाता है। बीच में हँसना, गाना, क्रोध करना, गिनना 
इत्यादि भ्राप ही दिखलाता है । इसका उद्देश्य हँसी, भाषा उत्तम श्लौर बीच- 
बीच में संगीत भी होता है” ।* वास्तव में प्रहसन तथा “भारण ” में नाम-गात्र 
* का प्रन्तर मिलता है। दोनों ही हस्यप्रधान होते हैं । प्रहहन झौर भाषा का 
श्राघुनिक एकांकी से अन्तर दिखाते हुए डा० कीथ का कहना है-- 


पृफ७ ए-थी880988 00 ठ8708 ०७ ॥09०६8)ए ००७7७७ 07 
गए 700७० घिपा०७७ 8 8(800.०470. छण०६ ध्राल्ए बा6 ९७(७गए 0ी९॥ 
३8 & 8९086 &70७9'30 छा0०वेप०४०ण३,.._ 706 छंपश& ॥_६४७ ॥00 ४6 
880॥0९8७ १०878 ६४० ७७ भांणए९, ॥7 ७ ए:8058788 पिशं। ६९०१९००१ 
६० एप 70०६ 48 ला००:०१,. ४३ ए०73० 8 ०ण्रागरत 00 श/०४ं० 8(0298 
8जते १6३०४ ७#०73, ते 8006 ब९वंणा €्ड्रां3४8.. 7 ७९. छ88, 07 
६86० ०0४०४ ॥870, ७॥6 छंह0 0 १68०7४७७ ३8 फश्धध000, धाते 6 
ए००५७ छए० फीलाा8९ए०३ णी। एशं।.? 3 





१. हास्य के सिद्धान्त--प्रो ०जगदीश पाण्डे, पृष्ठ १३६ 
२- भारतेन्दु-- नाटकावली, पृष्ठ ७६२ 
3, पफ6 880जद0 078778--7)0, 7, ९82० 264 


€्र हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


इसमें मल्हारराव को व्यभिचार के कारण गद्दी से उतारने की चर्चा 
है । इसमें एक पात्र है भंडाचायय । इसका उद्देश्य देशी राजाओ्रों की अ्रसमर्थता 
श्रौर श्रेग्रंजी राज्य की स्वार्थपरता पर ब्यंग्य करना है। तत्कालीन 
राजाओं पर ब्यंग्य करता हुआ भंडाचार्य कहता है-- 


“कलकत्ते के प्रसिद्ध राजा प्रपुवकृष्ण से किसी ने पूछा था कि प्राप 
लोग कंसे राजा हैं तो उन्होंने उत्तर दिया जेसे शतरंग के राजा, जहाँ चलाइये 
वहाँ चलें ।””* 


वक्रोक्ति (7075) का प्रयोए भी किया गया है । भ्र॑ंग्रेज़ों के स्वामिभक्त 
कहते हैं--“साढ़े सत्रह सौ के सन्‌ में जब भ्ररकाट में क्लाइव किले में बन्द था 
तो हिन्दुस्तानियों ने कहा कि रसद घट गई सिर्फ चावल हैं सो गोरे खाय॑ हम 
लोग मांड़ पीकर रहेंगे ।” 


नाटकीय कला-- इसमें मुहावरों का प्रयोग उत्कृष्ट हुश्ना है तथा “पासा 
पड़े सो दाव, राजा करे सो न्‍्याव”, “बिजली को घन का पच्चड़”, “हसव 
उठाइ फुला उव गालू ।” यह चरित्र प्रधान है श्रोर भंडाचार्य के मुख से महा- 
राज मल्हार र,व का चरित्र, चित्रण सफलतापूर्वक हुआ्ना है । “विष की श्रौषधि 
विप है” इस सिद्धान्त का प्रतिपादन “विषस्य विषमौषघम्‌” में सफलतापूर्वक 
किया गया है। 


सबब जात गोपाल की--इसे हम एकांकी कह सकते हैं। इसका लक्ष्य 
ब्राह्मणों की श्रथंलोलुपता की श्रालोचना करना है। इसमें दो पात्र हैं--एक 
पंडित श्रौर एक क्षत्री । 


पंडित जी के शब्दों में इसका उह्दं श्य स्पष्ट हो जाता है। क्षत्री के यह 
पूछने पर कि ब्राह्मणों ने यह व्यवस्था दे दी है कि कायस्थ भी ब्राह्मण हैं, 
पंडित जी कहते हैं :-- 


पं०--क्यों, इसमें दोष क्या हुआ ? “सब जात गोपाल की” झौर फिर 
यह तो हिन्दुश्रों का श्ञास्त्र पन्सारी की दुकान है श्रोर श्रद्षर कल्पवृक्ष हैं। इसमें 
तो सब जात की उत्तमता निकल सकती है, हर दक्षिणा प्रापको बाएं हाथ में 
रख देनी पड़ेगी । फिर क्या है फिर तो सब जात गोपाल की ।”'* 


१. “हरिश्चन्द्र मंगज़जीन --नवम्वर, सन्‌ १८७३, जिल्द १ 


प्रहसन पु ६३ 


नाटकीय कला--यह कथोपकथन-प्रघान है। नाटकीय-तत्व नहीं के 
बराबर हैं। कथोपकथन मनोरंजक है भौर उसके द्वारा व्यंग्य, हास्य एवं वक्रो- 
कित का सफल प्रयोग किया गया है । 


प्रताप नारायण सिश्र 

फलि कौतुक रूपक--इसका रचना काल सन्‌ १०८६ है। इस प्रहसन 
में चार हृदय हैं। इसका उद्देश्य लेखक ने नाटक के नाम के साथ दे दिया है 
“जिझमें बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी लीला विशेषत: नगर निवासियों के गुप्त 
चरित्र दिखलाए गए हैं ।” इस प्रहसन में समाज के फैले हुए भ्रनाचार की 
हिम्मत के साथ आलोचना की गई है। इसमें उस वर्ग-संस्कृति पर व्यंग्य किया 
गया है जिसमें पैसे की श्राराघना मुख्य है। वेदयागमन तथा श्रन्य सामाजिक 
चारित्रिक कमज़ोरियों का भण्डाफोड़ किया गया है। श्रंग्रेजी ने जो चमत्कार 
इस युग में दिखाये, मिश्र जी उस परम्परा को बहुत वर्षों पहले कायम कर 
गए थे । 


मिश्र जी के नाटक “भारत-दुर्दशा” में भी साधुप्रों का वितंडाबाद, 
दुराचारियों का दुरव्यंहार, मास-भक्षियों तथा मदिरा-सेवियों का श्रनाचार 
दिखाया गया है। 


नाट्य कला एवं हास्य विधान--इनके प्रहसन चरित्र-प्रधान हैं। 
“कलि कौतुक रूपक” में भ्रन्तिम दृश्य उपदेक्षात्मक भ्रधिक हो गया है। नाट- 
कोय संघर्ष का श्रभाव है। चरित्र चित्रण सजीव हैं तथा सवाद स्वाभाषिक हैं । 
कलि कौतुक रूपक में वाक्‌-छल एवं य्यंग्य का प्रयोग अधिक हुआ है । भ्रधिकतर 
हास्य ग्रामीरा बोली द्वारा उत्पन्त किया गया है। संवाद का एक उदाहरण 
यहाँ दिया जाता है-- 


“लद्करीजान (वेहया। एवं नब्बू (उसका साथी) फा प्रवेश-- 

ल०--छ्ौन खुश नसीब है बेटा 

शं०--बस, लब पर है जिसके जाम बगल में हबीब है, 
उसके सिवा भी झोर फोई खुश नसोब है । 

सब...यह इनके बेटा बोले । हा: हाः हा: हा: 

च०...तो फिर श्रब विलम्ब केहि काज ? 

ल०--इस भडडुए की गेंवारी बोलो न गई। 


न>्त्नग्ऊ >> व्यय #ब्ल 





६४ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


च०--तौका । हम तुभुक श्राहिन 

शं०-- क्या साहब ! हम लोग तुरुक हैं जो उद्द बोलते हैं। 

च०--उद्द छिमारि क॑ बोलेया सब सार तुरके श्राहीं । 

(सब हँसते हैं -- शंकर लज्जित होता है)” 

इन्होंने मुहावरों का प्रयोग भी प्रच्चुर मात्रा में किया है । 

कठोर व्यंग्य का एक उदाहरण देखिये । वावा लोग जो सन्‍्तान देने 
का व्यापार करते हैं उनको श्रालम्बन बनाकर चम्पा भक्तिन से कहलवाया 
गया है-- 

“तु भी बावा जी को जाने है ? भाई बड़ पहुँचे ! एक दिन मैं गई” 

सो कहैं क्‍या हैं कि सन्‍्तान तो लिखो है पर गृहस्त से नहीं--मैं तो 

सुनके रह गई । 
पं० बालकृष्ण भट्ट 

जैसा काम बसा दृष्परिशाम -- इसका उद्देश्य वेश्यागामियों की व्यंग्या- 
त्मक आलोचना करना है। रसिकलाल मोहिनी वेश्या के मोह में श्रपनी घन 
सम्पत्ति नष्ट करता है और श्रपनी पत्नी मालती को अनेक प्रकार के कष्ट 
देता है । 

नाट्य विधान--यह कलात्मक दृष्टि से उच्चकोटि का नहीं है । हास्य 
भी स्थूल है । उपदेशात्मक वाक्‍्यों की भरमार है। संवाद शिथिल एवं बोभिल 
हैं। कथा-वस्तु में कोई विकास नहीं । नाट्कीय संघर्ष का रावंथा श्रभाव है। 
इनके नाटकों का एक संग्रह “भट्ट नाटकावली”' नाम से नागरी प्रचारिणी सभा 
काशी से प्रकाशित हुआ्ा है, उपरोक्त प्रहसन उसी में है । 

यद्यपि इनका दूसरा नाटक “दमयन्ती-स्वयंवर” प्रहसन नहीं है 
किन्तु उसमें वचन विदग्वता एवं परिहासमयी भाषा का अच्छा प्रयोग हुमा 
है। राजा नल दमयन्ती के विरह में व्याकुल है । भागुरायण उसका विश्वस्त 
श्रमात्य है । 

“राजा--मित्र, कोई ऐसा उपाय सोचो जिसमें मेरा मनोरथ सफल हो । 

भागु--श्रच्छा ठहरिये, में समाधि लगाये उसके मिलने का उपाय 

सोचता हूँ । पर देखिये, श्राप बीच में टोक कर मेरी समाधि 
भग न कर देना । 


प्रहसन ६५ 


(आ्रॉँख मुह नाक दबाये समाधि लगाता है) 
(भाँख खोलकर) मित्र उसके मिलने का उपाय हमने सोच लिया। 
राजा--कहिये क्या ? 
भ्ञागु-यह कि उस रांड की जाई का एक वार फिर ध्यान कर 
गहरी नींद में गड़गाप हो जाइये। झ्लाप सनोरय को जल्द पा 
जाओगे 7!” 
राधाचरण गोस्वामी 
भंग-तरंग--राधाचरण गोस्वामी ““भारतेन्दु” नाम से एक मासिक 
पत्र निकालते थे । यह प्रहसन उसी में छपा है । इसमें नशेबाजी के दुष्परिणामों 
को दिखाया गया है। इसमें छः दृश्य हैं। इसके पात्र छूछू चोत्रे उस्ताद, बीछी, 
बुलवुल, सूरजी, नारायण, वच्चीतिह आदि हैं। भंगड़ियों को पुलिस का 
दरोगा पकड़ने श्राता है। नशे में वे उससे भी मजाक करते हैं। वह चला 
जाता है | फिर ये लोग वेश्यागमन करते पकड़े जाते हैं श्रौर मौका पाकर 
भाग निकलते हैं । 
इसके संवाद बड़े मनोरंजक हैं। पहले दृश्य में यमुना किनारे भंगड़ी 
बंठे हुए हैं। उस्ताद भ्रौर शा्गिदों का वार्तालाप होता है-- 
“बुलबुल-- (गाता है- भेरवी में) घन काको सेजड़िया प॑ रात रहो, 
माथे की बेंदी जात रहो । 
सूर- बोलो लड्डू फचोरी खात रहो। 
छूछू--श्रबे यों गाव--भ्रव के दंगल सें मथुरा कौ बात रहो श्लौर 
बू चो सिह के साथ हवालात रही । घन काफो सेजडिया प॑ रात 
रही । 
सब--प्राहा: हा ।/* 
इस प्रहसन में भंगड़ियों का मनोवंज्ञानिक चित्रण मिलता है। नशेबाज 
जब नशा करके बंठता है तो उसे हाथी मक्खी नजर भ्राता है, ऐसा नशेबाजों 
का श्रनुभव है । भंगड़ियों में पुलिस पर बातचीत होती है। एक साहब कोत- 
वाल के महत्व का वर्णन करते हैं तो दूसरे उससे कहते हैं-- 
“बीछी (घप्पा से)--ग्रुद, कुतवाल तुम्हें कर दें । 
१. “भारतेन्दु”-- १६ सितम्बर सन्‌ १८८३, पृष्ठ २, 


६६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


धप्पा-- ना, कुतवाल तो तोय कर दें, हमें तो कुतवाल के ऊपर--कोन 
होय-- सिपहर कर दें। 
बुल-ग्रुरु ! उस्ताद को सिपट्टर कर दें श्लौर तुम्हें क्‍्लट्टर कर दें। 
घप्पा--बलहर को कहा महोना होय है ! 
बुल--बाईस से २२००) । 
धप्पा- हैं बाईस से को तो हम एक दिन में ठंडाई हो पो जायेंगे, 
घर के कहा खायेंगे ! 
बुल--तो जज्ज कर दें ? 
धप्पा - जज्ज कू' कहा भिले है ? 
बुल--जज्ज कू' चार हजार को महीना मिले है। 
धप्पा--हत्तेरी की, चार हजार की तो रबड़ो ही खाय जायेंगे, फिर 
भी रोननों हो रह्मो। 
वुल-- तो लाटसाहब कर दें । 
धप्पा--हाँ, हाँ, लाट कर दें, वाकू' कहा मिले है ? 
बुल--लाट साहब कू' बीस हजार मिले हैं । 
धप्पा- हाँ, इतने. में तो घर को काम काज चल जायगो, पर हम 
इतनो और लेंगे। सेर मर माँग, दो श्राना को मसालो, तीन पाव 
जलेबी, श्राध सेर माखन मिसरी, डेढ़ सेर मोहन भोग, पान सेर 
खस्ता पूरी कचोरी, दो सेर इमरती, तीन सेर मोती घूर के 
लड्‌ डू, पान सेर दूध, दस सेर रबडी श्रोर मलाई, खोश्ना श्रौर 
द्वारिकाधीश के प्रसाद की वरफी” ।* 
नाट्य कला--इसकी वस्तु यथार्थवादी जीवन से ली गई है। संवाद 
जानदार है। चरित्र चित्रण भी सजीव है। नाटकीय संघर्ष का भी पुट है । 
उस समय के प्रहसनों में यह प्रहसन काफी वजनदार है। 
बूढे छुह मु हासे-- इसका रचना काल सन्‌ १८८७ है। इस प्रहसन में 
दो श्रंक हैं। इसके मुखपृष्ठ पर प्रकाशित इस दोहे से इसका उद्देश्य स्पष्ट 
हो जाता है-- 
“घास पात जे खात हैं, ति्नाह सतावति काम, 
माल मलोदा खात जे तिनके मालिक राम ।” 
१. भारतेन्दु--१६ सितम्बर १७८२३, पृष्ठ ६५, 


प्रहसन ६७ 


इसके मुख्य पात्र हैं मौला, कल्लू, लाला नारायरदास, सितावो, नन्‍नी 
श्रौर विद्याघर पंडित । इसमें लाला नारायणदास का चरित्र चित्रण किया 
गया है जो ऊपर से धर्म का चोंगा पहिने रहते हैं श्रोर वास्तव में दुराचारी 
है। नारायणदास का आसामी है मौला जिसकी स्त्री बहुत सुन्दर है । लाला 
नारायशदास की नियत उस पर बिगड़ जाती है श्रौर वे उसको पाने के लिए 
नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं। 
नारायरदास श्रपना श्युद्भार करने के बाद सोचते हैं-- 
“नरायणदास--(स्वगत) ये ताज खूब साये पर खिला है, मुसलमान 
श्रौरतें इसको खूब पसन्द करती हैं श्रौर इससे यह भी तो एक मत- 
लव बना कि गंजी चाँद ढंक गई 
सिताबो के शब्दों में लाला जी के चरित्र पर व्यंग्य कसा मार्भिक है-- 
“सिताबो--(हसकर) फिर लाला भगत भी बड़े, दिन भर साला हाथ 
में ही रकखें, सोमवार को एकादज्ञी का बर्त करें। श्राहा, फैंसी 
भकक्‍ती ।” 
लाला जी का पुत्र प्नंग्रे जी पढ़ता था। लाला जी उसे समभाते थे कि 
प्राधुनिक शिक्षा के प्रभाव से हिन्दू घ॒र्मं रसातल को चला जाएगा क्योंकि 
लड़के मुसलमान बावरचियों के हाथ का खाना खा लेते हैं। उनके इस पाखण्ड 
पर गोस्वामी जी ने लाला जी के नौकर कल्लू द्वारा छींटा कसवाया है-- 
“मुसलसान फी रोटी खाने से तो जात जाय, वाको लुगाई रखने से 
कछू नाय ।7 * 
नाटकीय कला तथा हास्य विधान--यह चरित्र-प्रधान प्रहसन है। 
इसमें सजीव चरिश्न-चित्रण है । नाटकोय संघर्ष भी सुन्दरता पूर्वक निभाया 
गया है। कथोपकथन में जान है । व्यंग्य एवं वाकूछल का प्रयोग खूब हुझा है, 
शुद्ध हास्य का ग्रभाव है । ड़ 
तन मन घन, थ्री ग्रुसाई' जी के श्रपंस-इसका रचना काल सन्‌ १८६० 
है। यह भाठ हृदयों का छोटा सा प्रहसन है । सेठ रूपचन्द गुसाई' जी, रामा 
कुटनी, सेठानी जी तथा नवशिक्षित गोकुल इसके प्रमुख पात्र हैं। जेसा कि 
प्रहसन के नाम से स्पष्ट है कि गुसाई लोगों का खाका इसमें खींचा गया है। 
उनका पाखण्ड, उनकी चरित्र हीनता, उनकी पोप-लीला की धज्जियाँ उड़ाना 
हो इसका उद्देश्य है। गुसाईं जो के भक्त सेठ रूपचन्द झपनी सेठानी की भेंट 
गुसाई जी को चढ़ाने को तेयार हो जाता है लेकिन नवशिक्षित गोकुल बाधक 


हद हिग्दो साहित्य में हास्य रस 


होता है श्रोर गुसाईं जी की किरकिरी हो जाती है । 

नाट्य कला श्रौर हास्य विधान--इसमें संवाद द्वारा ही हास्य का 
उद्र क हुआ है। कथा-विन्यास श्रधिक सुन्दर नहीं । पात्रों के क्रिया व्यापार से 
चरित्रों का प्रस्फुटन नहीं होता, लेखक को पात्रों के मुख से अपनी बात 
कहलवानी पड़ती है। हमारी सम्मति में यह प्रहसन इनके तीनों प्रहसन में 
हलका है । 
देवकीनन्दन त्रिपाठी 

“भारतेन्द्रु के बाद यदि तौब्र श्रौर कठोर व्यंग्य मिलता है तो वह देवकी 
नम्दन त्रिपाठी का ।"** ******““'प्रहसनों द्वारा समाज-सुधार का कार्य भारतेन्दु 
हरिइ्चर्द्र ने शुरू किया श्रौर देवकीनन्दन त्रिपाठी ने उसे श्रागे बढ़ाया ।”* 

इन्होंने श्राठ प्रहसन लिखे। “रक्षा वन्धन” (१८७८), “एक एक के 
तीन तीन” १८७६), “स्त्री चरित्र” (१८७६), “वेश्या विलास”', “बैल छः 
टके को,” “जयनार सिंह की” (१८८३), “संकढ़े में दशा दश'' तथा “कलियुगी 
जनेऊ” (१८८३) इनमें भ्रन्तिम प्रहसन को छोड़ कर बाकी अ्रप्रकाशित हैं। 
रक्षा बन्धन में मदिरा सेवन ओर वेश्यागमन का दुखद परिणाम दिखाया गया 
हैं । “एक-एक के तीन-तीन”' में व्याज-खोरों की मनोवृत्ति का चित्र णा किया 
है, “स्त्री चरित्र” में वेश्यागामी तथा कुटिल स्त्रियों के दूषित चरित्र को 
दिखाया गया है, “वेश्या विलास” का उद्देश्य इसके नाम से स्पष्ट है। “बल 
छः टक्रे को” इसका उदं श्य मनुष्य को भ्रधिक लोभी होने के दुष्परिणामों से 
परिचित करना है तथा "साँची करे मीठी पावे” का आदर्श सिखाना है । 
“जयनार सिंह की” का उद्दं श्य बूका तथा जादू टोना करने वालों की खिल्ली 
उड़ाना है तथा तत्कालीन अन्धविश्वासों पर करारी चोट करना है, “संबड़े में 
दश-दश” में मद्यपान तथा निन्यकर्म करने वालों की पुलिस द्वारा किरकिरी 
कराई गई है । 

नाट्य कला एवं हास्प विधान--इन प्रहसनों में तीक्षण व्यंग्य मिलता 
है, अ्रन्य प्रहसनकारों की भांति श्रथंहीन प्रलाप नहीं। इनका परिहास संगत 
एवं स्वाभाविक है। कथोपकथन भी स्वाभाविक हैं श्रीर चरित्र-चित्रण भी 
संतोषजनक किया गया है । 
श्रन्य प्रहसन लेखक 

बाबू नानकचन्द का “जौनपुर का काजी”, राधाचरण गोस्वामी 
द्वारा सम्पादित “भारतेन्दु” के तीन श्रकों में क्रमशः प्रकाशित हुाश्रा है। 


१. श्राधुनिक हिन्दी साहित्य-डा० वाष्णुय, पृष्ठ २५१-२५३, 


प्रहसने ६६ 


इसमें एक कुम्हार भ्रपने गधे को ग्रादमी बनाने के लिए मौलवी साहव के 
पास छोड़ जाता है। थोड़े दिनों बाद जब वह उसे वापिस लेने ग्राता है 
तो मौलवी साहब कुम्हार से कह देते हैं हि वह तो जौनपुर का काजी 
हो गया । वह उसी स्थान पर पहुँचता है। उसे देख कर काजी साहब के छक्के 
छूट जाते हैं। कुम्हार को जब काजी का चपरासी धक्का देता है तो वह 
कहता है-- 

“कुम्हार-भरे भेया हट जा। चों जो रावरी करे हैं। मोय ढं: हं 
बात तो कर लेन दे। यातें इही दीसे है काजी श्रव क॑ सो आय के बेठ गये है। 
मामा लोहरो (मुंह बनाकर) गधा कू निकाल दो, ई खबराई नाहे कितेक 
रुप या खरचा भये हैं जब गघा ते झ्रादमी करायो है । तोरइं क॑ से फूल प्रव ही 
तो तेरो पलान जेबरा घरो है ज्यों को त्यों, लाऊं का ? और तेरे हांकने की 
छुम्टी मेरे हाथ में ही है, देखई रही तेरी नानी, जाते तेरी खाल उड़ाई हो ।/* 

इसमें हास्य का उद्रेक श्रतिरंजित घटनाझों द्वारा कराया गया है । 
इसका प्रधान उद्देश्य मनोरंजन ही है । संवाद अत्यन्त सजीव हैं। 


“फिशोरीलाल गोस्वामी” का “चौपट चपेट” भी सुन्दर प्रहसन है। 
इसमें वेश्यागमन का दुष्परिणाम दिखाया गया है। श्लिप्ट शब्दों प्यवा बेढंगे 
नामों द्वारा हास्य का उद्रे क किया गया है । 


इसके अतिरिक्त “देवदत्त शर्मा” का “अति अ्रंघेर नगरी” (१८६५) 
“नवल सिंह चौघरी” का “वेश्या नाटक” (१८६३) “ विजयानन्द” का महा 
श्रंघेर नगरी” (१८६२), “राधाकान्त लाल” का “देसी कुत्ता विलायती बोल” 
(१८६८), “बल्देव प्रसाद प्रिक्र/ का “लालसा बाबू”, “रामलाल शर्मा” का 
“अयूर्व रहस्य” (१८८८), 'पन्‍नालाल” का “हास्थाणंव” (१८८२) 
* हरिइबन्द्र कुलभोष्ठ” का “ठगी की चपेट” (१८८४), प्रहसन उल्लेखनीय 
हैं। इन प्रहसनों के विषय भी वही मदिरा सेवन तथा वेश्यागमन के दुष्परिणाम 
फेशन परस्ती, घामिक पाखण्ड आदि हैं । हास्य-उद्र क के साधनों में भी भ्रति- 
नाटकीयत। एवं अ्रतिरंजित घटनाप्रों का समावेश है। 


ह्विवेदों युग 


यह युग विशेषकर भाषा-परिष्कार का रहा । इस युग में भारतेन्दु की 
विनोद-प्रियता एवं जिन्दादिली का स्थान शुष्कृता एवं गम्भीरता ने ले लिया। 


१. भारतेन्दु--भ क ६, ७, ८ (सम्मिलित), पृष्ठ १२५, 


१०० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


हिवेदी जी का व्यक्तित्व अत्यधिक गम्भीर था। उनके युग में क्र प्रहसन 
लिखे गये। 


उस समय जो पारसी नाटक कम्पनियाँ प्रचलित थीं उनमें गम्भीर 
नाठकों के बीच में एक छोटा सा कथानक जो हास्य-प्रघान होता था, रख देते 
थे। भ्रागाहअ काइमीरी, नारायण प्रसाद “बेताव” आझ्रादि लेखक नाटकों के 
बीच में लघु प्रहसन रख कर वे नाटकों को नीरस होने से वचाते थे । परिमाण 
में देखा जाय तो भारतेन्दुकाल में जो प्रहसनों की बाढ़ भ्राई थी वह द्विवेदी युग 
में उतर गई श्रौर परिणामस्वरूप भारतेन्दु युग से अ्रपेक्षकृत कम संख्या में 
प्रहसन लिखे गये । इस युग के श्रालम्बन डाक्टर, वैद्य, ज्योतिषी, राय बहादुर 
और श्रानरेरी मजिस्ट्ूट तथा नए फंशन के शिकार हमारे नये युवक और 
नवयुवतियाँ, ब्राह्मण श्रोर उनके शास्त्र, साथु और उनके नीच व्यवहार श्र 
व्यभिचार-प्रवृत्ति श्रादि थे । 

नाट्यकला एवं हास्य-विधान--वास्तव में देखा जाय तो यह मानना 
पड़ेगा कि भारतेन्दु युग से नाट्यकला का विकास हिवेदी युग में श्रधिक हुआ । 
प्रारम्भिक प्रहसन होने के कारण नाट्यकला की दृष्टि से इस युग को प्रहसन 
कारों में परिष्कार पाया जाता है घटनाओं द्वारा स्वयं पात्र का चरित्र स्पष्ट 
होना, ब्यंग्य में कटुता का कम होना, शुद्ध हास्य का प्रहसनों में समावेश एवं 
कथोपकथन आरादि में परिपक्वता दिखलाई पड़ती है । यद्यपि चरित्र-चित्रण का 
अभाव एवं भ्रतिनाटकीय प्रसेंगों का बाहुल्य अब भी विद्यमान था। 


प्रमुख नाटककार 


बदरीनाथ भट्ट 

इनके तीन प्रहसन प्रसिद्ध हैं--“लबड़-बौंधों” (१६२६), “विवाह 
विज्ञापन'' (१६२७) श्रौर “मिस अ्रमरीकन' (१६२६) । 

“लबड़-घौंधों में ६ प्रहसन सेंग्रहीत हैं-7-(१) पुराने हाकिम का नया 
नौकर, (२) श्रयुर्वेद कसेरू वद्य बैगनदात जी कविराज, (३) ठाकुर दानीविंह 
साहिव, (४) हिन्दी की खींचातानी, (५) रेगड़ समाचार के एडीटर 
की घूल दच्छना, (६) घोंधा वसन्‍्त विद्यार्थी । “पुराने हाकिम का नया नौकर” 
में श्रालम्बन ऐसे मालिकों और मालकिनों को बनाया गया है जिनके दुर्व्यवहार 
से नौकर टिक ही नहीं पाता वरन्‌ श्रौर चंट बन कर निकलता है। इसमें 
तीन हृश्य हैं। इसका उद्ंश्य नौकर के मुह से स्पष्ट करा दिया गया है-- 

“नौकर--सच वात तो यह है कि क्लट्टर, डिप्टी क्लट्टर, टिकट कलट्टर, 


प्रहसन १०१ 


इंसपेट्टर, मास्टर, ऐडीटर वगेरह बीसियों टरों के यहाँ मैंने नोकरी को, पर जो 
बढ़िया गालियाँ यहाँ खाने को मिलों, वे और जगह नहों । जरा घर में घुसा कि 
दोनों की दोनों बिल्लियों की तरह मेरे ऊपर हूटीं॥ जरा बाहर श्रात्रा कि 
बुड़ढे खूसट ने खाया । वेतरह हैरान हूँ। वाह री नोकरी । तू भी कंसे कंसे 
तमाशे दिखाती है। लीजिये, भ्रमी हाल हो हाल में, न कुछ बात थी न चीत, 
दोनों की दोनों मेरे ऊपर भाडू लेकर हट पड़ीं और भट्कम-पेली करके मेरा 
कुरता फाड़ डाला श्रौर मुझे नोचा-खसोटा और वकोटा भी ।”* 

“आ्रायुवेंद-कसे रू-वेद्य वैंगवदास जी कविराज” का उद्देश्य प्रहसन के 
नाम से स्पष्ट है। “नीम-हकीम-वैद्य लोग किस प्रकार भोली जनता को धोखा 
देकर रुपया ऐँठते हैं । यही नहीं, वंद्य लोग लड़कियों को वैद्यक पढ़ाने के बहाने 
बुलाकर किस प्रकार व्यभिचार कराते हैं यह भी इसमें दिखाया गया है। इसमें 
व्यंग्य तीखा है । 

“ठाकुर दानी सिंह” में एक ही हृश्य है। इसमें श्रतिनाठटकीयता एवं 
भ्रतिरंजना से हास्य का उद्र क किया गया है। कठपुतली के तमाशे को सही 
समभे कर ठाकुर साहब बौखला उठते हैं-- 


पुतलीवाला--हजुर, जे (पुतली को चलाता हुआ) राजा मानसिह 
जपुर वाले, वादशाह से हुक्म लेकर, चित्तौड़गढ़ को जीतने-- 

ठाकुर--( क्रोध श्रौर जोश में) श्ररे जातिद्रोही, कलंकी, बदमाश । 
पहले मुझसे तो जान बचाले, फिर कहाँ जाने का नाम लोजो। मैं पश्रभी सालों 
का ढेर (ठाकुर साहब डंडा लेकर पुतलियों पर पिल पड़ते हैं, भौर मानसिह की 
पुतली के अलावा भ्रौर भी कई पुतलियाँ तोड़-फोड़ डालते हैं, दो एक हाथ 
पुतली वाले के भी जमाते हैं। देखने वाले प्राइ्व्य और भय से बगलें 
भाकते हैं। ) 

पुतलीवाला--हाय मैं मरा । 

ठाकुर--हाय हाय कंसो ? साला चित्तोड़ जीतेगा। 

पुतलीवाला--मैं मरा--हाय सेरा रुजगार गया--” 

“हिन्दी को खींचातानो” प्रहसन हिन्दी साहित्य सम्मेलन के छठे झ्रधि- 
वेशन भरतपुर में खेलने के लिए लिखा गया था परन्तु आपस के मनमुटठाव के 
कारण न खेला जा सका। इसमें गीत अधिक हैं। इसमें उद् पर व्यंग्य किया 
गया है। उस समय लोग हिन्दी भी उदू के ढंग से ही बोलते थे, विशेषकर 

१. लबड़-घोंधौं--पृष्ठ २५- 





१०२ हिन्दी साहित्य में हास्थ रस 


अदालतों में हिन्दी की बड़ी दुदेशा थी-- 


“दलाल- तो क्‍यों महाराज, श्राप परचारक हैं, परचारक ? श्राप का 
नाप्त शौशंकर तो नहीं है, शोशंकर ? 


परदेशी--“शोशंकर ” क्या ? श्ररे, तुम हिन्दू होकर श्रौर झ्राय॑ वंशज 
होकर एक बाहरी लिपि को बदौलत श्रपने श्राप श्रपने नाम बिगाड़ते हो । मेरा 
नाम शिवशंकर है शिवशंकर ।”* 


“रेगड़-समाचार” के एडीटर की घूल दच्छना'' में चुनाव के उम्मीदवारों 
द्वारा सम्पादकों की कंसी दुदंशा की जाती है, इसका खाका खींचा गया है। 
इसमें एक ही हृश्य है । 

“'घोंघावसंत विद्यार्थी” भी एक हृश्य का प्रहसन है । इसमें भट्ट जी ने 
शिका रपुर के रहने वाले एक विद्यार्थी का सुन्दर चित्रण किया है। साथी उसे 
खिजाने के लिए पूछते हैं । तुम कहाँ के रहने वाले हो ? ,कुछ कहते हैं श्राया 
शिकारपुरी श्रादि | यह सुनकर अपने साथियों को गाली देता हुआ्ना वह भाग 
जाता है भ्रौर कहता है-- 

“बोंघा-वसंत--यहाँ के लोग गुणावली तो देखते नहीं, घर का पता 
पूछते हैं कि “कहाँ के रहनेवाले हो ? कहाँ के रहने वाले हो ?” रे, रहने वाले 
हैं तुम्हारे घर के, कहो, क्या कर लोगे तुम हमारा ? कह दिया करता था कि 
जिला बुलन्दशहर का रहने वाला हूँ पर श्रव किसी कम्बख्त ने--मगवान उसे 
सौ बरस तक सब विषयों में फेल करे श्रौर सत्यानाश जाय उसका--श्रास्तीन 
का सांप, कुल्हाड़ी का बेंटा कहीं का । श्रौर फिर, श्रापको बोलना हो, बोलिए-- 
जी हां न बोलना हो, न बोलिए, भ्रपना रास्ता नापिए, चाल दिखाइए, हवा 
खाइये, सवारी बढ़ाइये, वगेरह वगेरह श्रोर भी बहुत से भ्रच्छे भ्रच्छे वाक्य हें । 
हम जहन्नुम के रहने वाले सही, क्या कर लेंगे श्राप हमारा ?”* 

विवाह-विज्ञापन--इसका रचनाकाल सब्‌ १६२७ है। इसमें पाँच 
हृश्य हैं। इसमें ऐसे पुरुष को हास्य का आलम्बन बनाया गया है जो श्रपती 
स्त्री के मरने के पश्चात्‌ दिखाता तो यह है कि वह दूसरा विवाह नहीं करना 
चाहता परन्तु उसकी हादिक इच्छा है कि किसी प्रकार से सर्वोत्तम कन्या से 
उसका विवाह हो जाय । एक पत्र-सम्पादक सेठ जी से रुपया ऐंठ कर एक 
विज्ञापन निकाल देते हैं। एक पुरुष से उतका विवाह करा दिबा जाता है श्रौर 
१, लबड॒धोर्वो-पृष्ठ ६७. 

२. लवड़धौंधौं -- पृष्ठ ८१ 


प्रहसन १०३ 


जब वह आदमी प्रकट होता है तो स्थिति-हास्य की सुन्दर व्यंजना होती है। 
वास्तव में पाइचात्य बनाव-श्य गार पर भी इसमें छींटाकशी की गई है । इसका 
विज्ञापन पठनीय है-- 


“एक श्रत्यन्त सुन्दर, सुशिक्षित, सुप्रसिद्ध, सुलेखक, सुकवि, सुस्वास्थ्य 
सुसमृद्धिशाली लड़के के लिए एक श्रत्यन्त रूपवतो, गुरावतो, सुशिक्षिता, विनम्रा, 
श्राज्ञाकारिशी, साहित्य-प्रे मिका सुकन्या की श्रावश्यकता है। लड़के को मासिक 
श्राय १०,०००) रु० है। लड़का गद्य व पद्य लिखने में तो कुशल है ही, इजी- 
नियरी, डावटरी, प्रोफेसरी, एडीटरी श्रादि कलाश्रों में मो एक हो है । श्रपने 
घर में भ्रवतार समभा जाता है। स्थावर व जंगम सम्पत्ति कई लाख की है। 
करोड़ कहना भो श्रत्युक्ति न होगी : घराना वेदों के समय का पुराना औ्रौर 
लोक-परलोक में नामी है : लड़का समाज सुघारक होने के कारण, जाति- 
बन्धन से मुक्त है, श्रर्यात्‌ किसी मी जाति की कन्या ग्राह्म होगी, यदि वह इस 
योग्य समझी गई। पत्र व्यवहार फोटो के साथ कीजिए । पता-सम्पादक, बांगड्‌ 
समाचार कार्यालय ।/* 


“मिस श्रमेरिकन ” प्रहसन सन्‌ १६२६ में लिखा गया। इनका यह 
प्रहसन सर्वोत्कृष्ट है । इसमें इन्होंने पश्विमी सम्प्रता का व्यंग्यपुर्णं चित्रण 
किया है । ग्रमेरिकन पात्र इसमें पाइचात्य सम्यता के प्रतीक हैं । उनका धर्म 
रुपया है। वे श्रपनी पुत्री का विवाह किसी से कर सकते हैं यदि उससे घन 
मिलता हो । प्रहसन के अमेरिकन पात्र पूर्व की श्राध्प्रात्मिक संस्कृति को नहीं 
समभत़ते हैं। वे तो भौतिकवादी हैं। 


बोहारी लाल जो कि पूर्वी सम्यता का प्रतीक है, उसे श्रपना समाज प्रिय 
नहीं है क्योंकि हिन्दू समाज में नारी का कोई मान नहीं है । और हिन्दू भूछे 
हैं। देव योग से बोहारी एक कवि हैं। वेकाव्य कला पर अपने विचार व्यक्त 
करते हुए अइलीलता को काव्य की प्रात्मा बताते हैं । उनके विचार से श्रश्लीलता 
के भ्रभाव के कारण हिन्दी कविता नीरस है। इस प्रकार से भट्टजी ने उन कवियों 
का ख़ाका इसमें खींवा है जो सौन्दर्य का विकृत रूप अपने काग्प द्वारा उपस्थित 
करते हैं । 

“वास्तव में भ्रमेरिकन जीवन के प्रति कुछ श्रन्याय इस प्रहसन ने भ्रवश्य 
फिया है। अ्रमेरिकन चरित्रों को इतना झतिरंजित चित्रित किया है कि वहां 
व्यंग्य बहुत कठु हो गया है। “मिस अमेरिकन” में आपने स्त्री समुदाय का 


१. विवाह विज्ञापन-पृष्ठ १५, १६, 


श्ण्४ड हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


परुइचलीपन चित्रित किया है--श्राप हास्थ को सौमा का उलंल्थन कर गये हें। 
न जाने क्यों अमेरिकन समाज का इतना कठोर खाका खाँचा है। मौलियर 
श्रपने विरोधी पक्ष को जितनी श्रसमवेध श्रेणी हो सकती है, उसमें रख देता 
है, परन्‍्तु उसके साथ निष्ठुरता नहीं करता । श्रापने श्रमेरिकन समाज के जिस 
चित्र को सामने रवखा है उसमें श्रमेरिकन समाज के साथ निष्ठुरता को गई है 
श्रौर उन पात्रों में व्यक्तित्व का श्रश शून्य रहने के कारणा वे समाज के प्रतीक 
(75९) पात्र रह गये हैं इसलिए उनके श्रन्दर श्रभावात्मकता श्रा गई है।”* 

नाटकीय कला एवं हास्य विधान--हि वेदी युग के प्रहसनकारों में 
भट्टजी श्रेष्ठ हैं। इन्होंने प्र हसनों में विदूषकों को स्थान नहीं दिया है। इनके 
प्रधिकतर प्रहसनों में स्वाभाविक हास्य है। “विवाह विज्ञापन ” परिस्थिति प्रधान 
प्रहसन हैं एवं “मिस अमेरिकन” चरित्र प्रधान। चरित्रों का चित्रण स्वाभाविक 
रूप में हुआ है । कथोपकथन में तीव्रता है । इन्होंने बाक्छल का प्रयोग हास्य के 
उद्रे क करने में यथेष्ट किया है। स्थिति-जन्य-हास्य भी मिलता है। व्यंग्य की 
मात्रा कहीं कहीं श्रतिक्रमण कर जाती है। 
जी०. पी. श्री वास्तव 

इनका लिखा सर्वप्रथम प्रहसन “उलटफेर” है जिसका रचनाकाल सन्‌ 
१६१६ है। इसमें तीन अंक हैं। पहले अंक में पाँच, दूसरे में सात श्रौर तीसरे 
में श्राठ हृश्य हैं । प्राचीन नाट्य-पद्धति के अनुसार इसमें प्रस्तावना है जिसमें 
सूत्रधार तथा विदूषक के कथोपकथन द्वारा प्रहसन का उद्देश्य स्पष्ट कराया गया 
है । सूश्रघार उह्ं श्य बताता है :-- 

“यहाँ तो हमारे देशी भाइयों को मुक़दमेबाजी का ऐसा चस्का पड़ा 
हुआ है कि दौलत रहे, या न रहे, जान रहे या न रहे, ईमान रहे या न रहे 
सगर मुकदमेबाजी का सिलसिला हमेशा कायम रहेगा ।” * 


इसमें ग्रालम्बन वकीलों तथा मुकदमेवाज़ों तथा उनके दलालों को 
बनाया गया है । इसमें सव मिलाकर ४७ पात्र हैं। इसके प्रमुख पात्र मिर्जा 
अललट्प्यू, चिराग श्रली, श्राजिज अली, खुराकात हुसैन, मुहररिर अली, गरुलनार, 
दिलफ़रेब, रामदेई श्रादि हैं। वकीलों के दलाल इस प्रकार भोले मुवक्किलों 
को फंसा कर लाते हैं तथा न्यायालयों में इन लोगों के कारण किस प्रकार 





१. हिन्दी नाठकों में हास्य--डा. सत्येन्द्र-माधुरी चंत्र, ३०८ तु. स. 
पृष्ठ ३१० 
२. उलटफेर--पृष्ठ २. 


प्रहसन १०२ 


श्रन्याय होता है, वही इस प्रहसन में दिखाया गया है । एक हृश्य में खुराफ़ात 
सरिश्तेदार तथा अललटप्यू डिप्टी कलक्टर का वाद-विवाद रोचक है-- 
“अललटप्यू-तेरा मुकदमा बिल्कुल भूठा है। 
खुराफात--जी बजा है | तभी तो वकील किया है 
मरदानी झौरत--इसका रचना काल सन्‌ १६२० है। “मरदानी 
श्रौरत” में समालोचकों का पक्षपात एवं नौकरों की बेवकूफी का मजाक उड़ाया 
गया है। रमचौरवा नौकर झ्रौर गड़बड़ भ्रली की बातचीत होती है-- 
“गड़बड़--जी हजूर । श्ररे रमचोरवा, श्रो रमचोरवा । 
(रमचोरवा का भ्ाना ) 
_रमचोरवा--का होय हो । भ्राबत श्राबत मूड़े पर ध्रासभान उठाय लेत 
है। भीतर भ्र॒लगे कुहराम मचा है। बाहर ई जान खाए 
! जाए हैं । 
गड़बड़--प्रबे चुप, देखता नहीं, राजा साहब भ्राए हैं। चल कुर्सी ला। 
रमचोरवा- भरे ई घौंकल राजा साहब होये । 
गड़बड़--हाँ, मगर तमीज्ञ से बातें कर । 
रमचो रवा-तब्बे धौलर बन्दर श्रह हैं। भुलाई गवहा श्रस तो फुला 
हैं, कसम कुरसिया माँ घसिऐँ ।” * 
इसी प्रकार समालोचऊ पक्षयातीलाल मूर्खानन्द का व्यंग्यपूर्ण चित्रण 
पंठनीय है-- 
(समालोचक पक्षपातीलाल मूर्खानन्द का मुह सिकोड़े हुए भ्ाना । 
हुलिया कुरूप, काना, बदन लकवा मरे) डे 
“बड़बड़--घत्‌ तेरी सनहूस को कहाँ से सामने भ्रा गया । भ्रब नाउस्मेदी 
नजर प्राती है। मगर वाह, वाह; यह लचक देखिये | एक 
एक कदम पर सारा बदन छेहत्तर बल खाता है । 
गड़वड़- हाँ, देखता तो हूँ, दुनिया मंर के ऐबों से भरे मालूम होते हो। 
पक्ष---तमो तो समालोचक हुए। जब तक श्रपने में ऐब न होंगे 
दूसरों में क्या खाक ऐब निकालेंगे ? हु 
____गगड़गढ़-भच्छा, तो श्राप ऐब ही ऐब देखते हैं शोर गुण ? 
१. उलठफेर-- पृष्ठ ४७. 
२. मरदानी भोरत--पृष्ठ १०७ - 


की] 
|| 





१०६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


पक्ष--ग्रुए कंसे दिखाई पड़े जो ! गुर को देखने वालो -झांख तो 
फोड़वा डाली है। ऐब वाली रख छोड़ो है।: देखते नहीं 
काने हैं ।”* 

साहित्य का प्पृत--यह साहित्यिक कुरीतियों को लेकर लिखा गया 
है | इसमें साहित्यिक पति और दुनियादार पत्नी की असंगति हास्य का विषय 
है | इसके पात्र तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। 

“संपारी” आ्राधुनिक प्रवृत्तियों का प्रतीक है तथा “साहित्यानन्द” 
प्राचीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का प्रतीक है जिसके एक विवाह योग्य कभ्या है। 
“संसारी” उससे प्रेम करता है । स्वाभाविक रूप से बीच में बाघाए" उपस्थित 
होती हैं जिनके दूर करने में बहुत सी हास्य-बूर्णं घटनायें घटित होती हैं । 
इसका लक्ष्य हास्य रस का प्रभुत्व दिखाना भी है। टेयू और साहित्यानन्द 
वार्तालाप करते हैं-- 

“सा०- हाँ, क्योंकि हास्थ-टिप्पणी मुभको लिखनो है, तुझे नहीं । 

टेसू ०--में कंसे हेसाऊ ? 

सा०--यह मैं नहीं जानता । बस, हसाना पड़ गा, श्रन्यथा तेरा भ्रपराष 

क्षमा नहीं हो सकता । 

टेसू ०-- यह बड़ी मुश्किल है । रुलाना कहिए तो प्रमी कह करके रुला 

दे कि श्रापका कोई मर गये हैं। गुस्सा दिलाने को कहें तो ऐसो 

गालो दू कि श्राप श्रगिया बेताल हो जायें। क्योंकि यह सब तो 

श्रासान मालूम होते हैं, मगर ह साना बड़ी टेढ़ी खीर है। समझ 
सा०- श्रव्रे चुप चुप चुप । 

टेसू ० - मगर क्‍यों क्‍यों क्यों ? 

सा०-- एक तो कुछ श्रनाड़ियों ने हास्य को साहित्य में स्थान देकर 

साहित्य की दुदंशा यों हो कर डाली है, उत्त पर तेरी यह वार्ता- 
वह जो कहीं सुन लेंगे तो हास्य को साहित्य का सब से कठिन 
श्रग मान बंठेंगे।”* 

पत्र-पत्रिका सम्मेलन - यह सन्‌ १६२४ में “वंमान” में “समाचार 
पत्रों का सम्मेलन” के नाम से प्रकाशित हुआ था। इस प्रहसन का उद्देश्य भी 
साहित्यिक कुरीतियों का दिग्दशन कराना ही है। इसमें तत्कालीन पत्र पत्रि- 





१. मरदानी ग्रौरत--पृष्ठ १०७, १०८. 
२. साहित्य का सन्‍्त-अ्रंक २ हास्य पृष्ठ २१ 


च्रहमने १०७ 


कांश्रों को भपने श्रंसली नामों के रूप में प्रकट होना पड़ा है। इसमें हास्य, 
समाज, साहित्य, इत्यादि पुरुष पात्रों के प्रतिरिक्त चांद, मतवाला, मौजी, गोल 
माल, भूत, बंगवासी, श्री वैंकटेश्वर, भारतमित्र, प्रताप, ग्रामगजठ इत्यादि पत्र 
भी मनुष्यों का रूप घारण कर प्रकट होते हैं । स्त्री पात्रों में प्रकृति कला, स्वा- 
भाविकता, भा रतमाता के अ्रतिरिक्त माधुरी, सरस्वती, प्रभा, सत्यमाला, मनो- 
रमा इत्यादि मासिक पत्रिकाएं भी अभिनय में भाग लेती हैं। इनके श्रतिरिक्त 
नाटक, उपन्यास और जीहजूरी राम इत्यादि भी पात्र हैं ! 


इस प्रहतन में हास्यरस की व्यापकता, महत्व और सार्वभौमिकता का 
विवेचन है । समाज ्ौर साहित्य दोनों उसकी झर आंख उठा कर देखना पाप 
समभते हैं। फिर मी वह हास्य के साथ सम्मेलन में जाना चाहती है। उधर 
प्रकृति की बहिन श्रोर साहित्य की पत्नी कला भ्राती है। 


दूसरी मूल भावना समाज की विश्छ|खलता, प्राखंड और दुर्दशा का 
प्रत्यक्षीकरण है। भूखों मरती जनता का रुपया बेदर्दी से सभा सम्मेलनों में 
उड़ाया जाता है, समाज सुधार के बहाने दिनों दिन हजारों रुपये नष्ट हो रहे 
हैं। तत्कालीन नाट्यकला और उपन्यास निर्माण पर भी इसमें विचार प्रकट 
किए गए हैं। नाटकमल भ्रपनी दु्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 

“मैं प्रपनी दुर्दशा मला किस मुह से बयान करू । भ्राह्विर मेरी सुरत 
हो तब तो । नाटककारों ने उसे ऐसी बिगाड़ो है कि वह देखने काबिल न 
रही । बस मेरा हाल सुन फर हो पाप मेरे पर श्रांसू बहा लीजिए । हां, नाटक 
मंडलियों में मेरा मु हू दिखाई देता है । मगर हाय ! वहां सीन-सीनरी की चका- 
चॉंध में, पोशाक की जगमगाहूठ में, पाउडर की लीपपोत में, संगीत की भंकार 
में बशंक मेरी प्रसलियत को थाह नहीं पाते-मेरे श्र ग-प्र ग में जोड़ लगा कर 
मेरा ढाँचा बना है । सर विलायतो है, तो घड़ मुलतानी है । हाथ बंगला के हैं 
तो पंर गुजरात के । इसलिए घुभुमें स्वामाविक बल, भाव, सुन्दरता, सुडौलपन 
कुछ नहीं है । ढांचा बेडोल, चाल बेतुकी, बातें लचर, र ग बदरग श्रोर उसमें 
न ट्रेंजिडो हूं न कामेडी, बल्कि एक प्रद्धीव गड़बड़ घोटाला ।” 


नादूय काला और हास्य विधान--श्रीवास्तव जी कला की दृष्टि से उच्च 
कोटि के न हों किन्तु प्रचार की दृष्टि से अवश्य सबसे भागे हैं। राधेश्याम कथा- 
वाचक की रामायण साहित्यिक दृष्टि से शुन्य है किन्तु प्रचार की हृष्टि से सबसे 
भागे है। इनका हास्य अधिकतर स्थिति-जन्य हास्य है। इन्होंने प्रहसनों में ऐसी 
स्थितियाँ रबल्ली है जिनसे हास्य जबरदरती उत्पन्न किया गया है। “मरदानी 





१०८ हिन्दों साहित्य में हास्य रस॑ 


औरत” में सम्पादक बंटाघार नीलाम करने वालों की दृष्टि से बचने के लिए 
एक बोरे के अन्दर बन्द हो जाते हैं। बोरा सुखिया के दिखा देने पर एक-सौ 
रुपये पर नीलाम हो जाता है। खरीदने वाला जब बोरा खोलता है तब बंटा- 
धार निकल पड़ते हैं औ्रौर उन पर वेभाव की मार पड़ती है ' इसी प्रकार ग्रन्य 
हश्य में बंटाधार श्रौर पेहूलाल की तोंदें टकराती हैं। यथा, द्वितीय अंक के 
द्वितीय हृश्य में-- 
“'बंटाधार--श्ररे बाप रे बाप ! तोंद फूट गई। 
पेहूलाल--श्ररररर ! मालगाड़ी लड़ गई । 
बंटाधार--श्ररे कौन चूरन वाले ? श्ररे यह कौन सा रोग हो गया है 
तुम्हें |! बदन भर में गर्म ही गर्म ।”” 
इन्होंने वाकुछल का प्रथोग भी सफलता पूर्वक अ्रपने प्रहसनों में 
किया है । 
“रामदेव--हुज़ूर के नाव आये । भूल गये न | 
चिराग़ग्न॒ली -- याद रखना, मेरा नाम चिराग श्रली है। 
रामदेव--चिराग्‌ श्रलो--हाँ जउन टिमिर टिमिर बर॑ । भरे ! हुजूरं 
केर नाव मसाल ग्रली जउन ध-घ-ध-धन्वर !”* 
व्यंग्य का प्रयोग भी सुन्दर हुग्रा है। वकीलों पर कसा हुआ एक व्यंग्य 
देलिए-- . 
“चिरागगअली--लाश्रो इस बात पर शुकराना। 
रामदेव --पश्रव हुजूर फांसो की सजा होइग, श्रटर ऊपर ते सुकराना 
देई । 
चिराग श्रती--हाँ, हाँ, फांसी की सजा हुई हझारी बदौलत। इसको 
गनौमत जानो, श्रगर हम इतनी कोशिश न करते तो न जाने 
क्या हो जाता ? समझे, लाग्रो शुकराना ।”* 
वास्तव में देखा जाय तो चरित्र-चित्रण की सुन्दरता इनके प्रहसनों में 
कम दिखाई देती है | श्रधिकतर इनका हास्य स्थूल है । 
“श्री जी० पी० श्रीवास्तव किसी विशेष को लक्ष्य करके हास्य की 
सृष्टि करते हैं । प्राय: श्राप श्रपनी रचनाश्रों में ऐसे चरित-नायक की कल्पना 
करते हैं जो श्रकल के बोझ से हैरान है, पात्र कोई काम करेंगे तो ऊठ-पढाँग, 


१. उलट फेर-पृष्ठ ११. 
२. उलट फेर--पृष्ठ २६९ 


ग्रहसने १०६ 


हर जगह मार श्रथवा गाली खायेंगे । कहीं बदहवास _भाग रहे हैं तो कभी 
घुमड़िया खाते हुए किसी टोकरे वाले पर या कोचड़ में गिर पड़ते हैं ।” * 

इसी प्रकार के भाव श्रीवास्तव जी के हास्य के बारे में पं० बनारसी- 
दास जी चतुर्वेदी ने व्यक्त किये हैं-- 

“हमारी समर में श्रीवास्तव जो का हास्य उच्चकोटि का नहीं, जिसकी 
आ्राशा इनसे की जातो है इसे, तो लद॒ठम।र मजाक कहना ज्यादा उचित 
होगा ।/* 

जहाँ तक जनता में हास्य रस के लिए रुचि उत्पन्न करने का प्रश्न 
है वहां ये केवल निम्नस्तरीय लोगों को ही हँधा पाये हैं, बोडिक हास्य का 
सृजन यह नहीं कर सके । इनमें भ्रपहसित तथा अ्रतिहुसित हास्य ही श्रधिक है 
“स्मित” नहीं के बराबर है। बाबू गुलावराय ने लिखा है--“भ्री जी० पी० 
श्रीवास्तव के नाठकों में हास्य की मात्रा श्रधिक है किन्तु उनमें साहित्यक 
हास्य की श्रपेक्षा "ोल-्प्पे का हास्य भ्रषिक है ।”३ 

अ्रब्लीलता के दोष से भी यह मुक्त नहीं रह पाये हैं। इनके प्रहसनों 
में गन्दे मज़ाक, श्रधिकतर पाये जाते हैं । यद्यपि इन्होंने भ्रपनी पुस्तक 
“हास्य-रस” में ग्रशलीलता क्‍या है, इस प्रश्न का विवेचन अपने ढंग से करते 
हुए अपने को भ्रब्लीलता के दोष से मुक्त बताया है किन्तु वह दलील ही दलील 
है, उसमें तथ्य नहीं । हे 

भ्रन्‍्त में पं० रामचन्द्र शुक्ल की सम्मति उद्घृत करके इनके विवेचन को 
समाप्त करते हैं--“वे (इनके प्रहसन) परिस्कृत रुचि के लोगों को हुँसाने में 
समर्थ नहीं ।7४ 
बेचन शर्मा उग्र 

+ “उज्नवक” प्रहसन का उद्देश्य साहित्यिक रूढ़ियों पर व्यंग्य कसना 

है। ब्रजभाषा का कवि एवं छायावादी दोनों कविं स्देव पद्य में बात करते 
हैं। छायावादी कवि का नाम है लंठ एवं ब्रज भाषा के कवि का नाम है 
संठ । दोनों का कगड़ा इस बात पर है कि उनमें श्रेष्ठ कौन है ? दोनों 
१. उलठ-फेर पृष्ठ २६. 

२. साहित्य सन्देश--भाग ९१, भ्रंक १, पृष्ठ २३. 

३. विशाल भारत-मई १६२६, "हिन्दी में हास्परस” 

४. हिन्दी साहित्य का सुबोध-इतिहास--ग्रुलाबराय, पृष्ठ २७०, 

:-# हिन्दी साहित्य का इतिहास*- संस्करण सं० २००२, पृष्ठ ४८१. 


११० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


“उज्ञवक” सम्पादक के पास अपना फैसला कराने जाते हैं । श्रपना-प्रपना पक्ष 
दोनों सम्मुख रखते हैं-- 
“लंठ-मेरा कहना है ब्रज भाषा मोस्ट रहो है। 
नृतनता मोलिकता होन है, 
दीन, भ्रनवीन है। 
श्रौर स्वच्छन्द मेरा राग घट बढ़ है, 
छन्द जो रबड़ है । 
औ्रोल्ड ब्रजमाषा में कलंक है, सुलंक है, 
डर्टी परयक है । 
फामिनी है, कुच है, कलिन्दी का किनारा है, 
तरहीं सदी की गण्डकी की गन्दी घारा है। 
संठ--(लंठ को ललकार कर) 
रुको-रुको मत क्रोध दिलाओ्रो, 
भुको-भुको मत बात बढ़ाओ्रो । 
श्रब॒ मत राग बेसुरा गाओ्नो, 
ससुर बनो सुर को श्रपनाप्नो ।” 
चार बेचारे--इसमें चार प्रहसन हैं-बेचारा सम्पादक, तचारा भ्रध्यापक, 
बेचारा सुधारक और वेचारा प्रचारक । इनके उहं द्य इनके नामों से स्पष्ट हैं । 
“बेचारा प्रचारक” में पात्र हैं--दन्तनिपोर (प्रचारक), प्रप्निय सत्यम्‌ ( मु हकट 
लेखक) टकाधमंम्‌ (प्रकाशक सम्पादक), सेठ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ (नेता), सुमुख 
(शिवम्‌ सुन्दरम्‌ का बाल सेवक ), चन्द्रमुखी (शिवम्‌ सुन्दरम्‌ की युवती 
सेविका) श्रादि । इसमें आलम्बन प्रचारक को बनाया गया है। प्रचारक जी 
अ्रपनी शक्ति का परिचय देते हैं -- 
शि० सु०--(अखबार समेटते हुए) - क्रान्ति श्रवद्य होगी--होगी न ? 
श्रापकी क्या राय है? 
दन्त० --होगी तो जरूर । 
शि० सु०--उस भावों क्रान्ति में मैं तो स्वदेश की झोर से लदू गा। 
जिस तरह जरूरत होगी उस तरह से लहंगा । 
दन्त०--श्राप बीर हैं--पार्थ की तरह । 
शि० सु०--म गर उस श्रनोखे युग में श्राप वया करं गे, दंतनिपोर जी । 
दम्त०--मैं? में तो प्रोपेगण्डिस्ट हूँ। में योद्धा तो हूँ नहीं। हीं-हों, 


प्रहलन 7 ४ ही १११ 


हीं-हों। प्रह देखिए (धंला दिखाते हैं.) यही मेरा /शस्त्रागार हैं झोर। यह 
देखिये (परचे निकालता है ) यही मेरे हथियार हैं । में' ऐसे-वेसे परचों को 
झापमें उनमें बाहू गा--यही सेरा वार होगा।”? ; 
इस प्रहसन में प्रकाशकों पर व्यंग्य किया गया है जो भोले लेखकों को 
सम्पादक बनाने का प्रलोभन देकर फॉँसते हैं-- | 
“टका ० -- श्राप भी मेरो मदद कौजिए। 
/भ्रप्रिंय०*-किस तरह ? 
,टका० -सत्यशोधक को सम्पादन कर या मेरे प्रकाशन के लिए पुस्तकें 
लिख फर ? 
श्रप्रिय ०-- श्राप लिखाई वया देते हैं ? 
टका०-बहुत फुछ देता हूँ, हिन्दी की सभी पुस्तकों से भ्रधिक देता हूँ । 
प्रप्रिय०-- जंसे ? ; 
टका०--जँसे लेखक को लिखने के वषत उत्साह देता हूँ। लिख 
जाने पर उसकी कप्जोरियाँ सुंघार देता हूँ । सुघर जाने पर प्रेस में देता 
हैं, छाप देता हूँ, बेच देता हूँ । श्राप ही बतावें, इससे ज्यांदा कोई कया दे 
संफता है ? प 
श्रप्रिए०--शौर “रत्यशोघधक ”'सम्पादक को शाप वया देंगे ? 
टका०---उस महानुभव को-हां, हां, हां ! उरुको में पहले कुर्सो दू गा । 
फिर कागज्ञ, कलम, दवात बू गा । 'कंपोद्धोटर को “रिटक”' उसके बांये हाथ 
में दूंगा मशीन का हेँडिल दाहिने: हाय में । “सत्यशोधक” का पहला प्र्फ़ 
उसे दू गा, तीसरा उसे हू गा प्रौरः झ्ाइर प्रूफ़ भो-ईष्वर की शपथ । उसी 
को उदारता पूर्वक दे दूगा। 
प्रप्रिय8 -- (व्यंग्य से; घन्य प्रापकी उदारता !” ९ ] 
नाट्यकला एवं हास्य विधान-उप्र जी के प्रहसनों में स्थिति-जन्य हास्य 
कम है, चरित्र चित्रण अधिक । पात्रों के वार्तालाप से हास्य को उद्रे क रवाभा- 
विक रूप से होता है। भाषा भी प्रवाहमयी है । यदि खंटंकनेः वाली' कोई बोलें 
: है तो वह है भ्रब्लीलता । कामुक हदयों का ययाय्थ एवं: ;रसपूर «चित्रण खुल 
कर' किया गया है। इनकी इस प्रवृत्ति के विरोध में/यं० बनारसीदास चतुर्वेदी 


१. मतवाला (कलकत्ता)-मा्च १ ६६, पृष्ठ ३२ न 
३- मतवाला (कल+त्ता),- मार्च १६२६, पृष्ठ 7२७४ - ४८ कान 





११२ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


ने “घासलेटी साहित्य” के नाम से आन्दोलन भी चलाया था | यथार्थ चित्रण 
के नाम पर अश्लीलता का नग्न नृत्य ही यदि आ्रावश्यक है.तो उम्र जी वेजोड़ 
हैं । पर हम तो यही कहेंगे कि यदि, इनमें यह सामाजिक सीमा का -उल्लंघन न 
होता तो इस प्रतिभा का उपयोग हिन्दी साहित्य को न मालूम कितना अमर 
कृतियों के देने में समर्थ होता । * 

इन प्रमुख नाटककारों के अ्रतिरिक्त कुछ ऐसे नाटककार भी इस युग 
में हुए जिनके नाटकों में श्रन्य रसों के साथ हास्य रस का परिपाक भी सुन्दर 
हुमा है। इनमें ' मिश्र बन्धु” एवं “प्रसाद” अ्रग्रगण्य हैं । मिश्र बन्धु में एक 
विशेषता यह है कि शुद्ध हास्य का विधान जैसा इनके नाटकों में हुग्ना है वह 
भ्रत्यन्त दुलंभ है। विदूषक की बिना सहायता लिए पात्रों की भाषा एवं श्रान्ति 
द्वारा हास्य का विधान उनके “पूर्व भारत”” नाटक में प्रशंसनीय है :-- 

(हस्तिनापुर की एक फुलवारी । लाला, पुरवी, रामसहाय व रोशन का 
प्रवेश ) 


“लाला--क॑ हो, प्रुरवी महाराज, कुछ सुन्यो ? श्रब की सालों भरे के 
सब यतवार सुना सब बुद्ध क परिगे । 
पुरबी --तुमहूं निरे श्रहमक रहयो ल।ला, श्रो । कहूँ दुई, एकु परिगे 
हवइ हुईं । भला सब कइसे परि सकत्ये ? 
लाला--यहे तो पूछा । 
रामपहाय--भला पांडे, जो तालाब में श्राग लो तो मछलियां कहाँ 
जावें ? बेचारी उसी में जलें मूनें । 
पुरवी--जरें काहे ? बिखन पर न चढ़ि जांयें । 
लाला--तौ का उइ गाई-भंसी श्रायें ।/ * 
“मिश्र बन्चु” ने व्यंग्य का भी प्रयोग किया है। उनका ब्यंग्य कठोर 
हीं है। नये वंद्यों को प्रालम्बन बना कर व्यंग्य किया गया है-- 
“तीसरा नागरिक--इन नये वँच्यों की कुछ बात न कहिये, धर्मराज 
क्या जमराज के श्रवतार हैं ?”* 
नाटककार “प्रसाद” ने भी श्रपने नाटकों में हास्य के विभिन्‍न प्रकारों 
का यथा-स्थान सुन्दर प्रयोग किया है। उनका हास्य एवं व्यंग्य शिष्ट तथा 


१. पूवंभारत-चतुर्थ संस्क्रण, पृष्ठ ६३५ 
२. पूर्व भारत--चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ १२६. 


प्रहसन ११३ 


मार्भिक होता है। विदूषकों का सफल प्रयोग जितना प्रसाद जी ने किया उतना 
किसी भ्रन्य स्‍्रकेले नाटककार ने नहीं। “विश्ञाख” का “महाविगलक ”, “प्रजात- 
शत्रु” का “वासन्तक” तथा “स्कन्दगुप्त” का “मुदगल” विदृषक-संसार के 
प्तिस्मौर हैं। भारतेन्दु काल के विदृुषक केवल पेट्ूपन का प्राघार लेकर ही 
हास्य का खजन करते ये किन्तु प्रसाद जी ने यह सिद्ध कर दिखाया कि विदू- 
षकों के श्राघार पर शिष्ट एवं परिष्कृत हास्य का भी सृजन किया जा 
सकता है । 
पात्र के कार्य को हंसाने का माध्यम बनाया जा सकता है । इसका उदा> 
हरण “विशाख” में मिलता है-- 
/'भिक्षु--भ्रच्छा बैठ जाऊ । (बंठता है, प्रे मानन्द नाक बजाता है जिसे 
सुनकर मिक्षु चॉक कर खड़ा हो जाता हे ।) 
भिक्षु- नमो तस्स*' “नमो *““* “नन में नहों भगवतो'*''” भग 
जाता हूं । (कांपता है, शब्द बन्द होता है, भिक्षु फिर डरता 
हुमा बेठता है श्रौर कांपता हुआ्ना सूत्रपषात करने लगता है। 
लोसड़ी दौड़ कर निकल जातो है। भिक्षु घबड़ाकर जयचक्र फेक 
मारता है।) 
प्र मानन्द--(स्वगत) वाह, जयचक्र तो सुदर्शन चक्र का काम्त दे रहा 
है । देखूँ, इसकी क्या भ्रमिलाषा है। 
भिक्षु--(हृटा हुप्रा जयचक्र लेकर, बैठकर) *'“*“'यहाँ तो भगवान 
लोमड़ी के रूप में श्राकर भाग जाते हैं श्रोर मुझे भो भगाना 
चाहते हैं, क्या करूँ ।”” 
है इनका व्यंग्य भो मामिक है। . इनके व्यंग्य कोरी गालियाँ नहीं हैं। वे 
संयम एवं परिष्कृत हैं। उनमें “प्रम द्वारा ताड़ना” का सिद्धान्त भ्रपनाया 
गया है । “वासन्तक भ्रौर जीवक” का वार्तालाप देखिए-- 


“वासन्तक--महाराज ने एक दरिद्र कन्या से विवाह कर लिया। 
जोवक--तुम्हारे ऐसे चाठुकार ध्ौर चाट लगा देंगे, दो चार झौर 


जुटा देंगे । 
वासन्तक--इवसुर ने दो ब्याह किये तो दामाद ने तीन । कुछ उन्नति 
हो हो रही है।”* 





-१. विज्ञाख-- पृष्ठ ६४, 
“ आर भजातदन्ु--पृष्ठ १६६. 


११४ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


इनके ग्रतिरिक्त द्विवेदी युग में ग्रन्य प्रहततन भी लिखे गये। जिनमें सुद- 
शंन का “झ्ानरेरी मजिस्ट्रेट” अधिक प्रसिद्ध है। इसमें खुशामदी लोगों की 
आ्रानरेरी मजिस्ट्रेट बनने की लालसा का खाका खींचा गया है। पं० रूप नारा- 
यरा पांडेय लिखित “प्रायद्चित प्रहसन” में देशी होकर भी विदेशी चाल चलने 
वालों का भ्रच्छा खासा चित्रण मिलता है। अध्यापक रामदास गौड़ का 
““ईंइवरीय-न्याय”” एक व्यंग्य नादक है, जिसमें दिखाया गया है श्रूतों के प्रति 
बहुत प्रेम दिखलाने वाला हिन्दू-सम्पर प्रवसर पड़ने पर कंसे बगलें भाँकने लगता 
है। पारसी कम्पनियों के नाटकों में जो कॉमिक दिखाये जाते थे वे प्रशलील 
तथा भद्दे होते थे, पति-पत्नी में जूतम-पेजार, क१र पकड़ के नाचना इत्यादि 
दिखाये जाते थे । बाद में ये कथावस्तु के साथ में ही सम्मिलित किये जाने लगे । 
विशेषकर संवाद के सहारे हास्य का उद्र क किया जाता था । “वीर-अभिमन्यु” 
में “राजा बहादुर” तथा हश्न के “लिवर किंग” में “जीटक” और बेताब के 
महाभारत में व्यंग्य श्रौर हास्य का पुट मूल कथा-वस्तु के साथ साथ पात्रों के 
संवादों में प्राप्त हो जाता है । 
श्राधुनिक-काल 

यह युग प्रहसनों के कलात्मक विकास के लिए प्रसिद्ध है। पादचात्य 
साहित्य से प्रभावित प्रहसन इस युग में लिखे गये । घापमिक पाखंडियों का 
स्थान सामाजिक विद्रपताश्रों ने ले लिया। श्राघुनिक युग के प्रहसनकारों ने 
सिनेमा के ग्रन्धभक्त, स्वार्थी नेता, शिक्षित बेकार, मनुष्य के समान भ्रधिकार 
चाहने वाली प्रगतिशील नारी को प्रालम्बन बनाया। रिमति-हास्य का चलन 
कम हुआ्रा तथा चरित्र-चित्रणा को अधिक बल मिला | नई शैली श्रपनाई गई । 
पाइचात्य कामेडी के सिद्धान्तों पर प्रहसनों की रंचना होने लगी । सामाजिक 
विकृतियाँ जोकि युग के प्रभाव से उत्मन्न हो गई थीं, व्यंग्य का शिकार बनने 
लगीं । इसके साथ-साथ साहित्यिक कुरीतियों पर व्यंग्य करने की परम्परा भी 
कायम रही । 
प्रमुख प्रहतनकार 

हरीशंकर शर्मा 

श्राप श्रार्य-समाजी रहे हैं तया श्राप पर प्राय समाज के सिद्धान्तों 
का पूर्ण प्रभाव है । “बिरादरी-विश्राट” प्रहसन में हिन्दू समाज पर 
तीखा व्यंग्य है। हिन्दू धर्म के अन्ध-विश्वास, रूढ़िवादिता, पोंगापंषी, 
ब्रदूतोद्धार के प्रति श्रसहिष्णुता, जाति-पांति की कट्टूरता, छूप्राछूत झ्रादि का 


प्रहसन ११५ 


व्यंग्यपूर्णं चित्रर किया गया है। इसमें एक अंक तथा तीन हृश्य हैं। भ्रस्धेर- 
नगरी में “द्वारपाल'” तथा “दम्भदेव” का वार्तालाप है। इसके अतिरिक्त “उद्ृण्ड 
सिंह”, “दु्जंनमल”, “चपरपत्र"” आदि पात्र हैं। धर्म के ठेकेदार भंगी, चमार 
इत्यादि श्रछूतों को तो उठाना चाहते हैं किन्तु श्रन्घेर नगरी के उदण्डसिंह, 
दम्भदेव, दुजंनमल का मान करते हैं। सुघारकों तथा नई विचारधारा वाले 
नवयुवकों को ;सजा दी जाती है। नये हृष्टिकोश का एक युवक गेंवारों में फेस 
जाता है जो नई रोशनी को तनिक भी नहीं समभते और तनिक से सुधार को 
भी कोई आइचर्यजनक बात समभते हैं। दम्भदेव के शब्दों के सुधारवादी युवक 
फा दोष इस प्रकार है:-- 
“दुजेनमल--महाराज ! इस बेवकूफ़ ने पंचपुराण द्वारा संध्यापित 
बिरादरी बिल्डिंग को बुनियाद को हिलाने की चेष्टा को 
है । श्रतएव यह कौमी फौंसिल के वर्ग विपय्यं एक्ट की ७४६ 
वीं धारा के प्रन्तगंत भ्राता है । 
दम्भदेव-हां हां, यह तो बहुत हो संगीन जुर्म है। इसके लिए तो 
मामला पंचराज के सुपुर्दे करना पड़ेगा।”* 
पाश्चंड-प्रदर्शन--इस प्रहसन में चार दृश्य हैं। इसके पात्र पं० डमरू 
दत्त, ठा> सितारतिह, लाला मजीरालाल, मौलवी साहब प्रादि हैं। इसका 
ध्येय भी हिन्दू समाज की संकुचित हृदयता एवं ग्रापसी भेदभाव हैं। महाराज 
चमार से तो इतनी छुणा करते हैं कि नाम सुनने से पूजा बिगड़ने का भय करते 
हैं, किन्तु चुगी के मुसलमान चपरासी से कुछ नहीं कहते जो ऐन भ्राचमन के 
समय महसूल के तकाजे के मारे उनका नाक में दम कर देता है । 
“'डमरूदत्त--जो है ते ठकुरिया, तू बड़ी लंठ है। प्ररे दुष्ट, श्राज हम 
पाठ फर रहे हते, सोई, जो है ते, चेता चमार को चाचा हमें 
पालागें करके चलो गयो, जासू हमारो सबरी पूजा बिगड़ 
गई । पूजा में चमारादिकन कों शब्द सुनबोहू बुरो बतायो 
गयो है। समझो कि नायें ? 
ठकुरी--महाराज ! चमार से तो तुम इतनी घृणा करते हो, पर उस 
चुगी के चपरासो (पुसलमान) से कुछ नहों कहा जिसने ऐन 
भाचमन के वक्‍त पानी के महसूल के तकाजे के मारे तुम्हारा 
नाक में दम कर दिया था।/* 


१. चिड़ियाघर--पृष्ठ &८. 
२. चिड़ियाघर- पृष्ठ १०५. 


११६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


स्वगं को सीधी सड़ुक--इस प्रहसन में तत्कालीन समाज का सजीव 
चि ण है। चुनाव के समय वोटर की खुशामद, मिनिस्टर लोगों की ब्रिटिश 
सरकार की चापलूसी में आत्मगौरव का अनुभव (उस समय भारत स्वतन्त्र 
नहीं हो पाया था ), हिन्दी प्रचारकों का भी अंग्रेजी पढ़ने तथा बोलने में गवं 
का अनुभव होना, श्रादि प्रवृत्तियों पर व्यंग्य किया गया है। इनका यह प्रहसन 
श्रन्य प्रहसनों से श्रेष्ठ है। इसमें वाद-विवाद के सहारे बाबा विचित्रानन्द के 
द्वारा तत्कालीन विकृतियों पर व्यंग्य कसवाये गये हैं:-- 

“मैं- नेता किसे कहते हैं ? 

बाबा--जो सर्देव अपने ही व्यक्तित्व का ध्यान रखता है श्रौर श्रपनी 

ही बात चलाता है। लोकमत का ततिक भी पश्रादर नहीं 
करता । 
मैं--स्वराज्य कब मिलेगा ? 
बावा--जब भारत में एक भी हिन्दुरतानो न रहेगा, सर्वत्र प्नंग्र ज्ञ ही 
श्रंग्र ज्ञ छा जायेंगे। 
मैं--श्राध्यात्मिक ज्ञान को सर्वोत्तम पोथी फोन सी है ? 
वाबा-- भ्राल्हा-ऊदल के स्वाँग, श्राधुनिक रामायण झोर भौंगा मज- 
नीक का भजन-तमंचा ।”' 

बुढ़ऊ फा ब्याह--इसमें वृद्धविवाह, दहेज भ्रौर श्रनमेल विवाह की 
श्रालोचना की गई है । इसकी कथावस्तु में कोई नवीनता नहीं है । इसमें सात 
हृश्य हैं । पाशत्र॒ लम्पटलाल, दुर्मतिदेव, भोंदूमल इत्यादि हैं। इसमें भ्रन्त में 
लम्पटलाल तथा द्रव्यदास जी दोनों श्रनमेल विवाह करते हैं, श्रौर गिरफ्तार हो 
जाते हैं । 

नाट्य कला तथा हास्य विधान--हरिशंकर जी के प्रहसनों में उच्च- 
कोटि की नाट्यकला दिखाई पड़ती है। कथोपकथन सजीव हैं । “स्वर्ग भौर 
नरक” में मध्य तथा श्रन्त में तीव्रता है। कथा-वस्तु का विन्यास सफल हुप्मा 
है । हास्य का उद्रक गंवारू बोलियों द्वारा श्रधिक कराया गया है। पात्रों के 
नाम भी श्रटपटे हैं भौर वे हास्य उत्पन्न करते हैं किन्तु ये साधन श्रधिक कला- 
त्मक नहीं । प्रदनोत्तर रूप में वाक्छल का भ्रच्छा उपयोग किया गया है। 


उपेन्द्रताथ “अ्रश्क 
पर्दा उठाश्रो, पर्दा गिराप्रो- यह श्रशक के सात प्रहसनों का संग्रह है 
जिनके नाम हैं (१) पर्दा उठाओ, पर्दा गिराश्रो, (२) कइसा साहब कइसी 


१. चिड़ियाघर-पृष्ठ १४५. 


प्रंड्सन ११७ 


प्राया, (३) बतस्तिया, (४) सयाना मालिक, (५) तोलिये, (६) क़स्ब्रे के 
क्रिकेट क्लब का उद्घाटन भ्रौर (७) मस्करेवाज्ों का स्वर्ग । 

“पर्दा उठाश्रो, पर्दा गिराप्लो--प्रहसन में अ्रव्यवस्ताथिक नाटक करने 
वालों की परेशानियों का दिग्दशंन कराया गया है। सदस्यों का फ्री पासों के 
प्राप्त करने की संकुचित मनोवृत्ति की व्यंग्यात्यक प्रालोचना की गई है। फ्री 
पास न भिलने पर “वलबीर” बीमार बतने का बहाना बना कर घर बैठता 
है। एक “किशुन” चपरासी को रुपया देकर उस पार्ट के करने के लिए तैयार 
किया जाता है। नौकर स्टेज के ऊपर अकड़ जाता है और नाटक समाप्त होने 
से पूर्व हो पर्दा गिराना पड़ता है :-- 

“मानविहू- चोबदार *'' छोबदार। 

किशुन--(राजा मानसिह की तरह भ्रकड़कर प्रवेश करता है श्रौर इसी 

श्रदा में भूल जाता है कि उसे ( “जी महाराज” कहना है) जो 
आ्रादेश (निकट भ्राकर) जो प्रादेश । 

मानसिह --(किशुन की इस हरकत पर अर-भंग करके) बता मालती 

कहाँ है ? 

किशुत-- (इस घबराहट में कि उससे कुछ यलती हो गई है, सम्बाद 

भूल जाता है).जो श्रादेश। 

मानसिह--(क्रोष से) हम कहते है कि वता मालती कहां है ? 

* किशुन -(जिसे भ्रपनो गलती का पता चल जाता है कि उसने “जी 
महाराज के स्थान पर “जो श्रादेश” कहा है, झपनी गलती 
सुधार लेता है) ऊतो महाराज ! 

(विंग पीछे हटता है) 
प्राम्पटर--(पुस्तक हाथ में लिए संकेत फरता है) मालतो को महा- 
.. रानो ने भूयृह में बन्द करने का भ्ावेश दिया है। 
किशुन--(देखता है कि प्राम्पटर कुछ कह रहा है, पर घबराहट में 
.... ... .समस्ता नहों) जो महाराज ! 
(विंग में दधाराम, भगवन्त भौर भ्रन्य अभिनेता परेक्षानी में इकट्ठ हो रहे हैं) 
मानसिह--(रंगंच पर) गवहे, हम पूछते हैं कि मालती कहाँ है । 
जी महाराज, जो महाराज रदे जा रहा है। उल्लू कहां का, 
बता मालतो कहाँ है ? 


१६८ हिन्दी साहित्य में हास्य रसं 


किशुन--(क्रोव से श्रकड़ जाता है) हैं ! देखो ! ज्ञबान सम्हारि के 
बाति करो । बड़ महाराज बने फिरत हैं । देई का एक रुपया 
झौर सान इतनी गांठित । जाझ्नो नहीं बताइत । हम कहित 
हैं, गारी देहो तो मालुम होपष पे भी न बताउब झोर उठाकर 
नीचे फेक देव । 
(दर्शकों के ठहाके ग्ूजने लगते हैं) 

दयारास-- (घबराहट में) पर्दा गिराप्रो ! पर्दा उठाप्नो ।”* 

“कइसा साहब कइसो श्राया” में बम्बइया हिन्दी के साथ मध्यवर्गीय 
लोगों की कामुक प्रवृत्तियाँ एवं आयाग्रों के साथ दुग्यंवहार का खाका खींचा गया 
है । “बतसिया” में एंग्लो इंडियन लोगों को भ्रालम्बन बनाया गया है विशेषकर 
उनके कृत्रिम व्यवहार को। बतसिथा एक गाँव की लड़की है जिसकी माँ 
इसाई लोगों के काम करने के कारण क्रिश्वयन बना ली गई थी। बतसिया 
का नाम उन्होंने “बीट्रिस” रख दिया था । मालिक मर गये। बतसिया को 
दूसरे लोगों के यहां नोकरी करनी पड़ी । उसके मस्तिष्क में “बीट्विस” नाम की 
ग्रन्थि पड़ गई थी । बस, वह उसे परेशान करती है और वह हरेक से लड़ती है 
कि सब उसका सही नाम उच्चारण करें-- 

“जॉन-- (क्रोध से) बटेसिया । 

बीएटिस--हज़ूर, मेरा नाम बीएंट्रिस है। 

बीएटिस-- (मुह चिढ़ाते श्रौर उनकी नकल उतारते हुए) सुना बटेसिया 

है--ऑ--ऊ (मुह बिचकाकर ) सुन लिया। सुन लिया झ्लोर तुम 
भी सुन रक्खो कि हमारा नाम बीएट्रिस है, बीस बार कहा कि 
हुज्ूर हम बतसिया नहीं रहे, बीएट्रिस हैं, बोस बार कहा कि 
हुजूर हम बतसिया नहीं रहे, बीएट्रिस हो गये हैं, पर सुनत ही 
नहीं, जब बुलाइत हैं तब नाम बिगाड़ के बुलाइत हैं, फूकर 
का सिहासन पर काहे न बेठाइ देव,ऊ कूड़ में मु हू का मारब न 
छोड़ब । एल. एम. बी. हो गये तो काव भया, प्रहै तो झासखिर 
वहै चमारिन के बिटवा ।/* 

“सयाना मालिक” पारिवारिक समस्या से सम्बन्धित है। इसमें ,ताल- 
म्वन एक ऐसे सयाते मालिक को बनाया जाता है जो नौकर रखने से पूर्व बहुत 


१. पर्दा उठाग्रो पर्दा गिराप्र-- पृष्ठ ४३* 
१. पर्दा उठाओ्रो पर्दा गिराप्रो--पृष्ठ ७१५ 


प्रहंसन ११६ 


छानबीन करता है फिर भी उसका तथाकथित विश्वसनीय नौकरी उसकी चोरी 
करके भाग जाता है और उसके पड़ौसी उसके सयानेपन पर व्यंग्य कसते हैं । 

“तौलिये” प्रहमन में फंशनपरस्ती पर व्यंग्य है। पाइ्चात्य एवं प्राचीन 
संस्कृतियों का संघर्ष है। “मघु” को हमेशा सफाई का रूयाल रहता है । उसे 
सर्देव बीमारी प्रौर सफाई की सनक सवार रहती है। “कस्बे के क्रिकिट क्लब 
का उद्धाट4' में ग्रालम्बन एक लाला हैं जिनसे कस्बे के क्रिकेट क्लब का 
उद्घाटन कराया जाता है और वे अपने भापण में क्रिकेट के साथ गिल्‍ली-डंडा 
की उन्नति का परामश देते हैं। ग्रन्त में मन्त्री उन्हें ग्राभ्वासन देते हैं कि वे 
गिल्ली-डंडे की एक टीम इंग्लिस्तान ले जायेंगे और इस पुरुषत्व-युणं खेल का 
प्विकहा अंग्रेजों पर बेठायेंगे। 

“प्स्केबाजों का स्वर्ग ” में फिल्‍मी दुनिया की एक झलक दिखाई गई 
है। इसमें फिल्‍मी जीवन पर एक तीखा व्यंग्य है। यह अ्रहसन भी वस्ब्रइया 
हिन्दी में लिखा गया है। वहाँ कला की कोई कद्र नहीं । डाइरेक्टर तथा निर्मा- 
तापग्रों की सनक पर सब निर्भर रहता है :-- 

“सापले --श्रार्ट फार्ट को कौन पुछिता है, यहां चलता है मस्का, पालिश 
आर चलता है रिइता-नाता । नया बास पश्रायेगा तो श्रपने साथ 
नया टीव लाथगा । हमारा डिज्ञाइन ले जाकर श्रपनी बीबी 
फो दिखायगा श्रोर पूछेंगा, “बोलो फंसा बनेला है ?' उसको 
पत्ंद श्राया तो पाप, नहीं तो उठा सापले श्रपना बोरिया 
बिस्‍्तर।”* 

नाद्यरूला एवं हास्य विधान--प्रत्येक प्रहसन में नई सूक है । परि- 
स्थिति-प्रघान तथा चरित्रे-प्रधान दोनों प्रकार के प्रहसनों में सफल प्रयास किया 
है। नाटकों के पात्र सजीव हैं । प्रतिरंजना का सहारा कहीं तहीं लिया, ययार्थ 
एवं स्व।भाविक चित्रण हुमा है। प्रहतन सूक्ष्म संयत एवं मारमिक हैं। इनके 
हास्य-विधान के सम्बन्ध में इस पुस्तक की भूमिका में श्री जगदीश चन्द्र मायुर 
लिखते हैं-- 

“उनके पात्र कादू न नहीं, उनके मज्ञाक स्पूल नहों, उनकी परि 
स्थितियां सरकश की कलावबाजियां नहीं। उनकी पेनो हृष्टि देनिक जीवन सें ही 
भ्रट्टहास को सामग्री खोज निकालतों है दूसरे शब्दों में श्रबक फी विनोद 
भावना वार्तालाप के विद्रप या पात्रों के भोंडे व्यवहार के रूप में प्रकट नहों' 
होतो, बल्कि चरित्र और कार्य सम्पादन की पृष्ठभूमि के रूप में ।” 


ह १. पर्दा उठाओ्ो पर्दा गिराग्रो-पृष्ठ २०६. 





१२० हिन्दां साहित्य में हास्थ रसे 


ढंग से बह कम बा 207७8 
वातावरण का चित्रण 
सुन्दर हुआ्ना है । 
ज्योतिप्रसाद मिश्र “निर्मल” 

“हजामत --इसमें श्राठ प्रहसन संग्रहित हैं-- (१) हजामत, (२) 
तमालोचना का मर्ज, (३) व्याख्यान वाचस्पति, '४) घर बाहर, (५) राबर्ट 
नर्थनियल ओभा, (६) पति-पत्नी, (७) विवाह की उम्मेदवारी और (८) झ्रान- 
रेरी मजिस्टूट । 

“हुजामत” में मुशी हुरमतराय का खाका खींचा गया है। ये सनकी 
स्वभाव के हैं। “समालोचना का मर्ज” में बमकबिहारी नामक भ्रालोचक को 
श्रालम्बन बनाया गया है जिसे सर्देव श्रालोचना की सनक सवार रहती है। 
यहाँ तक तरकारी बेचने वाली जब उनकी इच्छानुसार दाम लेने को तत्पर 
नहीं होती तो उसे भी श्रालोचना करने की घमको देने लगते हैं। “ध्याख्यान 
वाचस्पति” में अघकचरे व्याख्यानदाता का विद्यार्थियों द्वारा मज़ाक उड़वाया 
गया है। “घर बाहर” में समाज सुधारक पति एवं ग्रशिक्षितः पत्नी के वंषम्य 
पर व्यंग किया गया है। “राबट्ट नथैनियल श्रोभा” में एक मूर्ख एवं पोंगा 
विद्यार्थी का खाका खींचा गया है । “पति-पत्नी ” में मियाँ-बीबी के भगड़े हैं 
तथा “विवाह की उस्मेदवारी” में लड़के वालों की सौदेवाज़ी पर व्यंग्य है। 
“आ्नरेरी मजिस्ट्रेट” में श्रानरेरी मजिस्ट्रेट बनने वालों की हँसी उड़ाई गई 
है । इनकी भाषा का नमूना 'समालोचना का मर्ज में इस प्रकार देश्ििए-- 

“बमक-- ( नाराज होकर ) तो क्या में चोर हूँ, जानता नहीं में कोन हूँ ? 
मं तेरी श्रालोचना कर दूंगा, समभा ! 9 १२४५ 

उजियारी--पश्रालु, चना तो मेरे ही पास हैं सरकार, श्रापके कहने की 
जरूरत नहीं है । हां, छः पंसे की तरकारी श्रापने ली है। 

बमक--( विगड़ कर) प्ररे श्रालोचना ! श्रालोचना !! श्लालोचना !!! 
कुछ पढ़ा लिखा भी है या नहीं, हूँ । चार पंसे को मेंने तरकारी लो, 
कहती है छः पैसा ! श्रगर छः पंसे को लेनी थी तो चार पैसे घर से 
लेकर चलता ही क्यों ? कया में बेवकूफ हू ?”* - 

नाट्यकला एवं हास्य-विधान--जी ० पी० श्रीवास्तव की भांति निर्मल 
जी का हास्य भी धोल-धप्पे का हास्य है इनके प्रहसनों में सरकस की कला- 

.._१, हजामत- पृष्ठ ४२. 


प्रेहसन १२१ 


बांजियाँ दिखाई गई हैं । चरित्र-चित्रण तो नाम को भी नहीं । पात्रों की सृष्टि 
केवल मूखंता-प्रदर्शन के लिए हीं की गई है। श्रतिनाटकीयता एवं श्रतिरंजित 
वर्णोनों की भरमार है । संकलत्रय का कहीं ध्यान नहीं रबखा गया। वार्ता- 
लाप के स्थान पर लम्बी-लम्बी स्पीचें व लम्बे-लम्वे प्रस्ताव हैं। इनके प्रहसनों 
में प्रहसन के कोई गुण नहीं । हास्य भी भौंडा है श्रौर वह भी स्थितिजन्य 
है। कहीं कोई पात्र बरावर टडबने की धमकी देता है लेकिन डूबने का नाम 
नहीं लेता, तो कहीं पात्र केवल भ्पनी पत्नियों से हाथापाई करके ही हास्य- 
सूजन करने में सफल हो सके हैं। सब मिलाकर, वया ताट्य-कला की हृष्टि से 
प्रौर क्या हास्य-विधान की दृष्टि से, प्रहसन निहृष्ट कोटि के हैं । 


रामसरन शर्मा 

सफर की साथिन--यह नौ .प्रहसनों का संग्रह है। “सफर की साथिन”” 
“बन्द दरवाज्ञा” ' बेचारी चुड़ेल”, “वकालत”, “पत्रकारिता”, “बीमारी”, 
“मिल की सीटी”, “ भूतों की दुनिया, भ्रोर “भ्रावारा” । पूरे पढ़ने पर भी 
हन प्रहसनों की कथा-वस्तु पकड़ाई में नहीं श्राती है। “वन्द दरवाज्ञा” का 
उदंद्य सम्भवतः “जवानी के तूफान को ताले में बन्द करना” बेवकूफी जान 
पड़ता है। “वेचारी चुड़ं ल” में उन लोगों को हास्य का श्रालम्बन बनाया 
गया हैं जो भूत प्रेतों में विश्वास करते हैँ। “वकालत” प्रहसन श्रवश्य कुछ 
अच्छा है । नये वकील अपनी वकालत चलाने को कंसे-कैसे हथकंडों का प्रयोग 
करते हैं। बुद्धिस्वरूप एक नये वकील हैं । उनके सलाहकार उनको यह सलाह 
देते हैं कि कचहरी में भ्रपने तख्त के पास एक मचान बनवा लिया जाय जिससे 
जो मुंबंक्क्रिल झा फंसें उसे उस पर चढ़ा दिया जाय ताकि वह निकल न सके । 
भंन्त में वकील साहव मंच पर से गिर पड़ते हैं। “पत्रकारिता” में तथाकथित 
पत्रकारों पर व्यंग्य किया गया है जो पंत्रकारिता के नाम पर धन हड़प करते 
हैं। “बीमारी” में दिल की बीमारी का खाका खींचा गया है। “मिल की 
सीटी” करुण रसं प्रधान हो गया है, हास्य भन्तर्ध्यान हो गया है। “भूतों की 


दुनिया” का उद्देश्य नाम से स्पष्ट है॥ “भावारा” में नशषबाज़ों की: दुर्दशा 
कराई गई है । ध 


नादुयकला एवं हास्य-विघान--कला की हृष्टि से यह नाटक भरच्छे 
नहीं बन पड़े | इनमें कथा-वस्तु का विन्यास नहीं के बराबर है। चरित्र- 
चित्रण भी छुन्य हैं । “कहीं की इंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा” 
वाली कहावत चरितार्थ हुई है। वाबछल, व्यंग्य, वक़्-उक्ति, भादि हस्य के 


(३२ हिन्दी साहिस्व में हास्य रंसे 


किसी भी भेद का प्रयोग सफल नहीं हुआ है। एक मात्र “वकालत” प्रहसन 
कुछ सन्तोषजनक कहा जा सकता है। उसमें भ्रवश्य थोड़ा हास्य का उद्रेक हो 
पाया है। उसमें वार्तालाप भी सजीव हैं एवं कथानक में भी तीव्रता हैं। सब 
मिलाकर कहा जा सकता है कि ये प्रहसन प्रहसन कहलाने योग्य नहीं। 
विशेष ! 
डा० रामकुमार वर्मा 
वर्मा जी के अधिकतर नाटक एकांकी ऐतिहासिक एवं सामाजिक कया 
वस्तु को लेकर ही लिखे गये हैं। “रिममिम'” शीषंक एक वर्मा जी का संक- 
लगन हाल ही में निकला है जिसमें उनके हास्य-रस प्रधान एकांकी संक्रलित हैं। 
उनका एक प्रहसन जो श्रभी हाल ही में प्रकाशित हुप्रा है उसका नाम है' घर 
का मकान” । इस प्रहसन में सेठ अ्रमोलकचन्द एक पात्र हैं जो प्रत्येक व्यक्ति 
को अपने मकान को इस रूप से देने को तेयार रहते हैं मानो वह्‌ उस रहने 
वाले के ही घर का मकान हो । सेठ जी के कुत्ते, बिल्लियाँ, बीस मुर्गियाँ भ्रादि 
भी उसी मकान में रहते हैं। इ्धामकिशोर सेठ जी के मेहमान हैं जिनको यह 
घर रहने को दिया जाता है श्रौर इन जानवरों के पालन पोषण का भार भी 
घर में नि:शुल्क रहने के कारण उन्हीं को करना पड़ता है । परिणाम यह होता 
है कि दो ही दिन में उन्हें अपना “घर का मकान” विवश होकर छोड़ना 
पढ़ता है। इसमें कुछ वार्तालाप बड़े रोचक हैं-- 
“इयाम किशोर-शेरा ! यह शेरा कौन है ? 
लीला- क्या सरकस का भो शोक है सेठ जी को ? 
बैजनाथ--नहीं साहब, क्या खूबसूरत मुर्गा है। प्रगर वह न बोले त्तो 
सुरज की मजाल है कि निकल जाए । गरदन उठाकर ऐसा बोलता 
है जैसे किसी कालिज का प्रोफेसर हो ?”* 
नाट्यकला एवं हास्थ-विधान - प्रहसन श्रेष्ठ है। कथोपकथन में रोच- 
कता है । वस्तु विन्यास सुन्दर है। चरित्र-चित्ररण स्वाभाविक एवं यथार्थंता 
लिए हुए है । विशुद्ध हास्य का जैसा सुन्दर उद्रेक इस प्रहसन में हुआ्आा है ऐसा 
श्रन्यत्र देखने को नहीं मिला । स्मित हास्य का सूजन कठिन कार्य है जिसे वर्मा 
जी ने पूरा किया है। चरित्रों का चित्रण ममतापूर्वक किया गया है । हंती भी 
उड़ाई गई है तो प्यार के साथ, कद्ग॒ुता एवं कठोरता कहीं नहीं । 


१ हिन्दुस्तान साप्ताहिक--२० नवम्बर ५४, पृष्ठ ११. 


ब्रहसेन ः १२३ 


देवराज दिनेश 
आापने कई सुन्दर प्रहसन लिखे हैं। भ्राधुतिक जीवन में जो विकृतियाँ 
उत्पन्न हो गई हैं ये ही श्रापके प्रहसनों की कथावस्तु हैं। “बद्रुए” नामक 
प्रहसन में नरेश नामक एक पात्र है जो मुफ्तखोर प्रवृत्ति का है, वह मिश्रों 
के साथ होटलों में पहले स्वयं श्रा्डर देकर सुन्दर तथा बहुमूल्य पदार्थ 
मेंगवाता है किन्तु बिल भ्राने पर उसका बदुग्ना खो जाता है। भ्रन्त में उसके 
प्रित्र उससे बदला लेते हैं भौर उसको होटल का बिल चुकाने के लिए श्रवेला 
छोड़ देते हैं तथा उसको सब मित्रों का बिल चुकाना पड़ता है। यह चरित्र- 
प्रशान प्रहसन है। नरेश में चाटुकारिता की मात्रा भी यवेष्ट है। वह श्रपने 
मित्र की नाटक की प्रशंस्ता करने लगता है जिसको उसने कभी देखा ही नहीं-- 
“तरेश -क्या कहने हैं “सवेरा” के । जितनी प्रशंसा को जाय कम है। 
समी कलाकारों ने श्रपने कार्य को खूब निभाया है श्रोर श्रापके 
अभिनय का तो कहना हो क्‍या ! 
दीपक-- (चौंकता है) जी, मेरा श्रभिनय । मैं तो उसमें झभिनय नहीं कर 
रहा था। मेरा तो वह लिखा हुआ है। हाँ बसे निर्देशक उसका 
में हीया। 
नरेश--(बात बदलता है) कमाल है। मुझे एक साहब पर श्रापका हो 
अम था। 
दीपक--क्या बात कर रहे हैं श्राप ? उसमें तो कोई प्रुरुष-पात्र था ही 
नहीं, बस, केवल तीन लड़कियों ने ही प्रभिनय किया था।* 
इनका दूसरा प्रहसन “पास पड़ौस” है। इसमें श्रशिक्षित स्त्रियों का 


संग्राम एवं पड़ौसियों की परेशानी का हास्यमय वन है। लड़ाई का एक 
वर्णन देखिये-- 


“एक भौरत - मेरे मरें, तो क्या तेरे न मरें ! 

दूसरी--मरें तेरे । मरें क्‍्य। तेरे घर खाना खाते हैं, रांड ! जो इन्हें तू 
फूटो प्रांखों मो नहीं देख सकतो । 

पहली- श्राँख फूटें तेरी, तेरे घर वालों की, सतखसपी । जब देखो तब 
भाँकतो रहतो है, देखती कंसे है प्रांखें फाडकर जेसे खा ही जायगी। 

दूसरी--भुलस दू गो तेरा मुह, जो ज्यादा बातें की तो। श्ला लेने दे 
तनिक शाम को मेरे कालूराम को । 


१ बहुए--साप्ताहिक हिन्दुस्तान, पृष्ठ ८ (२५ जून ५३.) 


[१२४ हिन्दी साहित्य में हास्य रंसे 


पहली-- मरा तेरा कालुराम । मार-मार जूते सिर न गंजा कर बू* तो 
कहना । उसको भो भ्रोरतों की लड़ाई में बोलने का बहुत शोक है 
जनाना कहीं का ।!* 
नाट्य कला एवं हास्य विधान--दिनेश् के प्रहसनों में चरित्र-चित्रण 
सुन्दर हुआ है। नाटक की कथावस्तु एवं चरम-विन्दु स्वाभाविक है। पात्रों का 
चुनाव नित्य-प्रति के जीवन से किया गया है न कि ऊटपटाँग पात्रों की सष्टि 
ही गई हो । कथोपकथन में स्व।भाविकता है। हास्य का उद्रे क पात्रों के कार्य 
कलाप से स्वतः होता है, कृत्रिम घटनओ्रों द्वार। हंसाने की चेष्टा नहीं । 
उपसंहार 
प्रहसनों का प्रारम्भ भारतेन्दु काल से हुप्रा। उनके समय में यथेष्ठ 
प्रहतन लिखे गये । उनमें नाटकीय तत्व एवं कलात्मक विकास का प्रभाव रहा । 
द्विवेदी युग में गम्भीनता छाई रही, तब भी थोड़े बहुत प्रहसन लिखे गये किन्तु 
कलात्मक विकास सन्तोषजनक नहीं हो सका। हिवेदी-काल के उपरान्त के 
प्रहसनों में मनोवेज्ञानिंक चरित्र-चित्रण, वौड्धिक हास्य एवं भाषा में परिष्कार 
उल्लेखनीय हैं । 





१. पास पड़ौस--साप्ताहिक हिन्दुस्तान, पृष्ठ १० (३० भ्रकट्ूवर ५५.) 


१७२ 
कहानी-साहित्य में हास्य 

संस्कृत-साहित्य में पंचतन्त्र तथा हितोपदेश की कहानियों में हास्व 
मिलता है। हिन्दी साहित्य में गद्य का अविक प्रचलन भारतेन्द्रु काल से हुप्रा । 
गद्य के विभिन्‍न प्रकार तया नाटक, कहानी, उपन्यास तथा निबन्ध आदि का 
प्रारम्भ मी भारतेन्दु काल में हु्ना । भारतेन्दु काल के साहित्य का अध्ययन 
करने से यह प्रतीत होता है कि उस काल में प्रहसन तथा नित्रन्ध तो ग्रवश्य 
भधिक लिखे गये लेकिन कथा-साहित्य--विशेष कर हास्य-रस की कहानियों 
का नितान्त प्रभाव रहा । “चोज़ की बातें ' शीषंक वाक्छल से पूर्ण लघुकथाए 
तत्कालीन पत्रों में प्रवश्य दृष्टिगोचर होती हैं । द्विवेदी युग में तथा उसके बाद 
विशुद्ध हास्यरसात्मक एवं व्यंग्यात्मक कहानियों का प्रादुर्भाव तथा प्रचलन 
हुआ । कहानो-कला का साहित्यिक एवं वेज्ञानिक विवेचन भी वीसवीं सदी की 
वस्तु है। 
कहानो-कला 

संक्षेप में कथावस्तु, चरित्र-चित्रण एवं कार्य व्यापार तीन ही कहानी 
के उपकरण माने गये हैं । इन्हीं के प्राघार पर कहानियों का वर्गोकरण-- 
(१) चरित्र-प्रवान, (२) कथा-प्रघान, (३) वातावरण-प्रघात और (४) कार्य 
व्यापार-प्रधान नामों से किया गया है। हिन्दी साहित्य में उपरोक्त चारों प्रकार 
फी कहानियाँ मिलती हैं जो कलात्मक रूप से श्रष्ठ हैं। हमें यहां हास्य-रस- 
प्रधान कहानियों का ही विबेचन करना है। जहाँ तक कहानी के भ्रावश्यक 
तत्वों का प्रदन है, वह तो हास्य-रस की क नियों पर भी लागू. होता है । 
हास्य-रस को कहानी में जो विशेष गुग्ग १छनीय है वह है हास्य-विधान । 
लेखक ने हास्य का उद्रेक किस प्रकार से किया है भ्ौर वह उसमें कहाँ तक 
सफल हुप्रा है ? उसके चरित्र वास्तविक जीवन से लिए गए हैं ग्रथवा कल्पित 


'हैं-? कार्य व्यापार स्वाभाविक है भ्रथवा अतिरंजित ? वस्तु-विन्यास भस्वा- 
भाविक तो नहीं हो-गया है ? - 


, १२६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


हास्य-विधान 


हास्य-रस की कहानी में हास्थ के सब प्रभेदों का प्रयोग मिलता है। 
हास्य का सृजन विविध प्रकार से किया जाता है। पात्रों की याँत्रिक क्रिया, 
किसी चरित्र-विशेष की ग्रस्तामाजिक विद्र पताओ्नों का चित्रण, किसी वाक्‍्य- 
विशेष की पुनरावृत्ति, किसी भाषा विशेष का अधिक।घधिक प्रयोग, पात्रों की 
हास्वास्थद स्थिति, वाक-छत्र ग्रादि साधनों से हास्य का सूजन क्रिया जाता है। 
इपमें किसी की प्रतिशियत्रा ही प्रतिरंजता एवं पग्रतिनाटकीयता की संज्ञा में ग्रा 
जाती है भौर सारा गुड़ गोबर हो जाता है । | 
वर्गोकरण 

हास्थ-रत की कहानियों के वर्गीकरण से पूर्व यह स्पष्ट कर देना 
ग्रावश्यक है कि हास्य के श्रभेदों में इतना सूक्ष्म ग्रस्तर है कि वे एक दूधरे में 
घुले मिले पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ शुद्ध हास्य-रस कहानी में भी व्यंग्य के 
छींटे मिल सकते हैं, वक़-उक्ति तथा वाकूछल का प्रयोग भी मिल सकता है। 
वर्गीकरण का हमारा दृष्टिकोण यह है कि कहानी में हास्य के जिस प्रभेद 
का बाहुल्‍य है वह कहानी उसी वर्ग में ली जा सकती है। हास्य-रस की कहा- 
नियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है-- 

(१) मनोरंजक कहानी- हास्य-रस की वह कहानी जिसका उद्दंश्य 
केवल हँसाना हो, उसे हम मनोरंजक कहानी कह सकते हैं। ऐसी कहानियाँ 
हिन्दी में बहुत कम हैं । 

(२) व्यंग्यात्मक कहानी -ध्यंग्यात्मक स्व सोहं स्य होता है । समाज 
सुधार की भावना श्रथवा किसी कुरीति की निन्‍्दा इसका ध्येय होता है। 
इस प्रकार की कहानियों का हिन्दी में बाहुलय है । 


(३) चरित्र प्रधान फहानो-हास्य-रस की वे कहानियाँ जिनमें एक 
चरित्र विशेष को लेकर उसका चित्र रा किया गया हो, चरित्र-प्रधान कहानी 
कही जाएगी । 


काल-विभ.जन 

हास्य-रस पूर्णा कहानियों के विवेचन के लिए हम अपने भालोच्य काल 
को दो विभागों में बांटते हैं--प्रथम भारतेन्दु काल (१८५०-१६००) तथा 
द्वितीय भारतेन्दोत्तर काल (१६००-१६५० ) भ्रथवा आधुनिक काल । 


कहानी साहित्य में हास्प १२७ 
भारतेन्दु-काल 


इस काल में हास्य-रस की कहानियों का श्रभाव है। या तो यत्रा 
वर्णन को कथात्मक ढंग से कहा गया है भ्रथवा “चोज की बातें” मिलती हैं 
थोड़ा कथा तत्व मिलता है। भारतेन्दु भ्रपनी “जनकपुर यात्रा” का वर्णन 
कहानी के ढंग से कहते हुए लिखते हैं -- 

“झाज दोपहर को पहुँचे । राह में रेल में कुछ कष्ट हुश्ना प्योकि 
संकेन्ड वल/स में तीन चार श्रंग्र ज ये, वस्त उनमें में श्रकेला “जिमि दसनन महेँ 
जीभ विचारी,” फष्ट हुआ हो चाहे “नर वानरहिं संग कहु फंसे।! बरसात 
श्रौर स॑ केन्ड क्लास--पानी की बोछार श्राने पर साहब ने पूछा, “मीं&४ए०९ 
ए०प 70806 ए&५८,” मेंने कहा “४०६९ ॥ 0७४६ (300.” इस पर वह 
बहुत प्रसन्न हुआ ।” * 

श्रागे श्रो० टी० भ्रार० रेलवे का वर्णन करते हुआ लिखा है-- 

“'भण्डी मालूम होती थी कि कोई खेत वाली स्त्रो की मेली फटी सारी 
का पल फाड़ कर लकड़ी में लगा कर कौश्ा हाँकतः है । खेर दरभंगा पहुँचे, 
कल जनकपुर जावेंगे ।”* 

“चोज़ की बातें” शी क से कुछ छुटकले भी निकलते थे-- 

“एक भले श्रादमी से किसी ने पूछा, “औरतों के पेट में भो कोई बात 
पच सकतो हे ।” 

उसने जवाब दिया, “हाँ सिर्फ एक बात ।” 

“कौन सी ?” 

“उनको उसर ।”३ 

इसी प्रकार “ब्र-मो-कूल” नाम से “ईलन्दी-प्रदोष” में एक लेखक ने 
डायरी की शंली में तत्कालीन फंशन परस्ती पर लिखा था-- 

“आ्राज ५०० ) इस शरं पर कर्ज लिया कि जब बाप भरेंगे तब १००० ) 
देंगे। उन्हों रुपयों से श्राज राम-नवमो का जल्सा हुआ | शहर की खूबसूरत 
झोर नोजवान तवायफ़ झ्ाई” । उनकी दादत बड़ी घूमधाम के साथ को गई । 
मेने भी पी । साहब के साथ उनके दपत रख्वान में शरोक हुप्रा बल्कि पिता जी 





१. हरिश्चन्द्र चन्द्रका--जुलाई १८७८--पृष्ठ १५ 
२. हरिश्चन्द्र चन्द्रका--जुलाई १८७८--पृष्ठ १५. 
३. हरिष्चन्द्र चन्द्रिका--नवम्ब र--पृष्ठ १५. 


१२८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


इसी वजह से घर से निकल गए । बुडूढा बहाने बाजी करता है। पौछे पछताय 
कर पश्राप हो घर झा जायगा ।” 
श्रागे चलकर “ब्र-मो-कूल'' ने भ्पने भ्रालम्बन फंशन-परस्त नवशुवक 
का फंशन में किया जाने वाला व्यय उसी के हाथों उसकी डायरी में लिख 
वाया है-- 
“१ कोट सिल्क--धोलाई भ्राना ४--वापिस किया तह ठोक नहीं है। 
१ कोट हालेन्ड--ब्राउन धौलाई--४ श्राना । 
२ वेस्ट कोट--धौलाई २ श्राना । 
६ शर्ट--घौलाई ६ शझ्राना--वापिस-कफ्‌ भौर कालर को तह ठीक नहीं। 
२ पेन्ट- घोलाई २ श्राना--वापिस--तह ठीक नहीं । 
२ कौलर-धौलाई-- २ श्राना । 
२ नकटाई--धौलाई--४ श्राना । 
२ बीबी साहिबा की साड़ी--धोलाई १ रुपया । 
रिमार्क-कुल टोटल घोलाई का हिसाब १ हफ्ता ३ रुपये--१२ रु० 
महिना ।/”* 
कहानी-कला एवं हास्य-विघान-- उस समय कहानी कला इतनी विक- 
सित अवस्था में नहीं थी इसलिये उनमें वह कथा-शिल्प नहीं मिलता जो श्राज 
है | भारतेन्दु जी की “चोज़ की बातों” में वाक्‌-छल का सुन्दर प्रयोग मिलता 
है | उनका यात्रा-वर्णान भी कहानी का श्रानन्द देता है एवं उसमें “स्मित 
हास्य” की सुन्दर व्यंजना हुई है। “क्न-मो-कूल”का व्यंग्य क्र हो गया है । 
वर्णान भी भ्रतिरंजित है । लेखक ने तत्कालीन फंशन-पररती पर व्यंग्य-वाण 
डायरी के माध्यम से छोड़े हैं । उस सस्ते जमाने में १२) रु० मासिक घोबी पर 
खर्च करना मूर्खता थी । साथ ही पिता की मृत्यु की श्राशा में कर्ज लेकर फंशन 
करना एक सामाजिक विद्रपता थी । लेखक इसके चित्रण में सफल हुग्ना है। 
झ्राधुनिक काल 
जी० पी० श्रीवास्तव 
“हास्य-रस की कहानियाँ लिखने वाले जी० पी० श्रीवास्तव की पहली 
कहानी भी “इन्दु” में संवत्‌ १६६५ में ही निकली थी ।”* जी० पी० श्रीवास्तव 
१, हिन्दी प्रदीप--जुलाई १६०५, पृष्ठ ११-१७ 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास-प्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल-संशोधित एवं 
परिवद्धित, संस्कररा, पृष्ठ ४२५८ 


- कहानी साहित्य में हास्य श्२६ 


हास्य-रस की कहानियों के जन्मदाता कहे जा सकते हैं। इनकी कहानियों का 
संग्रह “लम्बी-दाढ़ी” के नाम से प्रकाशित हुआ्ना । इसमें छः कहानियाँ संग्रहीत 
हैं-- (१) मौलाना बरवादअली वाही तबाही उर्फ मौलवी साहब (१६१२), 
(२) महामहोपाध्याय पं० चापरकरन अ्रगड़म बगड़म उफं पण्डित जी 
(१६१४), (३) बाबू भटपटनाथ एफ० ए० फ़ेल उर्फ मास्टर साहिब 
(१६१३), (४) कालिज मंच, (५) चचा भतीजे (१६१२), श्रौर (६) एक 
श्रण्डरग्रेजुएट की शादी (१६१२)॥ 
पहली कहानी में मोलवी साहब हास्य के श्रालम्बन बनाये गये हैं-- 


“पैंने श्रपनी बिल्ली को मछलो पर इतना साध लिया कि ज्योंही में एक 
ढुकड़ा फंकता था त्पोहो ऊपर ही ऊपर वह उसे गड़ाप से ले लेती थी | एक दिन 
जब मोलवो साहेब पढ़ाने के लिए भ्राए तो मैंने पोौछे से उनकी पगड़ी पर एक 
छोटी मछलो रखकर सामने सलाम करके बंठा ही था कि बिल्‍्लो ने ऐसा घावा 
सारा कि मछली के साथ साथ भूपट्ट में पगड़ी भो उतार ले गई। मोलवो 
साहब घोंक के उचके झोर ढिमला के दूर गिरे श्लौर लगे हांफने ।” 

अधिकतर इन्होंने क्षिक्षा-जगत की समस्‍्याएँ ही भ्रपनी कहानियों में ली 
हैं । श्रीवास्तव जी की दृष्टि में संस्कृत के पण्डित कितने क्ूप-मण्डरक होते हैं 
एवं संस्कृत भ्रध्यापन की विधि कितनी दोयषपूर्ण है, पढ़ाई का ढंग कितना 
नीरस है, इसका वे चित्रण करते हैं-- 

“एक तो गांव के पण्डित खुद गावदी । न बोलने का तरीका न बात फरने 
को तप्तोज्ष, दूसरे मिले दो साथी--रटने में तोता, देखने में उल्लू । सिधाई का 
ऐसा सिर मुड़ा के पीछा किया या कि न घर के काम के रहे न बाहर के। 
पगर चार प्रादमियों में फंस गए तो भड़क हुए बेल का मजा देलिए।” 

भ्रन्त में श्रीवास्तव जी का उपदेशक रूप सम्मुख झाता है-- 

“प्र ऐसे भ्रक्‍्ल के भ्रन्धे पण्डितो, तुम श्रपने ही हाथ से भपने पैरों में 
कुल्हाड़ी मारते हो भर इसके साथ सिफ अपनी बेवकूफी की वजह से -बेचारो 
“निर्दोष संस्कृत की जड़ खोदते चले जाते हो । ईइवर जाने तुम्हारी झ्ांखें कब 
खुलेंगी.।”” 

--(लम्बी दाढ़ी) 
है /कालिज-मेच” शीषक कहानी में उन्होंने विद्यार्ी-वर्ग में बढ़ती हुई 
'फंशनपरस्ती का खाका खींचा .है-- 

“'छुट्टी हुई-बोडिय हाउस गया तो राबर्टसन के चपरासी ने फ़र्रासी 

सलाम छर मेरे हाथ में पहले एक लिफ़ाफ़ा दिया, उसे फाडुकर में पढ़ने सगा- 


१३० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


सूट एक प्रद-१४-० 
एक रेमी नाफंक कोट रद- ०-० 
दो क्रिकेट सिन टेनिस बूट २०-)०७ 
१ टेनिस सर्ज पेन्ट ६- ०-० 
२ बकास्किन टेनिप बूट १६- ०-० 
१ बूट रेक्‍्स १५- ढ-० 
१ चेस्टरफ़ील्ड ६०-०० 
१ बूट फुटबाल दन ०-० 
कानर श्रौर टाई १८-६० 
२२०४०... 


इस मंच के लिए मैंने बड़ी करिफायत की यानी कपड़ों में केबल २२३) 
ही रुपये ख्च किये । ट्रक में श्रौर कपड़ों के साथ इनको भो रक्‍्खा प्रौर रास्ते 
में जलपान के लिए हन्टले और पामर्स का एक डिब्बा बाईस श्रौर एक डिब्बा 
“मंरो बिस्कुट ” का भो रख लिया।” 

--(लम्बी दाढ़ी ) 


कहानी-कला एवं हास्य-विधान--इनकी कहानी कला की चार विश्े- 
पताएँ हैं--(१) अ्रस्वराभाविकता में स्वाभाविकता का भ्रम (२। स्वभाव या 
बुराई का हास्य-जनक प्रदर्शन, (३) कुप्रं थाग्रों पर चोट श्रौर (४) मनोरंजन के 
साथ सुधार । काश इनमें ग्रबलीलता न होती | इनकी अतिरंजित एवं ग्रतिनाट- 
कीयता ने इनकी कला को हीत बना दिप्रा ! कहीं-कहीं इनका हास्य “मु हफट” 
हो गया है एवं व्यंग्य भी कदर हो गया है। इनका महत्व इतना ही है कि इन्होंने 
हास्य-पूर्ण कहानियों को जन्म दिया एवं हिन्दी साहित्य की इस कमी को पूरा 
किया । घटना-प्रधान कहा हो इनको भ्रधिक हैं। चरित्र-चित्रणा सफल नहीं 
हो सका । ग्राचायं शुक्ल ने इनकी कहानी-कला के बारे में लिश्षा है जिससे हम 
अक्षरशः सहमत हैं--“जो० पी० श्रीवास्तव को कहानियों में शिष्ट प्रोर 
परिष्कृत हास्य की मात्रा कम पाई जाती है ।”' इनके अधिकतर पात्र का न हैं। 
उनमें स्वाभाविकता नहीं । उनके कार्य-कलाप सदेव ऊटपटाँग होते हैं। वे सन्तु- 
लन खो देते हैं। उनकी सहजता नष्ट हो जाती है । यही कारण है कि 
सामान्य पाठक चाहे उनवी रचनाओं से अट्टहास कर उठें, पर विद्वानों के चेहरों 
पर उनसे सरल मुस्कान नहीं फूटती और उन्हें कहानियों का स्तर साधारण 


दिखाई देता है। 


कहानी साहित्य में हास्य १३१ 


प्रेमचन्द 

प्रेमचन्द जी मुख्यतः हास्यरस के लेखक नहीं थे, उन्होंने गम्भीर कहा- 
नियाँ ही अधिक लिखीं; लेकिन वे तो मेघावी कलाकार थे | हास्यरस की भी 
जो कहानियाँ उन्होंने लिखीं वे उच्चक्ोटि की लिखीं। “मोटेराम शास्त्री” को 
नायक बनाकर उन्होंने कुछ हास्य-रचनात्मक कहानियाँ लिखीं। मोटेराम का 
सत्याग्रह तथाकथित सत्याग्रहियों पर व्यंग्य है। मोटेराम तथा उनके मित्र 
बिन्तामशि को झालम्वन बना कर उत्होंने ब्राह्मणों के पेटूपन एवं भुक्खड़पन पर 
व्यंग्य किया है। उनकी एक “ग़मी” शीष॑क कहानी में जो हास्य-रसात्मक है 
एक ऐसे चरित्र का चिंत्रण किया गया है जो अपने यहाँ वालक होने पर श्रपने 
मित्रों के यहां खबर भिजवा देता है कि उनके ग़मी हो गई है। जब लोग 
उसके यह पहुँचते हैं तो यह कह देता है कि वालक के होने से उसकी परेशा- 
निया बढ़ गई इसलिए वह उसे ग़मी समझता है और सबसे कहता है-- 


“मैं इसे ग्रमी समभता हूँ श्रौर इसीलिए इस जन्म को ग्रमी कहता 
हूं । श्राप लोगों को कष्ट हुआ । क्षमा कीजिए। प्राप लोग गंगा-स्नाव के 
लिए तंयार होफ र भ्राए, चलिए मैं भी चलता हूँ भ्रगर शव को कन्धें पर रख 
कर चलना हो प्रभोष्ट हो तो मेरे ताश और चौसर को लेते चलिए । इन्हें 
खिता में जला देंगे । वहाँ में गंगाजल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करूगा कि भ्रव 
ऐसी महान मूर्खता फिर न करूँगा ।”* 


कहानो-कला एवं हास्य-विधान--इनका चरित्र चित्रण एवं कथोपकथन 
स्वाभाविक हुप्रा है। विशुद्ध हास्य की कहानी लिखने में ये - सफल हुए हैं । 
हास्य का उद्रे क असंगित द्वारा किया गया है। हास्प “'स्मित” है, कहीं पर 
कट्ठुता एवं अ्तिरंजना नहीं । व्यंग्य का भी जहां उपयोग किया है, वह मृदुल 
है, उसकी प्रभिव्यक्ति सहज है, मलिनता रहित एवं निष्कलुष । 


अन्नपूर्रानन्द वर्मा 
इन ही कहानियों के संग्रह हैं-महाकवि चच्चा, मेरी हजामत, मगन 
रहु चोला, मंगलमोद तथां मनमथूर । समाज सुधार की भावना से प्रेरित होकर 
उन्होंने तत्कालीन समाज में प्रचलित विधवा-विवाह विरोध, फ़ैशन परस्ती, जी 
हुजूरी भ्रादि कुप्रथाशों पर कड़ी चोट करके उनके निवारणा की प्र रण भपनी 
रचनाप्रों ढरा दो । इसके प्रतिरिक्त इनमें हिन्दी के साहित्यिकों, कवियों, 


१. मतवाला (साप्ताहिक), कलकत्ता--भगस्त १६२६, पृष्ठ ६. 


श्३२ हिन्दो साहित्य में हास्य रस 


ह5888:963: लेखकों तथा हिन्दी के उन्‍्नायक राजा महाराजाग्रों और 
प्रकाशकों की मनोवृत्तियों का अच्छा विशेषण किया गया है। “जी हुज़ूरो' 
पर इनका व्यंग्य देखिये-- 


“सज्जनो ! श्रंग्रेज प्रवतारी जीव हैं । हम पशु थे, उन्होंने हमें मनुष्य 
बनाया । हमें बड़ों के पंर छूने को गन्दी श्रादत थी, उन्होंने हमें गुइमानिग 
करना सिखाया । हमें उपकारों के लिए श्राजोवन कृतज्ञ रहने की बुरी'झ्ादत 
थी, उन्होंने हमें मनुष्य “थेंक यू” कहना सिखाया। हम बलों की तरह भर 
पेट खाते थे, पंचायतों से फोकट में न्याय पाते ये उन्होंने हमें गरीबी में सन्तोष 
करना सिखाया, न्याय का मूल्य बताया । उनके प्रताप से बाघ श्रोर बकरी 


एक घाट पर पानो पीते हैं, हिन्दू श्रोर मुसलमान एक कलवरिया में शराब 
पीते हैं |" 


“मेरी हजामत” में तीन कहानियाँ हैं--'भेरी हजामत' शीप॑क कहानी 
में हास्य का निखरा हुआ्आा रूप मिलता है । “सेलून” में थक जाने पर जब लेखक 
सूट-बूट घारी नाई से ही पूछते हैं--“श्राप बता सकते हैं कि इस दुकान का 
सालिक कहां मर गया ।”* तो पाठक सहसा हँसे बिना नहीं रह सकता। 


“अ्रपना परिचय” शीषंक श्रात्म कथात्मक कहानी में देखिये - मेरी 
खोपड़ो मेरे शरीर का वह उन्नत भाग है जो श्रक्सर चौखटों से मिड़ा करता 
है। इसी शिखर पर एक शिखा है जिसकी चकवेदी गाय के खुर को परकार 
से नाप कर की गई थी। लोगों का फहना है कि मेरो इस छ्िखा से मू्खता 
टपकती है । लेकिन मेरा कहना है कि मूखंता मी मूखंता करती है जो टपकने के 
इतने स्थान छोड़ चुटिया से टपकती है।* 


उनका एक उद्धरण श्रौर देने का हम लोभ 'संवरण नहीं कर सकते । 
ञ्रग्रेजी शिक्षा प्राप्त श्राधुनिक भारतीय नवयुवकों के जीवन श्रोर चरित्र का 
स्पष्ट चित्र उन्होंने श्रपनी इस कहानी में प्रस्तुत किया है। श्रपने एक मित्र के 
लिखने पर उसके छोटे भाई की खेर-खबर लेने उसके कालिज के होस्टल 
में पहुंच गए । लगभग १५ मिनट के बाद दरवाजा खुला | उसका वरणंन वह इस 
प्रकार करते हैं-- 

१. महाकवि चच्चा- पृष्ठ ४३. 

२. मेरी हजामत-पृष्ठ ५६, 

३. मंगल मयूर--पृष्ठ २. 


कहानौ साहित्य में हास्य १३३ 


“दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति--क्षया कहा जाए ? एक बार मुम्दे 
यह भ्रम हुआ कि में लड़॒क्षियों के बोड्गि हाऊस में तो नहीं चला श्राया । 
प्रवस्था १८:वर्ष की रहो होगी । जान पड़ता था कि सुछों ने जब जब निक- 
लगें का प्रपराध किया. तब तब उनकी खबर “राजरानी सोप' से ली गई थी 
गरवन सुराहीदार, कमर कमानोवार, बाल चिकने शोर श्राबदार, सानों 
किसी पेटेंट गोंद से चिपकाएं गए हों। मांग जेसी कसोटो पर कंचन को 
लोक" ७+न 4 


कहानी कला एवं हास्य विधान--प्रस्तपुर्णा वन्द जी की कहानी लिखने 
की भ्रपनी विशिष्ट शैली है। इन्होंने बिलवासी मिश्र” एवं “महाकवि चच्चा”” 
पात्रों की सृष्टि कर भ्रपनी घटनाश्रों को संजोया है। भाषा पर तो मानों 
इनका अधिकार है। कथोपकथन, घटनाएं सब वास्तविक जीवन से ली गई 
हैं। विशुद्ध हास्य का सृजन इनकी विशेषता है। इनका व्यंग्य इतना तीखा 
नहीं कि तिलमिला दे, वरन्‌ एक सिहरन पैदा करता है। मनोरंजन के साथ 
समाज-सुघार की प्रेरणा देना इनका ध्येय रहा है प्लौर उसमें इनको सफलतां 
मिली है। - प्रपने भ्रालम्बनों के प्रति इनका वैर-भाव नहीं वरन्‌ ममता-पूर्णो 
व्यवहार है । यह कहना भ्रत्युक्तिपू्णं न होगा कि इनकी कहानियाँ खाँड की 
रोटियाँ हैं जो जिधर से तोड़ो उघर से मीठी होती हैं। इनकी फहानियाँ 
भ्रस्वाभाविक हास्य एवं भ्इलीलता से बची हुई हैं। इनकी कल्पना शक्ति 
प्रतिभापूर्ण एवं वर्णंन-शेली रोचक है। इनको जितनी सफलता व्यंग्यात्मक 
कहानी लिखने में मिली है उतनी ही शुद्ध हास्यात्मक एवं चरित्र-प्रधानं 
लिखने में.। भ्राचायं: शुक्ल ने ठीक ही लिखा है--“भ्र्वपूर्णानन्द जी का हास 
सुरुचिपूर्ण है।”*२ 

* बेठब बनारसी 

इनकी कहानियों के प्रथम, संग्रह का नाम “वनारसी इक्का” है । 
तत्यश्चात्‌ “गाँधी जी का भूत” “मसूरीवाली” तथा “टनाटन”” नाम से 
भौर प्रकाशित हुए हैं। इनकी कहानियों में कुछ तो व्यंग्यात्मक हैं, बाकी केवल 
मनोरंजनके लिए लिखी गई हैं। जिनमें सुधार को कोई भावना नहीं। सिनेमा 
की: बढ़ती हुई रुचि फेशनपरस्ती, डाक्टर वैद्य, मूर्ख कवि तथा इनको व्यंग्यात्मक 





१. महाकवि चच्चा--पृष्ठ ८६, 


२. हिंदी साहित्य का इतिहास--शंशोधित एवं परिवद्धित संस्करण 
पृष्ठ ४७४, हे 


१३४ हिन्दी साहित्य में हास्य रस॑ 


कहानियों में कथित प्रोफ़ेसर, भ्रन्धविद्धास, पुरातत्व की सनक, सम्पादकों 
की परेशानी श्रादि विषयों पर व्यंग्य किये गये हैं । 


“बना रसी एक्का” उनकी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है । इसमें उपमाश्रों 
का संयोजन सुन्दर है। एक चित्रण देखिये--'साधारण एक्क्रे के घोड़े 
भारतोय दरिद्रता के श्र॒लब॒म हैं, या यों कहिए कि श्राजकल के स्कूलों श्रौर 
कालिजों के श्रधिकांश विद्यर्थियों की चलती फिरतं। दोड़ती तध्वीरें है" यह 
मजनू की तसवीर हैं। पसली की हड्डियां ऐसी हृष्टिगोचर होती हैः जैसे एब्सरे 
का चित्र । हाँकनें की गति हिन्दी के कहानी लेखकों को पैदाइश की संख्या से 
कम न होगी । मोटाई इन वीर तुरंगों की ऐसी होती है कि झाइचयं होता है 
कि इनकी कमर से कवि श्रौर शायर भ्रपनी नायरिकाश्रों की कमर की उपमा 
न देकर इधर उधर क्यों मटकते रहे ? इनका सारा शरीर ऐसा लचकता है्‌ 
जैसे श्र ग्रेजी कानुन, जिधर चाहो उधर मोड़ लो।' * 

इनकी ब्यंग्यात्मक कहानियों में “बकरी” प्रसिद्ध है। इसमें केवल इस 
भाव की व्यंजना है कि मनुष्य जब यंत्रवत हो जाता है तो उसका जीवन कितना 
हास्यास्पद हो जाता है। इस कहानी में हास्य के आालम्बन क्लक्टरी कचहरी 
के पेशकार पालना प्रसाद हैं। उनका चित्रण देखिये-- 

“इनके साथी कहते ये कि उस जन्म में यह मशीन थे। किसी कार्य 
में किपी प्रकार को गड़बड़ी नहीं होती यो कबहरी में जब यह मिसिल पढ़ 
कर सुनाते थे तब ऐसा जान पड़ता था कि ग्रामोफन में से शब्द निकल रहे 
हैं। सिर पर टोपी ऐसे रखते ये कि यदि] एक दिन उसका चित्र ले लिया 
जाता तो जब चाहे उससे मिला लीजिये-एक श्रश का भी प्रन्तर न मिलेगा 
यदि एक दिन कोई गिन लेता कि कितना चावख इन्होंने खाया तो सदा इनकी 
थाली में उतरा ही मिलता । एक चावल का भी इतर न मिलता | धोबी 
को रविवार के दिन श्राठ बज कर सेतीस मिनट पर यह कपड़ा दिया करते 
थे यदि मृत्यु मी उस समय श्राती होती तो वह कपड़ा देकर ही मरते ऐसा 
इनका विचार था । सारा कार्य बनी योजना के भ्रनुसार होता था ।”* 

कहानी कला एवं हास्य विधान-वेढव जी की कहानी-कला में नत्र्टि 
केवल इस बात की है कि कहीं कहीं ये वीभत्स एवं भ्रब्लील हो गये हैं भोर 
वहीं इनका हास्य हास्यास्पद हो गया है । उपमाओं के प्रयोग करने में ये कुशल 


१. बनारसी एक्‍्क-पृष्ठ हे. 
२. गाँधी जी का भूत--पृष्ठ ३१५ 


कहानी साहित्य में हास्य १३५ 


हैं। ये इतकी शेली की विशिष्टता है। उक्तियाँ भी सुन्दर बन पड़ी हैं । 
इन्होंने हास्य का उद्रे क पात्रों के अवपऊकर्ष तथा चरित्र-चित्रणा के सहारे क्रिया 
है । घटनाप्रों द।रा भी हास्य का उद्रंक किया गया है। इनके व्यंग्य कु नहीं 
हैं। इन्होंने मात्रा में अधिक लिखा है किन्तु स्तर कहीं-कहीं गिर गया है । 


इनकी वर्शन दौली सुरुचिपूर्ण प्रवश्य है लेकिन कहीं कहीं कुरुचिपूर्ण वर्णन 
खटकता है । भाषा परिष्कृत है । 
कान्‍्तानाथ पांडे “"चोंच'" 
इनके वाहानी संग्रह में “छड़ी बनाम सोंटा” एवं “मौसेरे भाई प्रसिद्ध 
हैं। इन्होंने भी सामाजिक विद्र[पताग्रों का चित्रण किया है। नारी की 
पुरुष के समान होने की सनक, नवयुवकों की फेशनपरस्ती, कवि सम्मेलनों 
की बाढ़, कथा-वाचक पण्डितों की ज्ञान शुन्यता, कचहरियों की दुर्दशा श्रादि 
विषयों पर हास्यपूर्णा कह।नियां लिखी हैं । “भदोदी में अ्रखिल भारतीय कवि 
सम्मेलन” शीर्ष कहानी में कवि सम्मेलन के समाप्त होने के बद संयोजक 
जी तथा कवियों में जो बार्तालाप हुम्ना वह देखिए--- 


“वाह साहब, जनता प्रलग नाराज और श्राप लोग श्रलग भल्‍्ला 
रहे है। ६॥। के वजाय & बजे श्राप हो लोगों के कारण सम्मेलन शुरू हु्रा 
प्रा कया दोष ? बिना दाढ़ी बनवाए कविता नहीं पढ़ सकते ये ? चारपाई 
हम कहां से लावें ? पब्लिक का काम है। श्राप लोग तो समरधी-दामाद से भी 
बढ़कर एंठ दिखला रहे है। यह एंठ किसी शोर फो दिखलाइयेगा । श्राप 
लोगों की तो फरनो ऐसो है कि किराया तक देने को जी नहीं चाहता है श्रौर 
किस मुह से किराया लीजिएगा ? कौन सा परिश्रम किया है प्रापने ? श्राप 
में से किसो एक ने मो समस्या पूर्ति को थी ? वही पुरानी कविताएँ सुनाई 
जो प्खबारों में छप चुको थीं। उनमें से दो एक को जमी । बाकी लोग तो 
न.पिका की तरह गलेबाजी कर रहे थे। जनता कविता सुनने झाई थी, गीत 
सुनने नहीं । इससे प्रच्छा या कि हम लोग कुछ कत्यक या तवायफें बुला लिए 
होते। ठाकुर गोपालशरण सिंह के झाने का भरोसा था, वे भी नहीं आए 
पता है उनके न भझाने पर पब्लिक बया कह रही थी ? यही न कि [िह नहीं 
कुछ स्पार भ्रवध्य प्राए हैं ।' * 


झाजकल की फैशन-परस्ती पर व्यंग्य उन्होंने “मेरे घर की प्रदर्शिनी” 


नामक कहानी में किया है । लेखक की पत्नी श्रौर उनका साला गौराँग दिन भर 





१. मौसेरे भाई ४१. 


१३६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


प्रदर्शिनी चलने की बात सोच कर पड़यन्त्र करते हैं भौर अन्त: में जब गौरांग्र 
लेखक से प्रार्थना करता है तो वह कहता है-- 

“देखो गोराँग ! मेरी अरदर्शिनी कितनी श्रच्छी है'** *-““दिन भर में 
पन्द्रह बार पत्बनह तरह की साड़ियां बदल बदल कर जब तुम्हारी दीदी मेरे पास 
से निकलती है तो मालूम पड़ता है कि वनारसी श्रौर श्रमहदाबादी दुकानों के 
स्टाल लगे हैं। ** लड़के जब मिठाई देने पर भो लड़ते हुए झोरगुल करने 
लगते हैं तो मालुम होता है कि मुशायरा हो रहा है ।”* 

कहानो-कला श्रौर हास्य-विधान--इनकी कहानियों में भ्रधिकतर 
स्वप्न का सहारा लिया गया है। लेखक जो स्वप्न में देखता है, उस्ती का वर्शांन. 
करता है । इसलिए अ्रधिकतर पात्र कल्पित हो गये हैं, साधारण जीवन से! 
उनका अधिक मेल नहीं । दूसरे हास्य का उद्रक वर्णन करने से होता है, स्वा- 
भाविक रूप से नहीं। कहीं कहीं हास्य “अ्रपहसित” की श्रेणी में भी भ्रा 
जाता है, “स्मित” नहीं रहता । लम्बे लम्बे कथोपकथनों से नीरसता भी यश- 
तत्र श्रा गई है। इनका हास यत्नज है, उसमें स्वाभाविकता नहीं । 

निराला 

“सुकुल की बीवी” तथा “चतुरी चमार” इनके हास्य रस की कहा- 
नियों के संग्रह हैं ।'इन्होंने समाज की विद्र,पताओं का चित्रण किया है।' 
निराला ने उम्मुकत प्रेम, उन्मादिनी शिक्षित युवतियों के स्वतंत्र प्रेम, वृद्ध 
विवाह श्रादि पर व्यंग्य किया है । 

श्री गजानन्द शास्त्री ने अपनी चौथी शादी क्‍यों की है? लेखक 
व्यंग्यात्मक शैला में उसका श्रौचित्य बतलाता हैं-- 

श्रीमती गजानन्द शास्त्रिणों श्रोमान्‌ पं० गजानन्व ज्षास्त्री की धर्म-पत्नी 
हैं । श्रीमान्‌ शास्त्री जी ने आपके साथ चौथी श्ञादी कीं है- धम की रक्षा के 
लिये । शञास्त्रिणी जी के पिता को षोड़सी कन्या के लिये पेंतालीस साल का 
वर बुरा नहीं लगा--धर्म की रक्षा के लिये। वंद्य का पेशा भ्रख्तियार किये 
शास्त्री जी ने युवती पत्नीं के श्राने के साथ शास्त्रिणी की साइन-बोड्ड टाँगा- 
धर्म की रक्षा के लिए । ज्ञास्त्रिशी जी ने उतनी ही उम्र में गहन पातित्रत्य 
पर श्रविराम लेखनी चलाई--धर्म की रक्षा के लिये। मुझे यह कहानी 
लिखनी पड़ रही है--धर्म की रक्षा के लिये।”* 


हु १. छड़ी बनाम सोंदा-पृष्ठ १०. 
२. सुकुल की बीबी--पृष्ठ ४०- 


कहानो साहित्य में हास्य १३७ 


इसके भ्रतिरिक्त इसमें तीन कहानियाँ श्रौर हैं--सुकुल की बीबी, कला 
की रूपरेखा भौर क्‍या देखा । सुकुल की बीबी कहानी में परीक्षा के निकट 
लेखक की दशा का हास्यमय वर्णन किया गया है-- 
किताब उठाने पर झौर भय होता था, रख देने पर दूने दबाव से फेल 
हो जाने वाली चिन्ता ** * *“'अन्त में निश्चय किया, प्रवेशिका के द्वार तक 
जाऊंगा, धक्का न सारूगा, सम्य लड़के की माँति लोट ध्राऊंगा।” परीक्षा के 
बाद फिर--“सेरे अ्रविचल कंठ से सुनकर कि सूबे में पहला स्थान सेरा होगा, 
अ्रगर ईमानदारी से पर्च देखे गये पर ज्यों ज्यों फल के दिन निकट होते श्राते 
मेरी भ्रात्मा-वल्ल री सुखती गई ४” 


फहानी-कला श्रौर हास्य-विधान--निराला जी की कहानी मुख्यतः ' 
व्यंग्य प्रधान है भोर वह व्यंग्य है तीखा, कलेजे में छुभने वाला। चरित्र- 
चित्रण स्वाभाविक है। पात्र सजीव हैं, कथोपकथन में तीव्रता है। हास्य का 
उद्रे क पात्रों के क्रिया-कलापों से स्वयं हुश्ना है, यत्व करने की भ्रावश्यकता नहीं 
पड़ी । 

विश्वस्भर नाथ शर्मा “कौशिक” 

ये “चाँद” में “विजयानन्द दुबे” के नाम'से चिट्टियाँ लिखा करते थे । 
उन पत्रों का संकलन “दुबे जी की चिट्टियाँ” नाम से प्रकाशित हो चुका है ।' 
उनमें कुछ पन्न कहानी की श्रेणी में भ्ाते हैं, फुछ निबन्ध फी श्रेणी में । वह 
युगःब्रिठिश साम्र/ज्यवाद के विरुद्ध सष्ट्रिय भ्रान्दोलन तथा महात्मा. गाँधी के: 
द्वारा प्रेरित समाज-सुधार का था ॥ गम्भीरता उस युग. का विशेष ग्रुण था.।. 
उस युग के लेखकों का साहित्य समाज की गम्भीर. समस्याप्रों को. लेकर ही, 
भागे बढ़ता है इनकी कहानियों. में समाज में प्रचलित बुराइयों पर व्यंग्य हैं.।. 
भायं समाजी लोगों में बहस भोर शास्त्रार्थ करने की बीमारी. होती -है.।.न समय. 
देखते हैं न स्थान, उन्हें भ्पनी बहस करना.। कोशिक जी. ऐसी. ही एक बारात 
का वर्णन. करते. हैं जिसमें ब्याह की. लग्न पास भा रही है लेकिन. झायं-समाजी 
कहते. हैं लग्न किस चिड़िया का नाम है-- है 

“बात बात में वेदों का हवाला देना तो इन लोगों का तकिया-कलाम 
सा था परन्तु ईइवर भूठ न बुलवाये, उनमें से भ्रधिकांश ऐसे ये जिन्होंने वेद की 
कमो सूरत भी नहों देशो थो । परन्तु लड़को वाला टस से मस न हुआ । उसने 
कह दिया कि ब्िवाह सनातन धर्म के भ्नुसार होगा । इसो समय एक महाशय 

१: सुकुल की बीवी--पृष्ठ १६. | 





हर हिन्दी साहित्य में हास्य रंस 


जो बोल उठे-श्रच्छा, इस विषय पर श्ञास्त्रार्य हो जाय । मुझसे न रहा गया। 
मैंने कहा--श्राप बहुत ठोक कहते हूं । ज्ञास्त्रायं ग्रवश्य होना चाहिए, विवाह 
हो चाहे न हो । यदि श्राप लोगों ने यह मसला तय कर दिया कि विवाह 
बंदिक रीति से होना चाहिए श्रथवा सनातनधर्मो रीति से तो वडा उपकार 
होगा । ऐसे महत्वपूर्ण मसले को सुलभाने.के लिए यदि विवाह भी रोक दिया 
जाप तो कोई बुरी वात नहा ।””* 

इसके अतिरिक्त कुछ कहानियों में विधवा-विवाह के विरोधियों तथा 
पर्दा-प्रया के समयंक्रों, जी-हुज्रूरों, नेताग्रों भ्रादि की खूब खबर ली गई है। 
कौशिक जी की मृत्यु से पूर्व उनका अन्तिम पत्र प्रकाशित हुआ था। उत्षमें 
नेताग्रों पर करारा व्यंग्य किया गया है-- 

“नेता की परिभाषा यही है कि प्रपनो कहो, दूसरे की न सुतो, संसार 
भर में भ्रपने को ही बुद्धिमान समझो श्ौर शेष सारे संसार को वज्ज मूर्ख । 
भाई प्रव तो मेरा भी जी यहो चाहता है कि मैं गेतापन पर कमर बाँध लूं। 
अवसर भ्रच्छा है, ऐसी घांधली में मो जो नेता न बना उसका सवेरे सबेरे 
देखना पाप है। बस, मैं नेता श्रौर मेरा बाप नेता, प्लौर जो मुझे नेता न माने 
उप्को हिन्दुस्तान से निकाल दो, वह देशद्रोही है।”* 

उन्होंने नेतापन की “क्रीड” भी बताई है। उसको उद्धृत करने का लोभ 
हप संवरणा नहीं कर सकते -- 

“(१) दोनों वक्‍त गहरी छानना, (२) प्रपने श्रागे किसो को कुछ 
न सुनना श्रौर जो श्रधिक बड़बड़ाये तो ठोक देना, (३) हिंन्दुस्तान से बाहर 
धूमने के रेल श्रोर जहाज का किराया इकट्ठा करना, (४) बात बात में झपने 
को नेता कहना, (५) श्रपने दल में नित्य एक बार जूता-लात कर लेना, (६) 
किसी बात पर कभी जमे न रहना, कमी कुछ कहना, कमी कुछ, भोर (७) 
जनता को प्रपनी भ्रोर श्राकधित करने के लिए रोज नये-नये स्वांग लाना जंसे 
थियेटर, बाइस्कोप वाले रोज्ध नया तमाश्ञा दिखाते हैं |"? 

कहानी-कला श्रौर हसस्थ-विधान--कौशिक जी की कहानी के दो विशेष 
गुण हैं। प्रथम पाठक को मनोरंजन की सामग्री देना और दूसरे उसकी 


१. दूबे जी की चिट्टियाँ--पृष्ठ २८६- 

२. साप्ताहिक हिन्दुस्तान--१६ सितम्बर १६५४, पं० विश्वम्भर नाथ 
कौशिक के लेख--ले क प्रयुम्न पंडित । 

३. साप्ताहिक हिन्दुस्तान-१६ सितम्बर १६५४, पं० विश्वम्मर नाथ 
कौशिफ के लेख ->लेखक प्रयुम्न पंडित । 


कहानी साहित्य में हास्य १३६ 


उत्सुकता बनाये रखना । इतकी भाषा प्रसाद-गुणयुकत है । इन्होंने हास्य का 
उद्रेक पात्रों के वार्तालाप में वाकू-छल का पुट देकर किया है। घटनाए' भी 
स्वाभाविक हैं। इनमें “स्मित हास्य” तथा व्यंग्य दोनों पर भ्रधिकार है। हमारा 
निदिचत मत है कि “दुबे जी की चिट्टियाँ” हिन्दी साहित्य में हास्य-रस की 
एक स्थायी सम्पत्ति हैं। इन्होंने जिस समस्या को उठाया है उसे श्रधूरा नहीं 
छोड़ा । जिस चरित्र का चित्रण किया है उसे पूर्णतः ढाँचे में उतारा है। इन्होंने 
जो कुछ लिखा वह वास्तविक जीवन से लेकर लिखा। कल्पना का सहारा लेकर 
उन्होंने हास्य पैदा करने का प्रयत्न नहीं किया । उनके हास्य साहित्य 'को पढ़ते 
समय हमें ऐसा लगता है कि ज॑से हम जीवन को देख रहे हैं, कौशिक जी के 
हास्य में दूसरों को तन्मय कर लेने की क्षमता है । 


भगवती चरण वर्मा 

आपकी कुछ कहानियों में सामाजिक व्यंग्य का सुबन कलात्मक ढंग से 
हुप्रा है । “प्रज्ञेण्टस” श्यीष॑क कहानी में लेखक ने शशिवाला नाम की एक ऐसी 
स्त्री का चरित्र-चित्रण किया है जिसके माध्यम से श्राघुनिक शिक्षित युवतियों 
के एक वर्ग विशेष के भ्रेम-व्यापार पर एक कदर व्यंग्य किया गया है । कहानी 
का नायक शक्षिवाला के मकान में है, शशिवाला स्तान-घर में है, नायक डरे विग 
टेविल में लगे दर्पण में प्रपना मुल्ल देखता है। उस टेविल में चिपके हुये कागज 
को देखता है तो उसमें नाम लिखा हुप्ना है प्रकाशचन्द्र | वह यही सोच रहा था 
कि यह प्रकाशचन्द्र कौन है, तो उसकी निगाह “वेनेटी-बाक्स' पर पड़ जाती है 
उसमें नाम लिखा हुग्ना है “सत्यनारायश” । इसी प्रकार शशिवाल जी के 
ग्रामोफोन, हारमोनियम पर भी विभिन्‍न प्रेमियों के नामों की चिटें लगी हुई 
मिलीं । “ भ्रव तो मैंने कमरे की चीजों को गौर से देखना ध्रारम्म किया । सब 
में एक एक कागज्ञ चिपका हुआ झोर उस कागज पर एक एक नाम-जंसे 
“विलियम गर्बो”, “पेस्टनजो सोरावद्धी बागलोवाला”, ““रामेन्द्रनाथ चक्रवर्तो'', 
“भोकृष्ण रामकृष्ण मेहता”, “रामनाथ टंडन”, “रामेइबर सिह”, श्रादि 


प्रादि ।”* लेखक को वह उन भेंट की हुई वस्तुओं की संख्या ६७ बत।कर 
कहती हैं--“प्रापका नम्बर श्रट्ठानवें होगा।” 


नारी के भ्रथ॑-प्रेम पर कितना कट व्यंग्य है ? प्रेम के सौदे “प्रेज़ेण्टस” 
के लिए किये जाते हैं। इतना मनोवेज्ञानिक तथा हास्य-मय वर्णन अन्यत्र दुले भ 


३. इंस्टालमेन्ट- श्री भगवतीचरण वर्मा, पृष्ठ ६. 


१४० हिन्दी साहित्य में;हास्य रंसे 


9 


है । “विषटोरिया क्रास” अंग्रेजों के ज़मीने में उसः व्यक्ति को दिया जाता है था 
जो लड़ाई में बहुत बहादुरी दिखाता था। वर्मा जी ने “विवटोरिया/क्रास” 
शीप॑क कहानी में सुखराम पात्र का विक्टोरिया क्रास पा जाने का वर्णान किया 
है जो कि लड़ाई में जान बचाकर भागता है। “बावू साहब, सुखराम की, ऐसी 
बेशरम ज़िन्दगी भी हम लोगों ने नहीं देखी । चारों तरफ से गोलियों की 
बौछारें हो रही हैं, तोप के गोले गिर रहे हैं, बम फूट रहे. हैं श्ौर सुखराम इन 
सबों के बीच,से सही सलामत भागे जा रहे हैं। एक गोली. कान से बातें करती 
हुई निकल गई, तोप के गोले से जो जमीन फट के उछली उसी के साथ. इन्होंने 
भी दस फुट की छुलाँग मारी । इनका साफा गोलियों से छलनी हो. रहा था, 
जूते की एड़ियों में गोलियाँ चिपकी हुईं, वर्दी गोलियों से छिदी हुई श्रोरः सुख-- 
राम के बदन पर एक खराश तक नहीं । किन्तु कन्डेल साहव पर उसका विप- 
रीत ही भ्रसर होता है-- 


“सुल्वराम ने बहुत बहादुरी का काम किया...... ...ताज्जुब हो रहा 
है कि यह शख्स इतनी दूर जिन्दा कैसे चला श्राया । हजारों गोलियों के निशान 
इसके बदन पर के फपड़ों पर है, पर इसके एक भी गोली नहीं लगी... ... ... 
साथ हीं हम सिफारिश करते हैं कि सुखराम को विक्टोरिया क्रास दिया जाय ।” 

--(इन्सटलामेंट--भ० च० वर्मा) 


भाग्य के व्यंग्य की (7079 ० (९) इतनी.. सुन्दर भ्रमिव्यक्ति 
वर्मा, जी की, लेखनी के सामथ्यं की ही बात है । हास्य का उद्रक स्वाभाविक 
वर्णानों द्वारा हुआ है । कण्डेल साहब यहाँ हास्य के आलम्बन हैं तथा सुखराम 
के भागने का वर्णन हास्यपूर्ण है। कहानी में रजत हास्य की. भ्रवता रणा. ह्रोती 
है भ्रौर कहानी के अन्त में पाठक मुस्करा भर देता है।कथोपकथन सजीव है 
एवं. चरित्र चित्रण मनोवेज्ञानिक । 


जयनाथ “नलिन” 

“नवाबी सनक” एवं “जवानी का नशा” इनकी दो हास्य रस की 
कहानियों के संकलन हैं। “नवाबी सनक” में नवाबों की तकल्लुफ-पसन्‍्दी, पतंग- 
बाजी, तुनक-मिजाजी प्रादि का हास्यपूरां वर्णन है । “जवानी का नश्ञा” उनकी 
व्यंग्योत्मक कहानियों का संग्रह हैं । इसमें “हवाई हमला, “मनीग्रार्डर के 
रुपये”, 'डिवेटर', “परछाइंवादी”', “इन्टरव्यू” प्रादि ११ कहानियाँ हैं । इनमें 
मनुष्य श्रोर समाज की न्यूनताश्नों श्रीर दुबंलताग्रों को प्रकट ऊक़िया गया है। 
“ब्रेम की पीड़ा” में उन लोगों पर व्यंग्य किया गया है जो कवि बनने के लिए 


कहानी साहित्य में हास्य (४१ 


प्रेमी, बनना आवश्यक समभते.हैं एक ऐसे ही नवयुयक का जो कवि बनने के 
लिए रास्ता चलती स्त्रियों से प्रेम का ग्रभिनय करता है और भ्रपमानित किया 
जाता है, चित्रण क्षिया गया है। श्रपनी प्रेमिका की वह कल्पना करता है-- 

“श्रौर प्राह- मेरी प्राण “ वह तो जनाब पहनतो है हल्की सी 
सा तीन तोले को झिलमिल साड़ी, जिसमें बिना हवा ही उठती हैं लाखों 
लहरियाँ, श्लौर जनाव पहनती है बिना बाहों की बाड़ी । कितने भ्रच्छे लगते हैं 
उसके पतले पतले लटकते हुए सींक से सुकुमार हाथ। एक इधर हमारो श्रीमती 
जी के,हाथ हैं-- मोटे मोटे मसल से, जंसे किसी दंगल में उत्तरना हो ।” 

इसके बाद वह प्रम का रिहसंल करता है-- 

“सोचते सोचते दिल में कुछ दर्द सा मालूम होने लगा। श्राँखों में'प्रांसू 
प्रमी न ये। उठा प्रौर श्रांखों में पेन-बाप लगा लिया । उससे वाकई प्रांखों में 
प्रांसू भ्रा गये । श्रव समस्या यह थी कि दिल का दर्द कंसे सुनाऊ । लल्ला की 
मह॒तारी तो प्पने चोके-चूल्हे में लगी हुई थों। खाना बना चुकने पर वह 
मेरे कमरे में श्राई' । में एक दम करवट बदलकर रह गया शोर बड़े ज्ञोर से 
एक भ्राह की । वह एक दस चौक पड़ी ।'”* 

कहानी श्रोर रेखाचित्र में विशेष प्न्तर नहीं है। कहानी रेखाचित्र से 
भ्रधिक व्यापक होती है। “कहानी के लिये घटना का होना जरूरी नहीं, पर 
रेखाचित्र के लिये उसका न होना जरूरी है। घटना का भराव वह सहन नहीं 
कर सकता । इसो प्रकोर कहानी के लिये विश्लेषश क्षिसौ प्रकार भी प्रवांछ- 
नोय नहीं है, परन्तु रेखाचित्र का वह प्राय: झ्रनिवार्य साधन है।”” २ 

“शतरंज के मोहरे” नलिन के रेखाचित्रों का संग्रह है । इसमें कुछ 
राजनीतिक नेताश्रों तंथा कुछ साहित्यिकों के “व्यंग्य-शब्द-चि पं” का संकलन 
है। हिप्दी में यह नई चीज़ है। व्यंग्यात्मक कहानियाँ तो मिलती हैं किन्तु 
व्यंग्यात्मक शब्द-चित्र नहीं । “हिन्दी का चर्ला” श्षीपंक से आपने पं० बनारसी 
दास चतुर्वेदी का व्यंग्य-शब्द-चित्र ,लिखा है-- 
 ... “प्राप इत्त देवता जी को पहचानते हैं न ? नहो' भी पहचानत्ते, तो भी 

जानते हैँ, प्रौर नहो' जानते, तो भी सानते हैं। इनका शुभ नाम- बनारसी 
दाल चतुर्वेदी । इनको जायें यान जानें, या न पहचानें पर इनको मानना 
-भवदय पड़ता है। मजबूरी है; श्रपने हएथ की बात तो नहीं.। चमत्कार को 
:' ! ?१.जजवानी कां चद्या, पृष्ठ ४५, ४६. .' 

२. विचार भौर विश्लेषणश--डा० नग्न, पृष्ठ ६०, ५ 


श्४२ हिन्दी साहित्य में हास्थ रस 


नमस्कार है, चोबे जी को क्या । इनको श्राप क्या समभते हैं, इनके कार्यकलापों 
को सिर भुकाना पड़ता है। घासलेट घो की तरह श्राप प्रसिद्ध हैं औ्रौर प्याज़ 
की तरह फायदेमन्द । हींग के बघार की तरह मशहूर इनके कार्यकलाप हैं, 
सनकियों के समान इनके वार्तालाप हैं ।'* 

कहानी-कला एवं हास्थ-विधान--इनके रेखाचित्र कला की दृष्टि से 
कहानियों से श्रेष्ठ हैं। रेखाचित्रों के रंग भ्ौर रूप का संतुलन ठीक है, कहा- 
निया अतिरंजित हो गई हैं। उनमें कल्पित पात्र एवं घटनाओं के सहारे हास्य 
का सृजन किया गया है जो अस्वाभाविक हो गया है। रेखाचित्रों में भी कहीं- 
कहीं नीरसक्वा है एवं व्यक्ति का चित्र स्पष्ट नहीं हो सका है। हिन्दी में प्रथम 
प्रयास होने के कारएा उनका महत्व प्रवद्य है । चित्रण में वह बात नहीं कि 
पाठक के दिल में चित्रित पात्र की तस्वीर उतार दे । 


जहूरबख्श 

“हम पिरशीडेन्ट हैं” इनकी ग्यारह हास्प-न्यंग्यात्मक कहानियों का 
संग्रह है । इन कहानियों में “नेताजी”, “कंट्रोल का गुड़”, दवाई”, “बहादुर 
बच्चे”, "घर भर जाग उठा” आदि में सामाजिक एवं राजनेतिक विकृतियों पर 
व्उंग्य किया गया है। जिस कागज को अनपढ़ पिरशीडेन्ट जी भानरेरी मजि- 
स्ट्रेट का हुक्मनामा समझ कर कस्बे भर में शोर मचाते फिरते हैं, उसको लक्ष्य 
कर जब थानेदार कहकहा लगा कर कहता है--“देखा है, देखा है। वह्‌ तो 
सनलाइट साबुन का इश्तहार है। पचौलो जी ( एक भ्रन्प पात्र) हमारे ही यहाँ 
से ले गये थे।” 

कहानी कला श्रौर हास्य-विधान--इनकी कहानियों में भ्रधिकतर पात्र 
कल्पित हैं, उनका चित्रण अतिरंजित है । स्वाभाविकता नहीं । द्वास्य का उद्र कू 
भी स्वाभाविक नहीं है | यत्नज हास्य है । 


यशपाल 
४चवकर वलब” में इनकी हास्यरस की कहानियाँ सं ग्रहीत हैं । सका 
मुख्यतः गम्भीर कहानियों के प्रतिभाशाली लेखक हैं | इसमें समाज की पूंजी- 
पतियों, नेताश्रों एवं श्रसामाजिक तत्वों पर तीखा व्यंग्य किया गया है। इसमें 
एक “बेकार एण्ड कम्पनी” की योजना की गई है । बेकार शब्द की परिभाषा 
यशपाल जी के ग्रनुधार--'ऐसे राजनैतिक भोर साधाजिक कार्यकर्ता जो काक- 


न नननननताड न 
१ छतरंज के मोहरे, पृष्ठ १०७. 


कहानी साहित्य में हास्य रैडर 


वृत्ति से यानो कौबे की तरह छीन भऋपट कर श्रपना निर्वाह करते हैं। इस देश 
की बड़ी-बड़ी रियासतों के मालिक बेकार फिरा करते हैं या सेठ जी भी दुपहर 
के समय भोजन करने के बाद कुछ देर बेकार में सुस्ताते हैं । यह लोग बेकार 
नही' गिने जायेंगे श्लौर न “बेकार एण्ड कम्पनी लिमिटेड” के मेम्वर बनने के 
हकवार होंगे ।”* झ्राधुनिक नारी फैशन के धुन्घ में कितनी विकृत हो गई है 
कि उममें से नैसिक सौन्दर्य एवं सुषमा मृतप्राय हो गये हैं । “साहित्य, कला 
भौर प्रेप” शीपंक कहानी में श्रवांछनीय परिवर्तन पर लेखक ने व्यंग्य किया है-- 
“और भ्राज....प्राज तो वे जोजेंट कौ “इल रोड” साड़ी पहन, कालिज की 
लारी में बेठ, साज समूहन पर बहुत सी घूल भौर उड़ती उड़ती नज्गर डालती 
हुई वहाँ जा छिपतो हैं, जहाँ लोहे फे सींखचे जड़े फ'टक पर लिखा रहता है-- 
“बगैर इजाजत ध्न्दर श्राना मना है” गागर की जगह उनको बगल में दबी 
रहती है छतरी । रुनुक-भुनुक करने वाले पायजेब की जगह उनके पैरों से भ्राती 
है ऊँची एड़ो की खटपट शझ्ावाज् । यह ऊँची एड़ी जिसे बंध कर कोई भाग्य- 
शाली कांटा उनकी महावार रंगी एड़ो को चूम नहीं सकता श्रौर किसी भाग्य- 
शाली देवर को वह एड़ी छू पाने का भ्रवसर नहीं ॥/९ 

यशपाल ने पूजीपतियों की शोषण नीति, कांग्रेसी नेताभ्नों की मदा- 
न्धता, धर्म का नाम लेकर श्रत्याचार पर पर्दा डालने वालों पर तीखा व्यंग्य 
लिखा है। 

०. 'हानो कला शौर हास्य विधान--यशपाल का व्यंग्य सुसंस्कृत है । 
उसमें तोखापन है पर वह संयत है। इनकी भाषा टकताली है। “'श्रेग्रं जी शब्दों 
का प्रयोग भी यश्र तत्र हुआ है किन्तु वह खटकता नहीं । हास्य का उद्रेक 
सजीव कथोपकथन के द्वारा किया गया है। पात्र यथार्थ जीवन से लिए गये हैं 
कु पत नहीं । चरित्र चित्रश स्वाभाविक है। इनकी विशेषता है इनकी प्रसाद- 
गुण-युक्त शैली । स्वाभाविक वर्णन पाठक को बरबस मोह लेता है। मनोरंजन 


के साथ इनकी कहानियाँ शिक्षाप्रद भी हैं तया वे समाज सुधार की ्ोर पाठक 
का घ्यान ग्राकृष्ट करती हैं। 


अमृतलाल नागर 


“नवाबी मसनद” इनका हास्यरस की कहानियों का संग्रह है। नांगर 
जी का हास्य भ्रधिकांशत: नवादी जीवन तक ही सीमित रहा है। कुछ इने गिने 








१.चक्‍कर क्लब॒- परिचय, पृष्ठ ६. 
२. चक्कर क्लब- परिचय, पृष्ठ ११. 





(४४ हिन्दो साहित्य-में हास्य रस 


पात्रों का वृत्त बनाकर ही उनके द्वारा नवाबों की आराम-तलबी, नाजुक- 
मिज्ञाजी, शक्‍्कीपन, फिजुल तकल्‍्लुफ करने की आदत, भ्रव्ल का दिवालिलापन, 
वौड़मपन आदि का सजीव वर्णन किया है। नवाब साहब को मामूलो जुकाम 
हो गया है। दरबारी लोग निदान में लगे हुये हैं कि जुकाम का कारण क्‍या 
हो सकता है। एक साहब पता लगाते लगाते इस .निष्क॒प् पर पहुँचते, हैं. कि 
बारिश के मोसम में मूली की हवा जो संखिए का काम करती है वह नवाब 
साहब को लग गई है। हकीम साहब के पास तीन बार गद्य खाने के बाद 
नवाब साहब पश्चाताप करते. हैं-- 


“हाय, तुमने मुम्छे पहले क्यों न बताया ? तमी में कहूँ:कि इस कम्बरूत 
मूली वाले के इधर ग्रुज्ञारते हो मुझे ऐसा माछुम पड़ने लगा कि मेरी छातो पर 
किसी ने बरफ़ को.सिल रख दो । हाय, श्रब में क्या फरू ? प्नरे, तुमने मुभे 
पहले क्यों नहों बताया ।”* 

कहानी-कला भ्रौर हास्य-विधान--पात्रों में परिवर्तन न होने के कारण 
सब कहानियाँ एक ही ढरें की हैं। मनोरंजन श्रवश्य होता है किन्तु पात्र कुछ 
श्रजीब से लगते हैं मानों वे किसी दूसरे लोक के हों। श्रतिनाटकीयता द्वारा वस्तु- 
विन्यास किया गया है। घटनाश्रों में भी कोई तारतम्य नहीं । हास्य का उद्रक 
"पात्रों की श्रतिरंजित घटनाश्रों द्वारा किया गया है जो कला की दृष्टि से इलाघ- 
नीय नहीं कहा जा सकता । 


शरदचन्द्र जोशी ७ 

“मंत्री जी की डायरो” इनका हास्य-रसपूर्णा गद्य-संग्रह है । “मंत्री जी 
की डायरी” के श्रतिरिक्त इसमें “दो माई”, “कफन का श्राराम”, तथा “गाँव 
का पानी” तीन कहानियाँ श्रौर संग्रहीत हैं । लेखक ने मंत्री जी की डायरी के 
एक पृष्ठ में “श्रापन मुख तुम भ्रापन करनी” मंत्री जी की कलम से ही लिख- 
वाया है कि वे किस प्रकार जनता के पंसे से मौज उड़ा रहे हैं? उनकी पत्नी 
कितनी ज्यादा मोटी हो गई है ? वे किस प्रकार लोगों को घोजखा देते हैं ? 
“भू“ठा जी” और “श्रक़ल फूटा जी” दो बेकार भ्ादमी किस प्रकार एक नेता 
की कृपा से लखपती बन जाते हैं ? “फंशन का भ्राराम” में गरीबों की विवशता 
एवं उन पर हुकूमत के श्रत्याचार पर कठोर व्यंग्य हैं। छिवप्रसाद की स्त्री 
जिसकी हैज़े से मृत्यु हो गई है, उसको कफ़न तक नौकरश्ाही के कठिन.नियमों 
के कारण नहीं मिल सका । “मंत्री जी की डायरी” का कुछ प्रंश देखिये-- 


१. नवाबी सनक--पृष्ठ ६७. 





कहानो साहित्य में हास्य १४५ 


_“पझाज सुबह जब उठा तब बदन हुट रहा था, जैसे खादी का डोरा हो । 
भरस्वस्थ सा हो रहा हूँ। समर में नहीं श्राता इतना खाने पर भी बदन कमज़ोर 
क्यों है । भण्डे, ' शोइत, घी सब बेकार क्यों जा रहा है। शरीर को प्रव परिश्रम 
नहीं करना पड़ता... ....- नौकर से सुना बाहर एक अखबार का सम्पादक 
प्रतीक्षा कर रहा है। भ्रखबार वाले प्राजकल बड़े हरामखोर हो रहे हैं । एक 
सप्ताह हो गया मेरा कहीं फोटो नहीं झ्ाया छपकर । श्राखिर मन्‍्त्री हूँ या 
मजाक हूं ? साले श्रभिनेत्रियों के फोटो छापते हैं । भरे हम क्या श्रभिनेत्रियों से 
कम हैं। मगर मैंने सोचा श्रा गया तो ठीक से मिल कर बोल लूं ”* 


फंहानौ-कला एवं हास्य-विघान--जोशी जी का व्यंग्य अत्यधिक कद्ठु 
है। प्रालम्वन के प्रति तीत्र छणा के भाव लेखक के मन में हैं, उसी के कारण 
हास्य “मु हफट” हो गया है। उसमें निन्‍दा की मात्रा अधिक है। इनकी सभी 
कहानियों में कद्भुता की मात्रा भ्रत्यधिक हो गई है । प्रतीत होता है कि लेखक 
पूर्वाग्रह से लिख रहा है । हास्य का उद्र क भी श्रस्वाभाविक घटनाओं द्वारा 
हुप्रा है.। 

शारदाप्रसाद वर्मा “भुशंडि” 

इन्होंने चन्द्रघर शर्मा 'गुलेरी' की प्रसिद्ध कहानी “उसने कहा था! की 
पैरोडी "चिमिरिखी ने कहा था” शीषंक से लिखी है । इसी कहानी के नाम पर 
इन्होंने श्रपनी पुस्तक का नाम भी वही रखा है । प्रेमचन्द्र जी के “मुक्ति मार्ग”, 
प्रसाद जी की “गुण्डा”, चतुरसेन शास्त्री की “दे खुदा की राह पर”, सुदर्श ने 
कृत “न्याय-मंत्री” भादि कहानियों की पेरोडियाँ भी इसमें संग्रहित हैं । “उसने 
कहा था” की परोडी को छोड़ कर बाकी पैरोडियाँ अ्रधिर उत्कृष्ट नहीं हैं। 
“बिमिरिखी ने कहा था” का प्रारम्भ देखिए -- 


“प्राइमरी मदरसों के सुर्दारिसों की ज़्बान के कोड़ों से जिनको पोठ 
छिल गई है झोर कान पक गये है, उनसे हमारो प्रार्थना है कि वे विश्वविद्या- 
लय के प्रोफेसरों, लड़कों तथा लड़कियों को बोलो का महरम लगावें। जब 
छोटे-छोटे स्कूलों में पढने वाले छात्र श्रापस में गालो-गलौज्ञ करते, या एक 
दूसरे के साय साला-बहनोई का रिहता जोड़ते हुये नज़र झाते हैं, तब यहाँ शिक्षित 
स्त्नोलिंग तया पुल्लिग का वर्ग 'झाइये बहन जी' कहिये कुझारी जी, सुनिये 
भाई सल्वी, इत्यादि मधुवेष्ठित शब्द बोलते हुए. हष्टिगोचर होते हैं । कया मजाल, 


१. मंत्री जी की डायरी--पृष्ठ १. 


ए.3कद्या2 ठीड 7८4७० (७४०६००७ 


3972%८857, 


१४६ हिन्दो साहित्य में हास्य रस 


एक भो लफ्ज मुह से निकल जाय | उनका शुद्ध शिष्टाचार ऐसा सरस, सरल 
और श्राइम्बरहोन होता है, जंसे छिलका उतारा हुआ केला । उस पर “प्लीज” 
और ““थेंक यू” तो सुन्दरता बढ़ाने में बिजलो की लाइट का काम करते हैं।"* 

कहानो कला तथा हास्थ विधान-कविता की “वैरोडी” तो हिन्दी 
में बहुत लिखी गई हैं किन्तु कहानियों की पैरोहियाँ लिखने का श्री गणेश 
भ्रुशंडी जी ने ही किया है। इनकी “पंरोडियों” में यत्र-तत्र श्रश्लीलता भ्रा गई 
है | कहानियों में गति नहीं है वीच-बीच में भ्रवरोध श्रा गया है । कथानक 
शिथिल हो गए हैं तथा जिस कहानी की वह पैरोडी है उसके समानान्तर बह 
चल नहीं पाती । हास्य का ,उद्रे क पात्रों के बेढंगे क्रिय्रा-कलापों से किया गया 
है जिसमें अ्रस्वाभाविकता झ्रा गई है । स्वस्थ हास्य का सर्वत्र प्रभाव है। 


“मिलिंद” 


“बिल्लों का नकछेदन” श्रापकी कहानियों तथा लेखों का संग्रह है। 
श्रापकी कहानियों फऐ भ्रालम्बन हैं श्राजकल के रुयाति-प्रिय नेता, ढोंगी समाज- 
सेवी, तथा-कथित कवि, वंद्य और पेटू । श्राजकल जयन्तियाँ मनाने का एक 
रिवाज-सा हो गया है । एक सेठ जी ने एक व्यायामशाला बनवाई है। उनकी 
“स्वर्ण-जयन्ती” की योजना देखिए-- 


“ख़बर उड़ो है कि श्रागामी मास्त में सेठजी की स्वरं-जयन्तो पर दीन- 
बन्धु पाएँ में सार्वजनिक सभा में विद्वानों श्रौर नेताग्रों के भाषण होंगे । सेठ 
जी भ्रमिनन्दन का उत्तर देते हुए माषणा देंगे। इनकी व्यायामशाला के स्वयं 
सेवक श्र ग्रंज वेषमूषा फे खिंचे इनके चित्र को सलामी दंगे, गरोबों को भ्रनाज 
बाँटा जायगा श्रौर उक्त भ्रवसर पर इनकी दानवीरता, धनसम्पन्नता, साहित्य- 
रसिकता और उदर की भांति बिराट्‌ विद्याव्यसन के, व्यवसाथ के, रंग-बिरंगे 
चित्रों से पुरा, वर्णन की एक पचास पेजी पुस्तिका गुप्त बाँटी जायगी । जिसमें 
इनके उठने से सोने तक का श्रव तक के जीवन का सारा हाल छपा होगा, 
जिसका कम्पोर्जिंग होनोजूलु में हुग्रा है, छपाई टिम्बकद्ू में श्रौर ज़िल्दबन्दी 
फूल शहर में ।” 

कहानी-कला और हास्य-विधान- इनकी कहानियों में कलात्मकता 
नहीं । कहानी केवल विवरण मात्र ही नहीं है, उप्रमें चरित्र-चित्रण, तथा 
कया-तत्व भी श्रावश्यक् है। इनकी कह।नियों में घटना-पक्ष कमजोर रह गया 


१. चिमिरिखी ने कहा था--पृृष्ठ १. 


कहानी साहित्य में हास्य १४७ 


है। हास्य भी यत्नज है, स्वाभाविक नहीं । कहीं-कहीं श्रतिरंजित बरणान भी 
मिलता है । 
सरयू पंडा गोड़ 

आपका “कहकहा” शीषंक कहानी-संग्रह हमारे देखने में प्राया । श्राप 
बिहार के निवासी हैं । इनकी कहा नियों में नशेबाजों तथा सनकियों पर व्यंग्य 
किया गया है। श्रापकी “मास्टरजो” शीष॑क कहानी में एक ऐसे मूर्ख मास्टर 
की कहानी जो स्वप्न तो इतने ऊँचे देखता है किन्तु वैसे निरा बुद्ध है। जब 
इस्सपेक्टर साहब श्राते हैं तो उसकी क्या दशा होती है ? वे इतिहास पढ़ा 
रहे हैं-- 

“प्रकबर फा बेटा बावर जब झपने बाप हुमायू' की यादगार में लाहौर 
के चौक में कुछुबमोनार बनवा रहा या"“** इसो बीच दारा के मतीजे शाह- 
जहाँ ने भ्रपनी प्यारी बोबी मोती महल के रहने के लिए श्रागरे में एक बड़ा 
खूबसूरत श्लोर नामो महल बनवाया भोर चूंकि इस बहुमूल्य महल के बनवाने 
में उसके खजाने का घेला-घेला खरच हो गया, इसोलिए उसने श्रपना शाही ताज 
तक बेज कर इस महल सें लगा दिया इसोलिए उप्तका नाम्म पड़ा 
ताजमहल ।/* 

कहानी-कला एवं हास्य-विधान--पण्डा जी की अधिकतर कहानियाँ 
शिल्प की हृष्टि से निम्न हैं। इनमें जी० पी० श्रीवास्तव के समान “घौल-घप्पे” 
का हास्य मिलता है। कल्पित पात्र, ऊटवपरटाँंग घटनाएँ तथा भतिनाटकीय 
कथोपकथन इनकी कहानियों के भ्रेंग हैं। “मु हफट'” हास्य की भरमार है। 
स्वाभाविकता का सर्वत्र भ्रभाव है। 


राहुल सांस्कृत्यायन ॥॒ 

“बहुरंगी-मघुपुरी” शीषक इनकी मनोरंजन कहानियों .का संग्रह है। 
राहुल जी ने मूलतः ब्रिटिश शासन के बाद तथा उससे पूर्व की सामाजिक 
विकृतियों का खाका खींचा है। साथ में फंशन-परस्ती, छुप्नाछूत झ्ादि विषयों 
को भी ले लिया गया है। पहली कहानी “बूढ़े लाला” ने मानो पुस्तक की 
भूमिका का कार्य किया है भोर दूसरी “हाय बूढ़ापा” में एक ऐसी महिला का 
चरित्र वित्रण किया गया है जो केवल कृत्रिम श्य गार के बल पर झपने यौवन 
को प्रदर्शित करते रहने का एक पझ्रभिनय करती है, परन्तु ऐसा प्भिनय जिसमें 








१. कहकहा--पृष्ठ ५०. 


१४८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


मेजों पर बंठी भ्रन्य तरुशियाँ उसे व्यंग्य की दृष्टि से देखती हैं। “कुमार दु्जय” 
नामक कहानी में सामन्‍्तवाद के ढहते हुये महल का अ्रच्छा खाका खींचा गया 
है । “महाप्रभु” में एक सन्‍्याश्री की पोल खोली गई है। 


फहानी-कला एवं हास्य विधान -राहुल जी प्रतिभाशाली | कलाकार 
हैं । इनकी कहानियों में बौद्धिक हास मिलता है। स्वाभाविक चरित्र चित्रण 
के साथ कथोपकथन भी भत्यन्त सजीव है । व्यंग्य मृदुल है, तीखा नहीं । 


राधाकृष्ण 

ये “घोप़-बोस वनर्जी-चटर्जी” नाम से हास्य-रस की कहानियाँ लिखते 
हैं । सामयिक विद्र[पताए ही इनका विषय रहा है । “मैं श्रौर चपट्ू” में ग्राज 
कल की योजनाझ्रों की बाढ़ पर एक तीखा व्यंग्य किया गया है। चपट्ू नामक 
घरित्र कल्पनाञ्रों के महल पर महल बनाता है। पहले लेखक बनने की सोचता 
है, फिर प्रकाद्क, फिर मशीन बनाने वाला, भ्रन्त में जब उसकी भ्रपनी' सब 
योजनाएँ श्रसफल हो जाती है तब उन्हें सरकार में योजना बनाने का कार्य 
मिल जाता है। ' मगर श्रव की बार जब ससुराल गया तो चपद् बाबू से मेरी 
मुलाकात हो नहीं हुई । पूछने पर पता लगा कि वे बड़ी ऊंची नोकरी पाकर 
दिल्‍ली चले गए हैं। वहां सारे देश की उन्नति श्रौर विकास के लिए योजना 
बना रहे हैं ।* 


फहानी-कला एवं हास्य-विधान--इनकी कहानियाँ उच्च-कोटि की हैं । 
इनका कथा-शिल्प प्रौढ़ है, चरित्र-वित्रण प्रत्यन्त स्वाभाविक है । कहानियों का 
उतार-चढ़ाव अत्यन्त कुशलतापूर्व॑क किया गया है। व्यंग्य बड़ा चुभता है । हास्य 
का उद्रेक चरित्र चित्रण से बिल्कुल स्वाभाविक रूप में हुआ है । जहाँ हास्य 
है वहाँ “स्मित”” है, जहाँ व्यंग्य है वह भी सुरुचिपूर्ण । हास्य-रस की कहानियों 
में रस एवं कला की दृष्टि से इनकी कहानियाँ उच्च कोटि की कही जायेंगी । 


बरसानेलाल चतुर्वेदी 


“हाथी के पंख” लेखक की कहानियाँ तथा निबन्धों का संग्रह है । इसमें 
पारिवारिक समस्याश्रों को लेकर हास्य रस की सृष्टि की गई है। ग्रहपति को 
खुद्ध दूध मिलने की समस्या, बरातों के मनोरंजक भ्नुभव, घर में देर से प्राने 


ह् हु तरंग” साप्ताहिक- पृष्ठ ६५ 


कहानौ साहित्य में हास्य रब 


पर “दफ्तर में देर हो गई” का बहाना, श्रादि कहानी के विषय बनाए गए हैं। 
“मुुक्रको श्रौर न तुमको ठौर” में जब गाँव के दूध वाले से, गली के हलवाई से, 
डेरीफार्में की दुकान से, शुद्ध दूध मिलने की योजनाएँ भ्रसफल सिद्ध होती 
है तो अन्त में यह निश्चय किया जाता है कि घर में ही गाय पाली जाय । 
कहानी का नायक नौकर पेझशा है, दफ्तर से लौटता है तो घर में क्या स्थिति 
पाता है-- 

“पहुले दिन दफ्तर से लौटा तो घर में झगड़ा हो रहा था। पास वाले 
हिरायेदार के बच्चे को गाय ते सींग मार दिया था। जाकर मैंने मामले को 
शास्त किया । श्रीमती जी की डयूटी ज्ञाम को साती करने की थी। उन्होंने 
दो दिन तो की, तीसरे दिन उनकी पसली मेँ दर्द हो गया । सानी करना मैंने 
स्वयं प्रारम्भ किया । एक दिन बछड़ा खो गया । चार घंटे में उसका पता लगा 
बुसरे दिन सुबह उठते ही पता चला कि गाय गायब है”' दोस्तों को तो दिल्‍लगी 
सूभती है लगे पूछने, “कहाँ से श्रा रहे हो” । मैंने कहा, “काजी होज़”। 
मुस्करा कर कहने लगे, “भ्रव तक वहाँ जानवर जाते थे, श्रब क्या आदमी 
मो जाने लगे।”* 

कहू।नी कला एवं हृस्थ विधान--लेखक जब स्वयं अपनी श्रालो बना 
करता है तब उसके एकाँगी होने का भय रहता है तब भी निष्पक्ष श्रात्म 
विश्लेषण करके यह कहा जा सकता है कि इनकी कहानियों में परिवारिक 
स्थितियों को हास्य-मय बनाने का प्रयास किया गया है। वाक्‌-छल, व्यंग्य एवं 
स्मित तीनों हास्य के प्रभेदों का प्रयोग किया गया है। जहाँ तक हो सका है 
लेखक ने यथार्थ ही चित्रण फिया है, समस्याएं भगनी ही लगती हैं, कल्पित 
नहीं । भाषा में परिष्क/र की पग्रावश्यकता है। 


उपसंहार 


हास्य-रस की कहानियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट श्रतीत होता है कि 
कहानियों में भी हास्य-रस पूर्णो प्रतिष्छित हो चुका है, कोशिक, राधाकृष्ण 
एवं भ्रन्नपूर्णानन्‍द की हास्य-रस कहानियाँ विद्व की किन्‍्हीं भी हास्य-रस की 
कृतियों के सम्भुख रखी जा सकती हैं। चरित्र-चित्रण, कहानी के शिल्प का 
सर्वापपूर्णं विकास भ्रव हमें मिलने लगा है । पं० रामचन्द्र शुक्ल ने जिस प्रभाव 
का प्रपने इतिहास में संकेत किया था--' समाज सें चम्नते जीवन फे किसी 


““« - १६ हाथी के पंख--पृष्ठ <. . 


१५० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


विकृत पक्ष को, या किसी वर्ग के व्यक्तियों की बेढ गी विशेषताप्नों को हँसने- 
हँसाने योग्य बनाकर सामने लाना श्रभी बहुत कम दिखाई दे रहा है।'* 

वह कमी अब् पूरी हो गई है। श्रव हमें राजनेतिक एवं सामाजिक वर्ग के 
विकृत पक्षों को लेकर लिखी गई अनेक सफल हास्य-रस की कहानियाँ पिली 
हैं जो कला एवं शिल्प दोनों दृष्टियों से परिष्क्ृत एवं सुध्वस्क्ृत हैं। 





है १. हिन्दी साहित्य का इतिद्वास-संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्क रण, पृष्ठ ४७४. 


उपन्यास साहित्य में हास्य 


हिन्दी में उपन्यास का प्रारम्भ भी भारतेन्दु काल से ही हुमआ । हम 
पहले भश्रध्याय में इस वात का वर्णन कर चुके हैं कि भारतेन्दु काल में जेसी 
उन्नति नाठकों तथा निबन्धों के सृजन में हुई वैसी कथा साहित्य में नहीं । 
कहानी और उपन्यास बहुत कम मिलते हैं । हास्य रस के उपन्यासों का तो 
प्रारम्भ से ही प्रभाव रहा है जो श्रव तक बना हुम्ना है। डा० रामविलास श्चर्मा 
ने इस प्रभाव का कारण ठीक ही बताया है--“उपन्यास झोर कहानियों का 
विकास जल्दो न हुआ, इसका मूल कारस् निबन्धों की लोकप्रियता थी। 
रोचक निबन्धों में कयाएँ मो गढ़ कर लेखक झ्पनी फथा-साहित्य वालो 
रचनात्मक प्रतिमा का वहों उपयोग कर लेते थे ।”* 

चरित्र-चित्रण, वस्तु-विन्यास एवं कथोपकथन ही उपन्यास के उपकरण 
माने गये है। हास्य-रस के उपन्यासों में जो विशेष कला भपेक्षित है, वह है 
हास्य-विधान । 

भारतेन्दु-काल में वालकृष्ण भट्ट के उपन्यास “सौ भ्रजान, एक सुजान”! 
में हास्य की भ्रवतारणा हुई है। मुख्यतः इस उपन्यास में एक अमीर के बिगड़ने 
भोर भपने एक सच्चे मित्र की सहायता से सुधरने की कथा है। पढ़े-लिखे 
बावुझों की भाषा में प्र ज़ी के प्रयोग पर व्यंग्य करते हुए भट्ट जी लिखते है-“में 
प्राप लोगों के प्रपोजल को सेकिड करता हूँ ।” एक स्थान पर लड़ने वाली 
भोरतों का चित्रण किया गया है--“हवा के साथ लड़ने वालो कोई फर्कंसा न 
लड़ गी तो खाया हुआ पन्न क॑ से पचेगा, यह सोच झ्पने पड़ोसियों पर बाण से 
तीखे भोर रूले वचनों को वर्षा कर रही है ।” चरिण-चित्रण में भी हास्य का 
पुट मिलता है। बुद्धदास जैन पात्र का चित्रण देखिए-- 


१. भारतेन्दु युग--डा० रामविलास शर्मा, पृष्ठ १३२. 


१५२ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


“पानी चार बार छान कर पीता था, पर दूसरे की थाली समूची 
निगल जाता था । डकार तक न श्राती थी । उमर इसकी चालीस के ऊपर गश्रा 
गई थी, दाँत मुह में एक मो वाकी न बचे थे, तो भी पोपले श्रौर खोंठहें 
मुह में पान की बीड़ियाँ जमाय, सुरमे की धज्जियों से श्राँख रंगे, केसरिया 
चन्दन का एक छोटा सा बेंदा माथे पर लगाय, चुननदार बालावर श्र गा पहन, 
लखनऊ के ब।रीक काम की टोपी या कभी लद्टुदार पगड़ी बाँध जब बाहर 
निकलता था, तो मानों ब्रज का कन्हैया ही श्पने को समभता था। 


हिवेदी युग में उपन्यास साहित्य को वृद्धि हुई। हास्य रस के उपन्यास- 
कारों में सवंश्री जी० पी० श्रीवास्तव, निराला एवं उग्र ही मुख्य हैं । 


“लतखोरी लाल” जी० पी० श्रीवास्तव का भ्रात्मचरित्र शली में लिखा 
उपन्यास है | यह उद्दं श्यहीन है । कथा-वस्तु भी सुगठित नहीं है । केवल ऊट- 
पटाँग पात्रों से श्रनगंल कयोपकथन कराकर पृष्ठों को भरा गया है। जैण्टिल- 
मैनी की धूम, गवने के मजे, सुसराल की बहार, शान की खातिर एवं लाहोल 
बिला कूबत नामक इसके पाँच श्रघ्याय हैं । “पी० जी० वुडहाउस” जेसा 
“स्मित”” हास्य कहीं देखने को नहीं मिलता । प्रारम्भ से भ्रन्त तक श्रतिहसित 
हास्य की भरमार है । संयोगी एवं दंवी घटनाग्रों के बल पर कथावस्तु श्रागे 
बढ़ती है। चरित्र-चित्र णा अ्रस्वाभाविक एवं असफल हुआ है। श्रश्लीलता तो 
प्रचुर मात्रा में मिलती है। पात्रों का वार्तालाप देखिये-- 

“ऐँहुमल--कहो बेटा, फूल भड़ रहे हैं ? 

बाबा ने भी पिनविना कर कहा--भौर तुम कहो मतीजे, क्या भ्रपनी 

श्रम्मा का दूध पो रहे हो ? 

गोदवाली--श्रबे तू क्यों तरस रहा है ? तेरी भी भ्रम्मा पास ही है। 

मार मुह, देखता क्‍या है ? बुढ़ापे में किर एक दफे जवानी श्रा 

जावेगी । 

मुन्ती--क्या कहा तूने हरामज्ञादी ? 

गोदवाली--ऐ, बहुत न दीदा दिखाश्रो, नहीं श्रांख फोड़ ही दूंगी । 

मुन्ती--चल-चल चुड ल. भला तू क्या बोलने को मरतो है । 

गोदवाली--भ्ररी वाह-री अपने बाप की ज्ञोरू । 

मुन्नी- चुप छिनाल । 

गोदवाली--चुप हरजाई । 


उपन्यास साहित्य में हास्य॑ १५३ 


मुस्नी--छुर लुच्ची । 

गोदबाली--दुर कुत्ती ।” * 

उक्त भइलीलता पर पं० बनारसी दास चतुर्वेदी की इस राय से हम 
सहमत हैं-“हमारी समर में यह हास्य रस उच्चकोटि का नहीं जिसकी श्राज्ञा 
श्रीमानू श्रोवास्तव जी से की जाती है। इसे तो लट्ठमार मजाक कहना 
उचित होगा ।/”*' 

“बंगाजमुनी” (१६२० ) श्रीवास्‍श्तव का यह उपन्यास “लतखोरी 
लाल” से भच्छा है । इसमें सस्ते प्रेम का हास्यमय वर्णन किया गया है। 
नायक पहले एक बंगालिन नलिनी से प्रेम करता है फिर एक कहारी स्त्री चंचल 
से, फिर भ्रपने एक ईसाइन विद्यार्थी जूलियट से भोर इसी प्रकार श्रोर भी 
श्रतेकों स्त्रियों से प्रेम करता है । “प्रेम” का हास्यमय वरणंव देखिए-- 

“हुतृ तेरे प्रेम की । न जाने किस कम्बख्त का श्ञाप पड़ा है कि तेरा 
रास्ता फभी सीधा नहीं रहने पाता | कभी बेचनी तड़पाती है, कभी झरुलाई 
सतातो है, कभी बेवफ़ाई दलाती है, कमी डाह जलाती है, कभी बदनासी जान 
लेती है भोर फिर विरह्‌ भोर वियोग तो सत्यानास ही करके छोड़ते हैं ।” 

इनके उपन्यासों में प्रतिनाटकीयता का: दोष सर्वेन्न पाया जाता है।' 

| “निराला” 

कुल्ली-भाट एवं बिल्लेसुर-बकरिहा इनके दो हास्य-रस प्रधान उप- 
न्यास हैं। ये दोनों उपन्यास जीवन-चरित्र शैली में लिखे गये हैं। ““कुल्ली भाट'” 
में उन्होंने सपने मित्र पं० पथवारी दीन भट्ट का जीवन-चित्र' उंपस्थित' किया 
है । इसमें लेखक ने एक बाह्य दर्शक के रूप में प्रचलित भ्रशंसात्मक ढंग से 
ऊँचा उठ कर कुल्ली से भपना नाता जोड़ते हुए उन्हें स्वयं बोलने का भवसर 
दिया है। ससुराल के स्टेशन डलमऊ पर निराला जी का' कुल्ली से प्रथम 
परिचय हुआ जब फुल्ली लखनऊ टाउ-बाट में बने-चुने उन्हें शेरभ्रन्दाज़पुर 
पहुँचाने के लिए इक्के पर साथ-साथ बैठे । फिर सास की चेतावनी के विपरीत 
चलते हुए उन्होंने कुल्ली के घर पर पान खाया और एक बार तो गंगा में डूब 
जाने का भी उपदेश दिया। पदचात्‌, निराला जी की साहित्यिक प्रगति के 
साथ ऊूल्ली के जीवन का सुघारवादी पहलू सामने भ्ाता है। कुल्ली ने एक 





मुसलमानित को रख लिया, उसकी शुद्धि भी भच्छी कराई, हरिजन पाठशाला 
. - » १. लतखोरी लाल--पृष्ठ २०३५ ा 
२. विज्ञयालभारत-मई १६२६, हिन्दी में हास्य-रस । 


१५४ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


स्थापित की और फिर मरण-काल तक कांग्रेस के का में योग दिया । कुल्ली 
सधुराल का वर्णन करते हैं-- 


“सवेरे जब जगा तब घर में बड़ी चहल पहल थी, साले साहब रो रहे 
थे... ०.८ ससुर जी खुड्दी में गिर गये थे, नौकर नहला रहा था । घर में तीन 
जोड़ बंल घुस श्राये थे । श्रीमती जी लाठी लेकर हांकने गयी थीं, एक के ऐसी 
जमायी कि उसकी एक सींग टूट गई... ... महरी पानी भरने गई थी, रस्सी 
हूट जाने के कारण पोतल का घड़ा कुए' में चला गया था।”' 


इसके भ्रतिरिक्त “घोती छप्पन छुरी हो रही थी”, ऐसे मुहावरों का 
प्रयोग बराबर मिलता है । एक उपमा देखिये-- 


“कवि श्री सुसित्रानन्दन जी पन्‍त को रायबहादुर पं० शुकदेव बिहारी 
जी सिश्र ने ज॑से मेरी सास जी ने मुझे भी सौ में एक सो एक नम्बर दिये हैं।” 


चरित्र-चित्रण प्रशंसनीय तटस्थता से हुआ्ला है। लेखक ने कहीं भी प्रति- 
रंजना एवं श्रतिनाटकीयता का सहारा नहीं लिया ।। संयोगों एवं दंवी घटनाग्रों 
का स्वंथा अ्रभाव है। एक समान्य चरित्र का इस खूबी के साथ चित्रण करना 
निराला जी की विशेषता है। घटना-चक्र तथा चरित्र चित्रण के द्वारा ही 
इसमें हास्य का उद्रं क हुश्रा है । व्यंग्य भी मृदुल हैं, विषाक्त नहीं । 

“बिल्लेसुर बकरिहा” भी चरित्र-प्रधान उपन्यास की कोटि में रखा 
ज्ञा सकता है। बिल्लेसुर इसका नायक है जिसमें किसी प्रकार की भी श्रसा- 
घारणता नहीं है । उसमें यही एक विशेषता है कि उसने जीवन को निविवाद 
रूप में एक संघर्ष मान लिया है । वह जीवन में पगपग पर ठोकर खाता है 
किन्तु उन विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारता | वह जीवन में 
एकाकी होकर भी व्यक्तिवादी नहीं है। गाँव वाले उसका उपहास करते हैं 
किन्तु इस पर भी वह सोचता है-- 

“क्यों एक दूसरे के लिये नहों खड़ा होता । जवाब कभी कुछ नहीं 
मिला । फिर मी जान रहते काम करना पड़ता है, यह सब है ।” 

--(बिल्लेसुर बकरिहा) 
निराला जी की लेखनी से चरित्र-चित्रण श्रत्यन्त संतुलित हुम्रा है। 
लेखक ने कहीं भी नायक के प्रति भ्रपनी सहानुभूति प्रदर्शित नहीं की | लेखक 


१. कुल्ली भाट--पृष्ठ ५२. 





उपन्यास साहित्य में हास्य १५५ 


की नायक के प्रति तठस्थता ही चरित्र चित्रण को सुन्दर बनाती है। विल्लेसुर 
के व्यक्तित्व का मूल्यांकन लेखक ने इस प्रकार किया है-- 

“हमारे सुकरात के ज़बाव न थी, पर इसकी फिलासफी लचर न थी। 
घ्िफे कोई इसकी सुनता न था, इसे मूल-भुलेया से निकलने का रास्ता नहीं 
दीखा, इसलिये यह भटठकता रहा ।” 

-- ( बिल्लेसुर बकरिहा) 

डा० मगेन्‍्द्र ने “बिल्लेसुर बकरिहा” में हास्य-विधान का विवेचन 

कियो है--"बिल्लेसुर बक्रिहा में हास्य का निवास प्रायः परिस्थिति में नहीं 

है वरनू बर्ानों प्रथवा लेखक के श्रपने संकेत-स्पर्शों में ही है। भ्रपने वर्णंनों 

और उक्तियों को निराला जी ने प्रायः एक साधारण तथ्य को प्रत्यन्त गस्भी- 

रतापूर्वक सामने उपस्थित कर साधारण झौर विशेष का झन्तर मिठाते हुए, 
हास्यमय बनाया है।” * 

कहीं-कहीं मामूली सी बात के सूक्ष्मातिसुक्ष्म झवयवों का बड़ी साव- 
धानी से वर्णन कर हास्य का संचार किया गया है मानो उनकी शुद्ध गणना 
के बिना बात श्रपना मर्म ही खो बेठेगी । एक उदाहरण लीजिये-- 

“सास को दिखाने के लिये बिल्लेसुर रोज प्रगरासतन निकालते थे। 
भोजन करके उठते वक्‍त हाथ में ले लेते ये शोर रख कर हाथ-मरु ह घोकर 
कुल्ले करके बकरी के बच्चे को खिला देते थे। प्रगरएसन निकालने से लोठे 
से पानी लेकर तीन वफे थाली के बाहर से चुबाते हुए घुमाते थे श्रगरासन 
निकाल कर टुनिक्ियां देते हुएलोटा बजाते थे प्लोर श्ांखें बन्द कर लेते ये ।” 

--(बिल्लेसुर बकरिहा) 
इसके भतिरिक्‍्त किसी भ्रत्यन्त प्रसिद्ध सामायिक प्रसंग से किसी छोटी 
मोटी घटना का सम्बन्ध बेठा कर वर्णन को हास्यमय बनाया गया है-- 

“बिल्लेधुर बिना टिकट कटाए कलकत्ते वालो गाड़ो पर बेठ गए । 
हसाहाबाद पहुँचते पहुँचते चेकर ने काव पकड़ कर उतार दिया । बिल्लेसुर 
हिम्बुस्तान की जलवायु के झ्नुसार सबिनय कानून भंग कर रहे थे, कुछ बोले 
नहीं चुपचाप उतर झाए, लेकिन सिद्धान्त नहीं छोड़ा ।” 

दृष्टिकोण की तटस्थता “कुल्ली भाट” तथा “बिल्लेसुर बकरिहा' दोनों 
को हिन्दी उपन्यास साहित्य में वि्येष स्थान दिलाने की क्षमता रखती है। 

१. विचार भौर विश्लेषण -पृष्ठ १६१. 


१५६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


द्विवेदी युग में ही एक भिन्‍न शैली के उन्‍नायक “उग्र” रहे हैं। "सामा- 
जिक श्रनाचार” के विरुद्ध जिहाद बोलने वालों में ये श्रग्रगण्य हैं । “बुघुआ क्री 
बेटी,” “दिल्ली का दलाल,” “चन्द हसीनों के खतूत,” “गंगाजमुनी” तथा 
“शराबी” इनके पांच प्रमुख उपन्यास हैं जिनमें नगर के चक्लों, श्रनाथालयों, . 
विघवाश्रमों श्रौर सेवा सदनों की पोलें खोली गई हैं और समाज के उन कुम्भी- 
पाकों को श्रनावृत किया गया है जो चोर-उचककों, पियककड़ों, सुृदखोरों और 
पथ-भ्रष्ट नौकरपेशों के अड्डे हैं। इन्होंने सामाजिक विक्तियों का व्यंग्यात्मक 
वर्णन किया है। “चन्द हसीनों के खतूत” में एक वर्णन देखिए--“चारों श्रोर 
डण्डाशाही, ई टाशाही, छुराशाही, तलवारशही, श्रौरंगशाही श्रौर नादिरशाही 
का बोल बाला था। घूर्त नोकरश्ञाही, श्रपवित्र नौकरश्ञाही, श्रोर इन सब खुरा- 
फ़ातों की जड़ नौकरशञाही इस समय घूघट में पुह छिपाएं हैं ।” 


“बुधुत्रा की बेटी” में लेखक ने गुलाबचन्द पात्र का चित्रण बड़ी 
कुशलता के साथ किया है। वह अद्वूतोद्धार के बहाने वुधुश्रा भंगी की लड़की 
को फंसाने का उपक्रम करता है और एक दलाल को बहकाता है । दलाल उसे 
लड़की के घर लेजाते हुए रास्ते में कहता है-- 

“ज्ञरा जल्दी क़रम बढ़ाइए, शाम होने को श्रा रही, है । देर हो 
जायेगी तो वह मिलेगी मी श्रन्घेरे का श्रोढ़ना प्रोढे, | वेसी हालत में, एं ऐ' 
बाबू साहब ! इधर सुड़िए, नाले की श्रोर नहीं, हमें नगवा नहीं जाना है, हम 
चल रहे हैं दुर्गाकुण्ड के श्रागे ॥/* 


चरित्रों में श्रबढुल्‍ला, सन्‍्तो, वुधुम्रा तथा गुलाबचन्द, हिन्दी उपन्यास 
के श्रमर चरित्र हैं। हिन्दी के प्रमुख आलोचकों ने उग्र का उस समय कद विरोध 
किया श्रोर इन पर समाज को विकृत करने का दोष लगाया। उस समय "उग्र" 
ने जो उत्तर उन श्रालोचकों को दिया उसे हम सर्वथा तर्कंसंगत एवं उचित 
समभते हैं उन्होंने लिख्चा--'है कोई माई का लाल ,ज़ो हमारे सभाज को 
नीचे से ऊपर तक देख कर, कलेजे पर हाथ धर कर, सत्य के तेज़ से मस्तक 
तान कर इस पुस्तक के श्रकिचन लेखक से यह कहने का दावा करे कि तुमने 
जो कुछ लिखा है गलत लिखा है। रुमाज में ऐसी घरणित, रोमांचकारी, 
काजलकाली तस्वीरें नहीं हैं। श्रगर कोई हो तो सोत्साह, सामने भावे, मेरे 
कान, उमेठे श्रौर. छोटे मुह पर थप्पड़ मारे, मेरे होश ठिकाने करे।. में उसके 


ह १. मतवाला--फरवरी १६२८, पृष्ठ 5. 


उपन्यास साहित्य में हास्य १५७ 


प्रहारों के चरणों के नोचे हृदय-पाँवड़े डालू गा, में उसके' श्रमिशापों को सिर 
माये पर घारण करूंगा, संमाल लूंगा। अपने पथ में कतर-व्योत करूंगा । 
सच कहता हूँ, विश्वास सानिए--“सौगन्ध श्रो गवाह की हाजत नहीं पुझे । * 


इनका हास्य-विधान भी स्वाभिविक रूप में हुम्रा है। व्यंग्य तीखा है। 
उसमें निन्दा तथा घृणा के भाव भरे हुए हैं। प्रालम्बन के प्रति पाठक की 
घृणा एवं तिरस्कार उमारना, जो लेखक का ध्येय है, उसमें लेखक सफल हुग्रा 
है। भाषा परिष्कृत है। वाघ्तव में उग्र की भाषा में जो श्रोज श्रोर घारा- 
प्रवाहिकता है वह अ्स्यत्र दुलेंभ है। अ्रतिशयो क्तियाँ कहीं कहीं भ्रवश्य खटकती 
हैं किन्तु जिन कुत्सित स!माजिक अनाचारों का चित्रण “उग्र” ने किया है उसमें 
भ्रतिरंजना स्वाभाविक रूप से भ्रा गई है। स्वाभाविकता एवं श्रतिरंजना का 
विरोधाभास ही इनकी शैली की विशेषता रही है । 


“सेठ बॉकेमल” श्रमृतलाल नागर का हास्य-रसपूर्णा उपन्यास है। इसमें 
सेठ बॉकेमल तथा चौवे जी दो प्रमुख पात्र हैं। दोनों पात्र प्राचीन संस्कृति के 
प्रेमी हैं. जो. कि समाज के वर्तमान ढ़ाँचे से अप्रसन्‍्न हैं।- वे श्राधुनिक प्रत्येक बात 
को देख, कर चोंक़ते. हैं। लेखक ने उन्हें विभिन्‍न परिस्थितियों में डालकर हास्य 
की अ्रवतारणा की है। “कुल की मर्यादा” एवं “प्राचीन संस्कारों की कुण्ठा” 
इनको सदेव परेक्षान करती रहती है। यह उपन्यास जीवन. चरित शली में लिखा 
चरित्र-प्रधान लघु उपन्यास है। “डांग्डर मूंगाराम” अध्याय में सेठ वॉकेमल 
चौबे जी को लाट साहब की मेमसाहव को जुकाम होने का किस्सा सुनाते हैं 
और साथ में मूंगा राम का महत्व-- 


“जया, मूंगाराम डांग्डर ऐसा गजब का था कि ऐक बार लाट-साव 
को छींके भ्राने लगीं सुसरीं । वो जागे तो छोकें, श्रौर सीबें तो छींकें, छिन छिन 
में ऐसो छीकें सुसरो कि क॑ महीन में लाटनी सालो खुसकंट हो गई । महाराज 
बिलायत से श्रोर लंदन से श्लौर जमंनी, प्रमरीका, श्रफ़रोका, चीन शोर सारी 
दुनिया तक के डांग्डर ही डांग्डर बुलवा लोने विस्ने ...पाँचे साथ घू गाराम । 
जाते हो लाटनो की नाक पकड़ी । दो मिनट देखभाल के मूंगरास न कही-- 
जरा ऐक कंची मेगा सको हो भ्राप ? लाटनो सुसरी खुसकंट हो गई भेयो। 
बिन फहों-कहीं नाक तो नहीं काटेगो यह मेरी ? और लाट साहब भी भंजो, ये 
हो सोचे कि जो नाक कट गई तो ये नकटो मेम साली को लिए कहाँ कहाँ घूम गो 


१. हिन्दी-उपन्यास-- शिवनारायण श्रीवास्तव, पृष्ठ २१४. 





१५८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


»« मृ गाराम ने क्‍या कोना भैयो, कि नाक में कंचो डाल के एक बाल 
खेंच लोना श्रौर सब को दिखा के कहो--ये लो साब, ये छोंक निकल श्राई। बात 
ऐसी थी कि जब ये साँस लेवे यीं तो बाल भी ऊपर को चढ़े था इसो से ये 
छोकें श्राये थीं सुसरो ।” १ 

इस उपन्यास में प्रारम्भ से श्रन्त तक स्वाभाविक चित्रण हुप्रा है। 
भाषा सरल है। सेठ बॉकेमल तथा चौत्रेजो ज॑से चरित्र समाज में नित्य प्रति 
देखने को मिलते हैं एवं उनकी बातचीत के विषय एवं भाषा भी ऐसी हो 
होती हैं जेसी इस उपन्यास में हैं। हास्य कहीं भी भ्रपहत्षित नहीं हुप्ना है । 
हाँ कहीं कहीं घटनाप्रों को तोड़ने मरोड़ने से भ्रतिशयोक्ति हो गई है जो कि 
हास्य की उद्भावना के लिए उचित प्रतीत होती है तथा लाट साहब की मेम 
के जुकाम के लिए सारे देशों के डाक्टरों का एकत्रित करना किन्तु सूक्ष्म से 
सूक्ष्म बात को जब तक थोड़ा रंग देकर न दिखाया जायेगा तत्र तक उत्फुल्ल 
हास्य की भ्रवतारणा नहीं हो सकती । ५ 


“काठ का उल्लू श्रौर कबूतर” केशवचन्द्र वर्मा का ग्राधुनिकतम 
हास्य-रस का उपन्यास है । शिवच रन नामक एक व्यक्ति के ड्राइंग रूम में एक 
काठ का उल्लू रबखा हुआ है । रात के समय एक कबूतर रोशनदान से उप्षमें 
प्रवेश करता है। लेखक ने कबूतर भ्रौर काठ के उल्लू के वार्तालाप के माध्यम 
से कथा-वस्तु का विस्तार किया है। यद्यप्रि ये शेली “किस्सा तोता मना” के 
रूप में हमारे यहाँ बहुत वर्षो से विद्यमान है। भ्रन्तर केवल यह कि जबकि 
किस्सा तोता मेंना में सस्ते प्रेम की कथाप्रों का वर्णन है, ' काठ के उल्लू शोर 
कबूतर” में झराधुनिक समस्याझ्रों का चित्रण हैं, किसी एक चरित्र का 
चित्रण नहीं । कहीं शायरों शायरी का मजाक है तो कहीं खाट, श्रोर 
पीढ़ा श्रादि की कासफ्रेस कराके भ्राज कल अधिकारों के माँग की जो वाढ़ें 
श्राई हैं, उनका खाका खींचा गया है। खाट, टेबिल, पीढ़ा श्रादि मिल कर भ्रपने 
ऊपर मालिक द्वारा जो दु्दंशा होती है उसके विरुद्ध संगठित होते हैं । टेबुल 
पीढ़े से कहती है-- 

“मेरे दोस्त पोढ़े ! तुके यह्‌ जानकर खुशो होगी कि टेबुल ने मी जड़ 
वादी होना स्वीकार कर लिया है । मैंने यह्‌ तय कर लिया है कि प्नब में लकड़ी 
जाति की तरक्की के लिये श्रपना जीवन दे डालूंगा। मुझे प्रव दुनियाँ में किप्त 





३- सेठ बांकेमल--पृष्ठ ५८८ *६ 


उपन्यास में साहित्य हास्य १५६ 


चीज्ञ से मुहम्बत नहीं है प्रोर भ्रब से में श्रपने फो लकड़ी जाति का एक सेवक हो 
मान गा । भ्रौर ए साथी पीढ़े, ध्रपने जड़वादी होने की खुशी में मेंने एक रेशमी 
टेबुल-क्लाय फाड़ दिया है श्रौर मालिक को उँगलो से वह खुन निकाल लिया 
है जो उसने लकड़ी जाति के लोगों से चूसा था ।”* 


इसके भ्रतिरिकत “ग्रादर्श गुरु और बद्जात चेले”, “कपूत बेटे की 
दास्तान” भ्ादि अध्याम्रों में मनोरंजक कथाप्रों द्वारा हास्य का उद्र क हुप्रा है । 
कथा का विकास स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ्ला है। हास्य भौंड़ा है, उसमें 
स्थुलता है को प्लता नहीं । सर्वत्र संयोगों तथा देवी, घटनाश्रों का सहारा लिया 
गया है। चरित्र-चित्रणा भी स्वाभाविक नहीं हो पाया। कथोपकथन भ्रवध्य 
रमणीयता लिए हुए हैं। 

“बाँदी का जूता” विध्याच्लप्रसाद गुप्त का हास्यरसात्मक लघु 
उपन्यास है। इसमें घू'सखोरों, रामराज्य की व्यथं दुह्मई देने वालों, पाकिट- 
मारों आ्रादि भ्रसमाजिक व्यक्तियों पर व्यंग्य बाण चलाये गये हैं। वर्तमान 
समाज में हो रही बेईमानियों का वर्णंव नारद जी स्व में विष्णु भगवान से 
करते हैं जो प्ररराधियों को उचित दण्ड की व्यवस्था करते हैं। . चोर-बाजार 
सम्मेलन, स्वर्ग की गुफ्तगू, टिकट खरीदने का हृष्य, परमिट पंथियों का जीवन 
तथा नारद जी की व्यस्तता सब कुछ इस उपन्यास में प्राप्त किया जा सकता 


है। चोर-बाज़ार सम्मेलन में सब्॒ अपना वक्तव्य देते हैं। यूनियन बोड्ड के 
प्रे सीडेण्ट प्रसन्नता से कहते हैं-- 


“भमहातपस्वी जी ! में सड़कों को मरम्मत, मालियों झोर फूड़ों को 
सफ़ाई से भ्रपनी तिजोरी भरने का विशेष ध्यान रखता हूँ । टेक्स बढ़ाने में 
मेरा सामना कोई प्रेसोडेण्ट नहीं फर सकेगा ।” * 

इसमें भतिनाटकी पता एवं भतिरंजता भ्रत्यधिक है। हास्य “मु हफट' 
है। भस्वाभाविक वर्णनों द्वारा अपहस्तित हास्य का उद्रेक किया गया है । 
हे भी यत्र-तत्र दिखाई पड़ती है । हास्य का विधान भी निम्नकोटि 
का है। 

/प्रिस्टर तिवारी का टेल॑ फोन” सरयूपण्डा गौड़ का लिखा हुआा 
हास्य-रस का उपयास है। बीस टेलीफोन वार्ताप्रों दवरा इस उपन्यास वी 
कथा-वस्तु का निर्माण हुमा है। सस्ते प्रेम, मेहमानों की परेशानी, धर्म-ग्रुरुमों 

१. काठ के उल्लू भौर कबूतर--पृष्ठ ४५ 

२. घाँदी का जुता--पृष्ठ६& 


१६० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


की पोल, चन्दा बटोर कर हज़म कर जाने वालों की समस्या' सिनेमा 
संसार की विशेषताए' आदि का खाका खींचा गया है। इसके प्रमुख पात्र 
तिवारी जी तथा उनकी धर्मंपत्नी हैं) पारिवारिक वार्ताजापों के माध्यम से 
समस्याझ्रों का विवेचन किया गया है । घटनाएं कम हैं । कथोपकथन भ्रधिक 
हैं। मेहमानों के बारे में एक स्थान पर तिवारी जी कहते हैं-- 


“उस दिन हमारे घर घोर दुर्भाग्य से कुछ मेहमान सज्जन भ्रा गये ये । 
ये मेहमान सज्जन वया बला हैं प्लोर इनके शुमागमन से कंसो दुर्गति घरवालों 
को उठानी पड़ती है, इसको हालत उस गरीब से पूछो जिसका घर महोने में 
पन्द्रह बार इन मलेमानसों के क़दम-मुवारक से भ्राबाद नहीं बर्बाद होता है । 
मेहमान क्या श्राये गरीब को सामत श्राई। दोनों जून पराठों का कचूमर 
निकल जाता है श्ौर मेहमान भी ऐसे ब्रह्मपिश्ञाच होते हैं, जहाँ पहुँचे कि 
फिर उसका पिण्ड काहे को छोड़ेंगे, जब तक उसे मलो तरह तबाह न कर 
दें।!* 

इनके वर्णनों में कलात्मक हास्य का निवास नहीं है। इनका हास्य 
जी० पी० श्रीवास्तव के हास्य की तरह “मुहफट' है। प्रारम्भ से भ्रन्त तक 
भ्रतिनाटकीयता व्याप्त है । ऐसा प्रतीत होता है कि भाष जी० पी० श्रीवास्तव 
से श्रधिक प्रभावित हैं । उनकी छाप इन पर सर्वत्र दिखाई पड़ती है । लम्बे 
लम्बे कयोपकथन रीरस हो गए हैं। अतिहसित एवं भ्रपद्सित हास्य ही सत्र 
मिलता है कहीं-कहीं तो कुरुचि-पूर्णा हास्य के भी दर्शन होते हैं। भ्रस्वाभाविक 
वर्णन एवं अ्रस्वाभाविक परिस्थितियों की भरमार है। यथा चित्रण का 
सर्वत्र श्रभाव है। स्वाभाविक चित्रण तो नाम लेने को भी नहीं मिलता । 

“नवाब लटकन” अ्ररुण का हास्य-रस का उपन्यास है । यह चरित्र- 
प्रधान है । नवाब लटकन की मूर्खताओ्रों का हास्य-मय वर्णन है। उसके मित्र 
उसकी मू्खता का लाभ उठाते हैं तथा श्रपना घर भरते हैं। लोग उनको 
छोटी क़ीमत की चीजें उल्लू बनाकर अधिक दामों में दे जाते हैं प्रौर वे उनकी 
चालाकियों को समझ भी नहीं पाते । एक वर्णन देखिये-- 


“नवाब साहब प० राधेश्याम को एक कमरे में ले गये, जो फर्निचर से 
खूब सजा हुआ्ला था । नवाब सहाव ने एक कुर्सो की तरफ इशारा करते हुये कहा-- 
“देखिये दोस्त ! यह कुर्सो मैंने भ्रमी-श्रमी मेंगवाई है । खूबी इसकी यह है 


१. मिस्टर तिवारी का टेलीफोन-पृष्ठ ६५ 





उपन्यास साहित्य में हास्य १६१ 


कि इस पर बेठे-बंठे ही चारों तरफ घूम जाइयें, आपको क़तई उठना न 
पड़े गा ।”? 

साधारण वस्तु को भ्रसाघारण महत्व की घताकर हास्य उद्रे क किया गया 
है। हास्य-विधान सुन्दर हुभा है। कथानक सुगठित है। कथोपकथन सजीव 
हैं। नवाब लटकन का चरित्र-चित्रण स्वाभाविक हुआ है । वह मनोवैज्ञानिक 
भी है श्रोर यथार्थ भी । 


“गुनाह बेलज्जत” द्वारकाप्रसाद एम० ए० का हास्य-रस का उपन्यास 
है। पी० जी० वुडहाउस का श्रधिक एवं प्रचलन ख्याति का प्रभाव लेखक पर 
पड़ा है जो कि मुख पृष्ठ के, “जिसे पी० जी० वुडहाउस ने नहीं लिखा” वाबय 
से स्पष्ट है। इसका नायक वर्मन है जो, जहाँ तक खाने, कपड़े और खर्चे का 
सम्बन्ध है, वह भ्रपने .परिचितों की हर चीज़ को अपनी समभता है और 
सदा एक न एक नयी स्कीम लेकर अपने मित्रों को श्राँखों में चकाचोंघ उत्पन्न 
कर देता है। ऐसी ही एक स्कीम बी० बी० सी० श्रर्थात्‌ “बैटर-ब्रोडिग 
कालोनी” है । वर्मेन का उद्दं बय है कि “बी० बी० पी०” के द्वारा इन्सान की 
नसल को बेहतर बनाया जाय । नीला उनकी प्रेमिका है। प्रेम का चित्रण 
देखिये-- 

“शेखर ने कहा--आपने मेरा मतलव समभा नहीं। यह भ्राज की 
बात है । श्राप तो श्रपने भ्रादमों हैं, श्राप से बया छिपाऊँ ? इसके पहले कम 
से कम पंद्रह मतंबा प्रेम कर चुका हूं । लेकिन हर बार पाया, वह्‌ मेरी भूल 
थी। लेकिन इस बेर मेरे भ्रन्दर जो हो गया है वह भ्रसली चीज़ है। मेंने 
कहा--तो श्राप नीला से प्रेम करने लगे हैं, इतनी हो देर में ?” 


“प्रेम करने नहीं लगा है, हो गया है। नोला पर मेरो हृष्टि पड़ो 
आर मे वारों खाने चित्त हो गया , मानो किसो ने पीछे से जुजुत्सका का दाँव 
मारा हो ।/* 

इसमें “स्मित हास्य” का प्रस्फुटन सुन्दर हुआ है । कथोपकथन सजीव 
हैं, कथानक में प्रवाह है । प्रारम्भ से भन्त तक उपन्यास रोचक है। वर्मन का 
चरित्र-चित्रण सुन्दर हुआ है । घटना-वेचित्र्य एवं चरित्र चित्रण दोनों ही 
दृष्टियों से यह उपन्यास सुन्दर है । 





१. नवाब लटकन--अ्ररुण, पृष्ठ ५४. 
२, गुनाह वेलजजत--पष्ठ ६६-६७. 


शहर हिन्दी साहित्य में हास्प रस 


ब रह कक पल कब की डायरी” को भी हास्य-रस 
है । मिस्टर पिगसन एक मिलिटरी 
के श्रोफीसर हैं वे हिन्दुस्तान के विभिन्‍न उत्सवों में जाते हैं, कवि सम्मेलन 
देखते हैं, ब्याह श। दियां देखते हैं तथा उनका हास्य-मय वरुंन करते हैं। एक 
दिन वे जंगल में घोड़े पर जा रहे थे। एक व्यक्ति पालकी में भ्रपनी स्त्री को 
बिदा फराके ले जा रहाथा जैसा कि गाँवों में भ्राम रिवाज है, लड़कियाँ 
ससुराल जाते समय रोती जाती हैं। मिस्टर पिगसन ये समभते हैं कि कुछ 
व्यक्ति एक लड़की को ज़वरदस्ती कहीं ले जा रहें हैं इसलिए वह रो रही है। 
वे उस लड़की के पति को धमकाते हैं भौर भ्रन्त में उन्हें जब पता लगता है 
कि वह लड़की तो अ्रपने पति के साथ ससुराल जा रही है तो स्वयं लज्जित 
हो कर वहां से चले जाते हैं। इसके वर्णन रोचक हैं। सामाजिक एवं साहि- 
त्यिक विद्रपताश्रों पर मृदुल व्यंग्य किया गया है। लेखक ने जो माध्यम चुना 
वह एलाध्य नहीं है। एक विदेशी द्वारा श्रपना मज़ाक बनवाना हमारी समझ 
में नहीं भ्राता चाहे वह काल्पनिक ही क्‍यों न हो। हम इसे भ्रसंस्कृत समभते 
हैं साथ में भव यह कथानक श्रसामयिक भी हो गया है। 
उपसंहार 
हास्य-रस के उपन्यास साहित्य के विवेचन के उपरान्त हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि हमारे यहाँ इनका नितान्‍्त श्रभाव है। “डिकिन्स” के “पिक 
विक पेपसं”, “स्विफ्ट के “गुलीवर ट्रविल्स” जंसे हास्य-रस के वृहत उपन्यास 
घड़ी दूर की वस्तु दिखाई देते हैं । “कुल्ली भाट” एवं “बिल्लेसुर बकरिहा 
को छोड़ कर भ्रन्य उपन्यास सन्‍्तोषजनक नहीं कहे जा सकते । पी० जी० वुड 
हाउस सा प्रतिभाशाली हास्य उपन्यास लेखक हिन्दी में कब होगा, इसकी 
झभी कोई श्राशा नहीं दिखाई पड़ती। हास्य-रस के उपस्यासों का जंसा 
प्रचलन विदेशी साहित्य में मिलता है अपने यहाँ नहीं । किन्तु पिछले बीस 
वर्षों में जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं यद्यवि उनमें श्रभी कलात्मक श्रौढ़ता 
नहीं श्रायी किन्तु वे इस श्रभाव की पूर्ति श्रवश्य करते हैं। यदि यह 
प्रगति मन्द न हुई तो भविष्य में हम उच्चकोटि के हास्य-रस के सृजन की 
श्राशा करते हैं । 


*&: 
निबन्ध साहित्य में हास्य 


निवन्ध गद्य की वह छोटी रचना है जिसके बन्धन में कसाव हो । 
निबन्ध का साहित्यिक रूप भारतेन्दु काल में स्थिर हुआ । इनका प्रचार साप्ता- 
हिक एवं मासिक पत्र-पत्रिकाओरों द्वारा हुआ । भारतेन्दु काल से पूर्व की गद्य 
रुचनाओरों को निवन्ध की कोटि में नहीं रखा जा सकता। ये रचनाएं घारमिक 
कथा-वार्तामों, फाव्य-शास्त्रों, वार्ताओों के रूप में मिलती हैं जिनका कोई व्यव- 
स्थित रूप नहीं मिलता। भारतवर्ष में हिन्दी-भाषियों की नई शिक्षा तथा 
भोग्रेजी साहित्य से सम्पर्क निबन्ध रचना के सूत्रपात्र करने के दो प्रमुख 
फारण थे । 

निबन्ध-साहित्य की भप्रधिक समृद्धि के मूल में एक प्रधान कारण भौर 
भी है वह है भारतेन्दु काल के लेखकों की भपने पाठकों से निस्संकोच भाव से 
बातचीत करने की प्रवृत्ति “ले मला बतलाइए तो प्राप क्या हैं ?” शीषंक 
बातचीत निबन्ध को छोड़कर साहित्य के भ्ोर किसी भ्रग में सम्भव नहीं थी । 
तत्कालीन लेखकों को सन्‍्तोष केवल तटस्थता से प्रपने पाठक से बातचीत करने 
में ही नहीं होता था वरन्‌ वे उसके साथ प्रात्मीयता का सम्बन्ध भी स्थापित 
करना चाहते थे। वे उससे मित्र की भांति घुल मिल कर ग्रपनी बात समझाना 
चाहते थे । इसी लिए भारतेन्दु युग में निवनन्‍्धों का सृजन सबसे भ्रधिक हुमा । 


निबन्धों का वर्गोकररण 
प्रधानतः निबस्ध का वर्गीकरण चार भागों में किया जाता है--( १) 
विचारात्मक, (२) भाषात्मक, (३) विवरणात्मक प्रोर (४) भ्ात्म-व्यंजक । 
प्रस्तुत विवेचन में हमारा सम्बन्ध उन्हों निबन्धों से है जो हास्य-रस पूरं हैं, 
भतएव हमने हास्य-रस के निबन्धों का वर्गीकरण उपरोक्त लक्ष्य को सम्पुख 
रुख कर हस प्रकार किया है-- 


१६४ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


(१) हास्य-प्रधान निबन्ध भ्रर्यात्‌ वे निवन्ध जिनका उद्ं इय एक सझात्र 
पाठकों का मनोरंजन करना हो । 


(२) ब्यंग्य-प्रधान निबस्ध श्र्थात्‌ वे निबन्ध जिनका उद्देश्य व्यक्तिगत 
सामाजिक एवं राजनैतिक विद्रपताप्नों पर व्यंग्य करके उनको 
भत्सना एवं उनका सुधार करना हो । 


हास्य-विघान की दृष्टि से ब्लेप एवं वक़्ता का प्राचुय्यं इन लेखेंग में 
मिलता है। शुद्ध हास्य का सृजन, भ्रालोचना तथा प्राक्षेप के श्रतिरिक्‍त व्यंग्य के 
दोनों भेद मिलते हैं-मृदुल व्यंग्य एवं तीखा व्यंग्य । 


सृष्टि-क्षेत्र की दृष्टि से व्यक्ति, समाज, राजनीति सभी व्यंग्य के विषय 
बनाये गए हैं। साधारण से साधारण वस्तु के अ्रतिरंजित चित्रण द्वारा भी 
प्रनेक गूढ़ समस्याग्रों पर लुक-छिप कर व्यंग्य किया गया है। संघवद्ध धर्म, 
उच्च वर्गों के स्वार्थ, शोषक अ्रधिकारियों द्वारा शोषण नेताम्रों की पोल, 
साहित्यिक डिक्टेटरशाही भ्रादि सभी पर चोट की गई है। 


मानसिक श्रवत्यान की दृष्टि से देखा जाय तो यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि इन लेखकों के मन में एक घुटन थी भौर वह चाहती थी निकलना। 
ब्रिटिश शासन में खुशामदियों का बोलवाला था, धामिक ठेकेदारों की तूती 
बोलती थी, प्रेस ऐक्ट का भूत हरदम सिर पर सवार रहता था, हास्य एवं 
व्यंग्य के सहारे उन लोगों ने श्रपने मन का असन्तोष प्रकट किया । हिवेदी 
युग में साहित्यिक भाषा एवं व्याकरण को लेकर हास्य एवं व्यंग्यमय लेख लिखें 
गए। “अ्रनिस्थिरता” शब्द को लेकर पं० महावी रप्रसाद द्विवेदी एवं बाल- 
मुकुन्द गुप्त में जो वाद-विवराद हुआ था उसमें हास्य एवं व्यंग्यमय शली ही 
भ्रपनाई गई थी । भाधुनिक यूग में मी राजनेतिक एवं सामाजिक असंगतियों 
को विषय बना कर श्रनेक हास्य एवं व्यंग्यमय लेखों का सृजन हो रहा है। 


शैली की ६ष्टि से हास्य रसात्मक निबन्ध भावात्मक भी हो सकते हैं 
तथा विचारात्मक भी हो सकते हैं । इनमें शब्दों का चुनाव तथा अर्थ प्रलग 
प्रलग॒विशेषताए' रखते हैं। शब्द का बाहरी श्राकार झौर होता है किन्तु 
भ्रभिघा से जो प्रर्थ निकलता है वह वास्तविक भ्रर्थ नहीं होता । ऊपर से बड़ा 
मीठा लगता है पर खाने में तीखा स्वाद देता है । व्याज--स्तुति एवं व्याज 
निन्‍दा इस शैली के प्रधान श्रंग होते हैं। शब्द की व्यंजना ही प्रभिव्यंजना 
की आ्रात्मा बन कर आती है । 


निबन्ध साहिस्य में हास्ंप १६५ 


व्यग्य-शैली के तीन रूप हो सकते हैं-परिहासपूर्ण, तीखा एवं 
इलेपात्मक । परिहास-पूर्ण शैली में शब्द कम मूल्य के प्रयोग किए जाते हैं । 
इस शैली में छेड़-झड़ श्रधिक मिलती है, गम्भीरता कम। इलेपात्मक श्र 
इसमें नहीं रहता । इससे केवल मनोरंजन किया जा सकता है श्रन्य किसी 
उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती । 


तीखा रूप वह होता है जिसमें कठोर, चुभीले तथा तीखे शब्दों का 
प्रयोग होता है, श्रन्य के विश्वासों, श्रास्थाओ्रों, विचारों पर चोट पहुँचाना, तानों 
तथा उपालम्भ की बौछार करना है । 


इलेषात्मक शेली में भाषा की लक्षणाशक्ति प्रघान होती है । सीधे सादे 
दब्दों में व्यापक ग्रथ॑ मर देना, परम्पराप्रों, विचारों श्रोर भ्रास्थाओं को ठोकर 
मारना, पर गुदगुदा कर, मीठी चुटकियाँ लेकर, नोच-खसोट कर नहीं । “यह 
शैली ही ययाथ्थ रूप में “व्यंग्य शेली”” कहलाने का भ्रधिकतर रखती है। इसी 
में लेखक के मानसिक सन्तुलन का पता चलता है। इसमें प्रोढ़ता की गम्भीरता 
मो रहती है भ्रोर जवानी की मस्ती श्रौर छेड़छाड़ भो । इसका प्रभाव भी 
श्रमिट होता है। बड़ी से बड़ी बात कह दो जाय, विरोधी भी मुस्करा कर 
बधाई दे । समाज, साहित्य, नंतिकता, शासन--किसी पर भी व्यंग्य शैली में 
श्राक्रमरा किया जा सकता है बड़े तकों, दाशंनिक बहसों श्रौर प्रसाणों से यह 
काम नहीं निकलता जो इस शेली की रचनाश्रों से निकलता है ।”* 


सच तो यह है कि भारतेन्दु काल में जिस व्यंग्य-शंली ने जन्म लिया, 
वह द्विवेदी युग में पललवित हुई तथा झाघुनिक युग में पुष्पित होकर मनोरंजन 
ही नहीं कर रही है वरन्‌ समाज सुधार को दिशा में इसका योग कम महत्वपूर्ण 
नहीं रहा । 


भारतेन्दु युग के प्रमुख निबन्धकार 


भारतेन्दु हरिर्च॒न््र के व्यवितत्व में निबन्धकार के सच्चे गुण विद्य - 
मान थे। उनके व्यंग्य शली में लिखे गये निबन्धों में “भाप ही ती हैं”, “कंकड़ 
स्तोत्र”, “वांचवें पेगम्बर” “स्वगं में विचार सभा का अ्रधिवेशन”, “जाति- 
विवेकिनी सभा” भ्रादि मुख्य हैं । इन लेखों में राजनीति, व्यक्ति एवं समाज 
सभी व्यंग्य के विषय बनाये गये हैं। हास्प-प्रधान लेखों में जिनका उदंश्य 


१. तिबन्ध और निबन्धकार--जयनाथ नलिती, पृष्ठ ३५, 


१६६ हन्दी साहित्य में हास्य रस 


क्वैवल मनोरंजन करना है, “श्राप ही तो हैं ।” महत्वपूर्ण है । लेख के शीषंक के 
नीचे एक गधे की तस्वीर है भ्रौर फिर लेख भ्रारम्भ होता है-- 


“श्राप ही तो हैं क्या इसमें कुछ सन्देह है ? सावन के श्रस्धों को हरि- 
यालो छोड्कर झौर कुछ थोड़ ही सुभाई पड़ता है। भ्रजी बहुत ही ढुबले हो 
गये हैं, सावन है न ?... ......पर सहनशील बड़ हैं श्राप ही न हैं बिना श्राप 
के इतनो कौन सहे ? श्रौर फिर श्रापके कोई दूसरा हो तो, कुछ क हा जाय -- 
यहाँ तो साक्षात श्राप ही हैं |” * 


इसमें व्याज स्तुति के माध्यम से शुद्ध हास्य की सर्जना की गई है। 
“लेवी प्राण लेवी” में राजनेतिक व्यंग्य है। इसमें रईसों को जो लाडं मेयो के 
दरबार में आये ये, ग्रालम्बन वनाया गया है । रईसों की भीरुता एवं श्रव्यवस्था 
पर व्यंग्य करते हुए भारतेन्द् लिखते हैं-- 


“लार्ड साहिब को “लेवी” समभकर कपड़े भी स्व लोग भ्रच्छे पहिम 
झाये ये पर वे सब उस गर्मो में बड़े दुःखदाई हो गये । जामे वाले गर्मो के मारे 
जामे के बाहर हुये जाते थे, पगड़ी वालों को पगड़ी सिर की बोझ सी हो रही 
थी झोर दुशाले श्रोर कमखाब को चपकन वालों को गर्मी ने भ्रच्छी भांति जीन 
रखा था .... सब लोग उस बन्दीगृह से छूट-छूट कर प्रपने घर श्राये । रईसों 
के नम्बर की यह दश्ञा थी कि श्रागे के पोछे, पीछे के भ्रागे, भ्रन्धेर नगरी हो 
रही थी । बनारस वालों कोन इस बात का ध्यान कभी रहा है श्रोर न 
रहेगा । ये बिचारे तो मोम की नाव हैं चाहे जिधर फेर दो। राम--पढिच- 
मोत्तर देश वासी कब कायरपन छोड़ गे श्रोर कब इनकी उन्नति होगी ।”* 


“स्वर्ग में विचार-सभा का अ्रधिवेशन”” एक कल्पनात्मक लेख है। इसमें 
भी हास्य प्रधान है भ्रौर व्यंग्य प्रच्छन्न, सूक्ष्म तथा हलका है। इसमें तत्कालीन 
सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डाला गया है । इस लेख से भारतेन्दु की उदार 
भावना लक्षित होती है। “जाति विवेकिनी सभा” एक सामाजिक व्यंग्य है । 
इसमें काशी के पण्डितों पर क्र व्यंग्य किया गया है। “पाँचवें पैगम्बर” में उस 
समय की स्थिति पर व्यंग्य है। अंगरेजियत के बढ़ते हुए रंग भौर कट्टरपन, 
पझंघविश्वास तथा कुरी तियों पर छींटें कसे गए हैं। शैली की दृष्टि से इनमें 
झालंकारिक शैली श्र प्रवाह शैली के दान होते हैं। इनके निबंधों की भाषा 
77 हरिस्चन्द्र-चन्द्रिका- सन्‌ १५१४, खण्ड १, संख्या €, पृष्ठ रे४. 

२. कवि-वचन-सुधा- खंड २, नवम्बर ५, कारतिक शुक्ल १५, संवत्‌ १६२७ 


निबन्ध साहित्य में हास्य १६७ 


में कहीं शब्द क्रीड़ा या चमत्कार की प्रवृत्ति दिखाई देती है तो कहीं मुहावरों 
की बंदिश तथा चलती भाषा की छटा दृष्टिगोचर होती है। प्रंग्र जी के तथा 
उददू' के शब्दों का भी इन्होंने ययास्यान प्रयोग किया है। 

बालकृष्ण भट्ट ने भी असाधारण तथा विचित्र विषयों पर मनोरंजक 
लेख लिखे । “पुरुष अहेरी की स्त्रियाँ प्रहेर हैं”, “ईश्वर क्या ही ठठोला है”, 
“ताक निगोड़ी भी बुरी बला है”, “भकुआ कौन है” तथा “खटका” भ्रादि 
इनके शीष॑ क हैं। “खटका” शीषंक लेख का एक भंश देखिए-- 

“स्कूल में मास्टर साहब साक्षात्‌ यमराज के झवतार, घर में माँ बाप 
की घुड़की श्रोर भिड़को का झटका । बरसवें दिन परीक्षा और वर्जा चढाये 
जाने का खटका । कुछ याद नहीं है, बिना इम्तिहान दिये बनता नहीं | फेल 
हुये तो श्रपने साथियों में श्रांख नीची होती हैं, साल मर तक किताब के साथ 
लिपदे रहे, हिस्टरी याद है तो मंय्रेमेटिक्स का खटका है। खेर, किसी तरह 
इस्तिहान दे देवाय फारिग हुये श्रव॒ तो एक नम्बर कम्त रहने का खटका 
रहा |” 

अ्यंग्य-प्रधान लेखों में सामयिक कुरीतियों पर व्यंग्य किये गये हैं यथा 
“पुरातन तथा श्राधघुनिक सम्यता”, “भ्रकिल अश्रजीरन” “दिल बहलाव के जुदे- 
जुद्दे तरीके” शीषंक लेख का एक उदाहरण देखिए-- 

“कोई कोई ऐसे मनहूस भो हैं कि फुरसत के वक्‍त किसो प्रन्धेरी 
कोठरी में हाथ पर हाथ रक्‍्खे पहरों तक चुपचाप बेठे रहने से दिल बहलाव 
हो जाता है। बाज बाज नोसिखिये नई रोशनी वाले जिनका फिया धरा भाज 
तक कुछ नहीं हुश्रा, मुल्क को तरक्‍्को के खब्त में प्राय भ्राज इस सभा में जाय 
हड़ाकू मचाया कल उस क्लब में जा टाँय टाँय कर श्राये । दिल बहलाव हो 
जाय। इन्टों में कोई कोई घाऊधप्प ग्रुरूघंटाल किसो क्लब या समाज के 
सेक्न टरी या खजानजी वन बैठे श्रोर सेकड़ों रुपया वसूल कर डकराने लगे। 
भाड़ों के नकल, सवारी की जनना साथ, श्रामदनी की झामदनी, दिल बह- 
खाव मुफ्त में ।”२ 

भट्ट जी का व्यंग्य भौर हास्य शिष्ट तथा संयत है। इनकी छोली 
संस्कृत-निष्ठ रही है किन्तु हास्य-प्रधान निबन्धों में “घाऊधप्प”, “गुरुघंटाल”, 

_'नोसिलिए” ऐसे दाब्दों के प्रयोग से हास्य की सृष्टि की गई है। इन्होंने “हिन्दी 
१. भट्ट निबन्धावली--हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, पृष्ठ १४३. 
२. भट्ट निबन्‍्धावली--हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, पृष्ठ १७. 


१६८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


प्रदीप” के माध्यम से निवन्ध-साहित्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योग दिया। वे 
चुने-चुने शब्दों का प्रयोग करते हैं व्यर्थ का तूल नहीं बाँधते । इनकी भाषा 
प्रसंग के अनुसार चलती है। शैली की प्रभावात्मकता स्पष्ट है। वर्णंत तथा 
विवरण प्रधान निबन्धों में चित्रांकन बहुत बड़ी सफलता है| देश की दशा देख 
श्राप तिलमिला उठते हैं। अ्रवसर तलाश करके भी विदेशी शासन पर चोट 
करते हैं, समाज द्रोहियों और राष्ट्रीय-विरोधियों पर व्यंग्य वाणों की बौछार 
करते रहते हैं। 


भट्ट जी ने हास्य-सृजन के हेतु निवन्धों की एक नई झोली को जन्म 
दिया था वह था दवाइयों के नुस्खों के रूप में व्यंग्य करना । “विज्ञापनों का 
किवलेगाँह महाविज्ञापन” शीष॑क से “सम्यता बट्टी” का नुस्खा देखिए-- 


“कोई कैसा भी भ्रसम्य हो नीचे लिखे श्रनुसार एक महीना लगातार 
इसके सेवन से सम्य हो जायगा, श्रंगरेजी कपड़ा पहिने, हैठ श्लोर चश्मा 
लगावे । इ गलिश क्वाटर में रहे । जहाँ तक बने श्रंगरेज्ञो शब्दों का व्यवहार 
करे । घर वाली को साथ ले साँक को बाहर हवा खाने जाय | खूब शराब 
विये । श्रपने को हिन्दू कहते शरमाय । मुल्य एक डिब्बी एक बाइबिल ।”* 

स्थान संकोच के कारण अधिक उदाहरण देने में असमर्थ हैं । कन्तु 
“भैम्बरी प्राश” का नुस्खा संक्षेप में दे देने का लोभ हम संवरण नहीं कर 
सकते-- 


“प्रेम्बरी -प्राश- यह एक श्रासव शरबत है । इसको एक “टप्न” लेट 
रोज पी लेने से कॉंसिल की मेम्बरी भ्रयवा स्यूनिस्पल मेम्बरी प्रास्तानी से मिल 
सकती है * तीनों हिकमतों के ग्रुएा हैं श्रौर वे जुज में हैं. कलक्टर साहब की 
हाँ में हां का सत्त तीन पाव, लोगों में प्रतिष्ठा श्रौर श्रावरू का श्रावर पानी, 
श्रवयू श्रधूरा जगह-दो सेर--हैड टंक्स प्लोर चुगो का स्वास्थ्य ५ छूटाँक, 
मेम्बरों की श्रापल की “पारटीफोलिग'” का गुदा सवा सेर, इल क्शन के समय 
बोट देने वालों की खुशामद श्रोर पंगाम का बुरादा ६ माशे, एक करावे का 
वान,- वोट न प्रान॑ से मेम्बरों के नाकामयाब होने वाल घर उदासी ॥!३ 

प्रताप नारायण मिश्र की रग रग में विनोद मर। हुआ था। ये मूल 
रूप से हास्य-प्रघान लेख लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। ये_“ब्राह्मण” पत्र के 


पक १. हिन्दी प्रदीप--जिल्द २८, संख्या ४, भ्रप्रेल १६०६, पृष्ठ २३ 
२. हिन्दी प्रदीप--जिल्द २८, संख्या ४, अ्रप्नेल १६०६, पृष्ठ २रे 


निबन्ध साहिस्य में हास्य १६६ 


सम्पादक ये जो हास्य-रस प्रघान था। ये फक्‍्कड़ तथा मौजी जीव थे । इनके 
पत्रों में साधारण सूचनायें भी हास्य-्मय निकलती थीं जिससे इनकी हास्प- 
प्रवृत्ति स्पष्ट द्वोती है । ग्राहकों को बारस्वार चेतावनी देने पर भी वे जब 
चन्दा नहीं भेजते थे तो भ्राप लिखते हैं-- 


“बस बाँए' हाथ से दक्षिणा रख दीजिए या ऋषि झ्ौर पित्रों को 
जलदान करने के लिए महीना भर तक यों ही सब बेठे रहिए ।” 


इनके हास्य-रस पूर्ण निवन्धों में “'घूरे के लत्ता बिने, कनातन के डौल 
बाँघें,” “भों,” “तिल”, “होली,” “आ्राप”, तथा “झोर” हैं। इनमें सामयिक 
विषयों पर कटाक्ष किए गए हैं तथा उन्हीं से हास्य का सृजन किया गया है। 
श्लिष्ट भाषा का एक उदाहरण देखिये--“जब जड़ वृत्त भ्राम बोराते हैं तब 
पझाम खास सभी के बौराने की क्या बात है।” “माह” शीष॑क लेख में मनो- 
रंजन के साथ शिक्षा भी मिलती है-- 


“बद्यपि हमारा घन, बल, भाषा इत्यादि सभी निर्जोब हो रहे हैं तो 
यदि हम पराई भोंहै ताकन की लत छोड़ दें, झापस में बात बात पर भौहैं 
चढ़ाना छोड़ दें, हढता से कटिबद्ध होफे, वीरता से भोहें तान के देश-हित में 
सन्‍्नद्ध हो जायें, भ्रपन देश की बनी वस्तुओों का, अपने धर्म का, श्रपनी भाषा 
का, प्रपने पूर्व पुरुषों का रुजगार श्र व्यवहार का श्रादर करें तो परमेहवर 
हमारे उद्योग का फल दे।” 


विदेशी शिक्षा तथा विलायत-यात्रा के बारे में प्रतापनारायण मिश्र 
उदार नहीं थे। “पढ़े लिखों के लक्षण” शीष॑क ध्यंग्य-प्रघान लेख में उन्होंने 
फेशन-परस्तों की व्याज-स्तुति की है-- 


“कपड़े ऐसे कि रामलीला के दिनों में सिर्फ काल चेहरे ही की कसर रह 
जाय, इस पर भो उनमें कोई देशी सृत न हो यदि हिन्दुस्तानी के हाथों से लिये 
भी न गये हों तो शोर भ्रच्छा ।” भाषा ऐसी कि संस्कृत का शब्द तो कान 


झोर जबान से छू न जाना चाहिए। हिन्दो से इतनो लाचारी है कि झाया गया 
इत्यादि शब्द नहीं बच सकते तथापि खास खास बातें प्लंग्र जी श्रयवा हृटी-फूठी 


पझरदी की हो हों। हां कोई दास पूछ बेठे तो कक सार के राम रहीम भ्रादि के 


१. ब्राह्म--कानपुर, १५ नवम्बर १८८३, पृष्ठ १२. 


१७० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


साथ दत्त, प्रसाद, गुलाम प्रादि के जोड़ मुह पर लाना पढ़ता है पर इसमें 
श्रपना वश क्‍या है ? वह पिता की बेवकूफ़ो है।''* 


प्रतापनारायण मिश्र के निवन्धों में विषय की प्रधानता के स्थान पर 
व्यक्तित्व की प्रत्ानता है। उन्होंने साधारण से साध।रण विषय को श्रत्यन्त 
रोचक शंली से लिखा है । इनरे व्यंग्य वेयक्तिक तथा तीव्र हैं ।. इन्होंने व्यंग्य 
से घरेलू वातावरण की सृष्टि की है। 

इन्होंने भी अरबी - फारसी तथा भ्रग्रेजी शब्दों का प्रच्चुर मात्रा में 
प्रयोग किया है | इनकी शैली में आत्मीयता है । ऐसा प्रतीत होता है मानों ये 
अपने पाठकों से बात चीत कर रहे हों । ये भट्ट जी की भाँति किसी प्रकार की 
भूमिका नहीं बाँघते वरन्‌ अपने विषय पर सीधे भ्रा जाते हैं। हास्य और व्यंग्य 
पूर्ं भाषा में नेतिक शिक्षा देना इनका अपना ढंग है । 


हास्योद्र क करने के इनके दो ही प्रमुख साघन बे--(१) इलेष तथा 
(२) कहावतें । इनका व्यंग्य भाषा के बीच कुनन की गोली पर शक्कर सा है 
पर शक्कर इतनी नहीं होने पाती थी कि कुनन की कड़वाहट छिप जाय । 


राधाचररा गोस्वामी भारतेन्दु मंडल के प्रमुख लेखक ये । वृन्दावन से 
यह “भारतेन्दु” नामक मासिक पत्र निकालते थे। “यमलोक की यात्रा” 
शीर्षक इन्होंने एक हास्य एवं व्यंग्य पूर्ण लेख लिखा । यह प्रुस्तकाकार भी 
प्रकाशित हो छुका है । इसके मुख पृष्ठ पर प्रकाशित है “पंच का पंच श्रौर 
प्रपंच का प्रपंच ! सब सच है ! ! ! एक घड़ी हंसी में कटेगी बुरा न मानियेगा ।”” 
मूल रूप में यह “सारसुधानिधि”” में प्रकाशित हुआ था। इसमें घामिक एवं 
राजनैतिक व्यंग्य है। राजनीतिक दमन एवं सामाजिक दुराचारों की पोल 
खोली गई है। रईस लोग उस समय साहब लोगों को कुत्ते भेंट करते थे । जब 
वह मरता है तो वेतरणी पार करते समय प्रधान पूछता है कि गोदान किया 
है कि नहीं । जब वह मना करता है तो उसे निकालने की भ्राज्ञा दी जाती है। 
बाद में विनती करता है-- 


“साहव, प्रथम प्रइन सुन लोजिये, गोदात का कारण क्या है ? यदि 
गो की पूछ पकड़कर पार उतर जाते हैं, तो क्या बैल से नहीं उतर सकते । 
जब बैल से उतर सकते हैं तो कुत्ते ने क्या चोरी को है ? मुझे याद श्राया कि 
साहब सजिस्ट्रंट की मेम को एक कुत्ता मैंने दान किया था, जब गौ यहाँ , 

१. प्रतापनारायण मिश्र--सम्पादक प्ररोड़ा एवं त्रिपाठी, पृष्ठ ६५. 


निवन्ध साहित्य में हास्य १७१ 


साक्षात भ्रा जाती है तो क्‍या प्रदत्त कुत्ता न शझ्रावेगा । मेंने रड़ाक सीटी दी, 
सीटी सुनते हो मेरा पाला पनासा प्यारा “रत्न नामी कुत्ता कचहरी के 
लोगों को ह॒टाता मेरे पास श्रा खड़ा हुआ और मुझे चाटने लगा। पे 


उक्त लेख भआ्रादि से अ्रन्त तक हास्य-रस में डूबा हुआ है । गोस्वामी जी 
ने ”स्तोत्रों” के रूप में भी कई हास्य-रसपूर्ण निबन्ध लिखे। “रेलवे स्तोत्र” 
का एक श्रंश देखिए-- 

"हे सब मंगल माँगल्ये ! स्टेशनों पर यात्री लोग तुम्हारी इस प्रकार 
बाट देखते है जैसे चातक स्वाति की, किसान मेघ को, विरहिणो पति की । पर 
तुम भी खूब भिकाय-भिड़क कंठगत प्राण करके ही श्राती हो, बस जहाँ तुम्हें 
यात्रियों ने देखा कि लोट-पोट हो गए । कहीं लोटा कहीं डोर, कहीं गठरी 
फहीं पुटरी श्रौर कहीं लड़का कहीं बाले, विशेष क्या उस सप्तय उनकी ऐसी 
प्रेममयों दशा हो जाती है कि उन्हें श्रात्मज्ञान ही नहीं रहता ।”* 

“मंदग्रेज़ देव महा महापुराण”, “उल्लूगाया” आ्रादि सेकड़ों हास्य-रस- 
पूर्ण लेख प्रापने लिखे । इनका हास्य भ्रतिहरसित हास्थ है। इन लेखों को पढ़- 
कर पाठक' बिना जोर से खिलखिलाये रह नहीं सकता। कठिन समस्याझ्रों को 
भी वे प्रपनी घरेलू प्रौर चित्ताकषंक होली में व्यक्त करने में सफल हुए हैं। 
इनमें प्रोढ़ चिन्तन-शक्ति एवं तीक्षण रचनात्मक प्रतिभा का परिचय मिलता है। 
है । इनके व्यंग्य की चोट करारी हैं । “जब राघाचररा धार्मिक भ्रन्ध विव्वास 
"पर चोट करते हैं तो उनकी बोली में कत्रीर के प्राण बजते दोखते हैं। कबीर 
के व्यंग्य में कठु तोखापन है, गले से उतरते हुये लकोर सी खींचतो है, गोस्वामी 
ज्ी का व्यंग्य शहद में डुबा, हंसी में लिपटा और कल्पना से रंगा है ।/३ हम 
“नलिन” जी के विचारों से पूर्णंतः सहमत हैं । 

बालमुकन्द गुप्त बड़े सशक्त व्यंग्य लिखने वाले हुए हैं । वह जिस युग 
में हुए वह कर्ज नशाही अंग्रेज राज्य की चढ़ती धूप का ज़माना था। दमनचक्र 
जारी था। ऐसे समय में हास्य एवं व्यंग्य के सहारे ही हृदय का असन्‍्तोष 
प्रकट किया जा सकता था। उनका राजनेतिक व्यंग्य कर्जन-केन्द्रित है । 'फुलर' 
और 'मिन्टो', 'मार्लो', को भी साथ में घसीटा गया है। वे 'शिवशम्भू के 
चिंट्ठू  शीषंक से राजनंतिक व्यंग्य लिखा करते थे। शिवशम्भू को बालकपन 

१. यमलोक की यात्रा (नये नासकेत)--पृष्ठ ४. 

२. भारतेन्दु (मासिक)--१४ नवम्बर सन्‌ १८८३, पृष्ठ १२८ 

३. निबन्ध झोर निबन्धकार--जयनाथ नलिन, पृष्ठ &८. 


१२ हिन्दो साहित्य में हास्य रसे 


में बुलबुलों का बड़ा शोक था परन्तु बुलबुल उसे मुश्किल से ही मिलतो थीं। 
एक बार वह स्वप्न में बुलबुलों के देश में पहुँच गया। कर्जन के आत्मसन्तोष 
की प्रसन्‍नता को उस स्वप्न की प्रसन्नता से तुलना करते हुए वे अपने पत्र में 
लिखते हैं-- 


आपने माई लाइ । जब से भारत में पधारे हैं, बुलबुलों का स्वप्न 
ही देखा है या सचमुच कोई करने के योग्य काम मी किया है ? खाली श्रपना 
ख्याल हो पूरा किया है या यहां की प्रजा के लिए भी कुछ फत्तंव्य पालन 
किया ? एक बार यह बातें बड़ी धीरता से मन में विच।रिए। भ्रापकी भारत में 
स्थिति की भ्रवधि के पांच वर्ष पूरे हो गए। भ्रब यदि आ्राप कुछ दिन रहेंगे तो 
सुद में मूलधन समाप्त हो चुका ।* 


बंग-विच्छेद प्रकरण पर उनका व्यंग्य देखिए-- 

“सब ज्यों का त्यों है। बंग-देश की मृमि जहाँ थी वहां है श्रोर उत्तका 
हरेक नगर श्रोर गांव जहाँ था वहीं है। कलकत्ता उठाकर बिरापूजी के पहाड़ 
पर नहीं रख दिया गया भ्रोर शिलाँग उड़कर हुगली के पुल पर नहीँ भ्रा बंठा । 
पूर्व श्रौर पद्िचम बंगाल के बीच में कोई चीन की सी दीवार बन नहीं गई है। 
पूर्व बंगाल पश्चिम बंगाल से भ्रलग हो जाने पर भी श्रंग्रेजी शासन ही में 
बना हुप्रा है श्रोर पश्चिम बंगाल मी पहले को भांति उसी शासन में है किसी 
बात में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा । खाली खयाली लड़ाई । बंग-विच्छेद करके माई 
लाड' ने भ्रपना एक रुयाल पूरा किया है। इस्तेफा देकर भी एक ख्याल ही 
पूरा किया है श्रौर इस्तफा मंजूर हो जाने पर इस देश में पड़े रह कर भी श्रीमान्‌ 
प्रिन्स श्राफ वेल्स के स्वागत तक ठहरना एक खयाल मात्र है।”* 


“आत्माराम”” के नाम से इन्होंने साहित्यिक व्यंग्य भी लिखा। 'शिव 
धाम्भू का चिट्‌ठा” शीर्षक निवन्धों में कथात्मकता का प्राघान्य है। ये प्रनोखी 
घटनाग्रों के संघटित करने में दक्ष हैं । गुप्त जी का भाषा पर असाधारण भ्रधि- 
कार है। इनकी भाषा अधिक सजीव है। उनके विचार विनोदपुर्ण वर्णनों में 
छिपे रहते हैं। लुक-छिप कर सामने श्राते हैं। इनका वाक्य-विन्यास एक दम 
सघा हुत्ना है, गति श्रौर यति का वैसे ही ध्यान रक्‍खा गया है जैसे मुक्त छन्द 
में । इनकी भाषा में व्यंग्यपूर्ण प्रतीकात्मकता मिलती है। प्रप्रस्तुत के द्वारा 


7 8 वालमुकुन्द गुप्त--निवन्धावली पृष्ठ १७६. 
२. बालपुकन्द गुप्त--निवन्धावली--पृष्ठ २१५५ 


निबन्ध साहित्य में हास्य श्छरे 


प्रस्तुत की प्रतीति यह बहुत सुन्दर झ्नौर सफल ढंग से कराते हैं। इनकी शली 
में भावव्यंजना के चमत्कार के साथ-साथ निराली वक़ता है। 

मधुसूदन मोस्वामी--ये राधघाचरण गोस्वामी द्वारा सम्पादित “सा 
तेन्दु” में बरावर हास्य-रस-पूर्ण निवन्ध लिखा करते थे । इनके व्यंग्य “स्तुति * 
शैली में लिखे गये हैं। “समाचार पत्र” को विराट रूप का यह परिहास पूरा 
हली में वर्णन करते हैं :-- 


“जनरव श्रापकी जंघा है कमी कमी उन पर झ्राप भी चल निकलते 
हैं। लोकल प्राप्त सम्पादकीय श्राप के पेट श्रौर पीठ हैं । झगड़े बग्ड हनी में 
भरा रहुता है श्रोर सब सम्पादकोय प्रस्ताव के पीछे इनको जगह प्रिलतो है । 
लोकल भझ्ाषका कंठ है श्रोर सम्पादकीय भ्रापका घुख है। नोटिस प्रापके नेत्र 
झोर इश्तहार श्रापकी श्रपाँग भंगी है। झ्ागामी मूल्य भ्रापका भ्रानन्द शोर 
पश्चात देय श्रापका बलेश है। प्रापका मन श्रापका शनुग्रह दाम है ।* 


इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। वक्र-उक्तियाँ एवं इलेप ग्रापके हास्य 


उद्रक करने के साधन हैं । व्याज-स्तुति के रूप में भी झ्ापने कतिपय लेख 
लिखे हैं । 


हिवेदी-युग 

बाबू गुलावराय--दिवेदी-युग के प्रमुख निवन्ध लेखकों में से हैं। तत्का- 
लीन सामाजिक प्रइनों तथा जटिल समस्याओं पर इन्होंने विनोद-पूर्णे शली में 
सुन्दर निवन्ध लिखे। इनके अ्रधिकांश लेख आरात्म-व्यंजक हैं । “'मघुमेही लेखक 
की शआ्रात्मकथा” श्षींक लेख में इन्होंने स्वयं को ही प्रालम्बनव बनाया है । 
इसके भ्रतिरिक्त “समालोचक””, “विज्ञापन युग वा सफल नवयुवक”, “प्रेमी 
वेज्ञानिक”, “भ्राफत का मारा दाशंनिक”, भी इनके हास्य-रस-पूर्णा निवन्ध हैं । 
“उलुआ क्लब” में ये लेख ठलुझ्नों के सामने पढ़े गये हैं। लेखक मधुमेही है । 
अपने प्रिय “डाक्टर” को श्रद्धांजलि अ्रपित करते हुए श्रालंकारिक शली में लिखे 
झापके निबन्ध का यह अंश देखिए :-- 

“प्राप साधारण जल को बहुमूल्य प्रोषय बना, उसमें से लक्ष्मोदेवी का 
प्रादुर्भाव कर समुद्र मंयन का नित्य भ्रभिनय करते हैं। वेसे तो स्वयं धन्वन्तरि- 
रूप से झापका प्रादुर्माव लक्ष्मी जो के साथ हुआ था। घन्वन्तरि जी झ्मृत 


१. भारतेन्दु--दिसम्बर, जनवरी तथा फरवरी तथा मार्च सनु १८८४- 
5५ का संयुक्‍तांक--पृष्ठ १६०५ 


१७४ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


का घट लिए हुये निकले थे। श्रापको दवाझों को पेटो पोयूषघारा से कम नहीं 
है । श्राप श्रपने ही में धन्वन्तरि एवं चन्द्रमा दोनों के व्यक्तित्व को सम्मिलित 
किये हुए हैं । चन्द्रमा को श्रोषधियों का पति कहा है। इसी से उसका नाम 
सुधाकर पड़ा । श्राप भी सुघाकर हैं क्योंकि श्रमृतमयी श्रौषधियां प्रापके कर 
कमलों में निवास करती हैं । वास्तव में भ्रापके “कर” हो सुधा-रूप हैं। सुरा- 
देवी श्रापकी सहज भगिनि हैं । इसलिए श्र|पकी प्रत्येक श्षध में उनका प्रयोग 
होता है । लक्ष्मी देवी पर तो श्राप कृपा करते हो रहते हैं। बिना उसके 
“सुफल”' बोले श्रापके मन्त्र तथा श्रोषय श्रोर रोगी की “हा हा विनतो” सब 
निष्फल हो जाती हैं।”* 


गुलाबराय जी की भाषा में गम्भीर व्यंग्य मिलता है। भाषा व्यव- 
हारिक बोलचाल की चलती हुई है। मुहावरों का भी प्रयोग प्रच्चुर मात्र' में 
मिलता है । साथ में संस्कृत के सुभाषितों का भी उपयोग क्रिया गया है , हास्य 
का उद्रेक वक्र-उक्तियों द्वारा किया गया है। व्याज-स्तुति एवं व्याज-निन्‍्दा के 
माध्यम से हास्य का सृजन किया गया है। व्यंग्य भ्रवेक्तिक, परिष्कृत एवं 
“सुसंस्कृत ” है । 


चन्द्रधर शर्मा गुलेरी की रूपाति हिन्दी-साहित्य में उनकी प्रसिद्ध कला- 
त्मक कहानी “उसने कहा था” शीरपक से ही दवै किन्तु वे हास्य-रस के निबन्ध 
लिखने में भी उतने ही सिद्धहस्त थे। पं० रामचन्द्र शुक्ल ने उनके बारे में 
ठीक ही लिखा है--यह वेधड़क कहा जा सकता है कि शली को जो विशिष्ठता 
श्रौर भ्रथंगभित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है, वह श्रोर किसी लेखक में नहीं। 
इनके स्मित हास फी सामग्री ज्ञन के विविध क्षेत्रों से ली गई है ।” इनके 
--“कछुश्रा घरम'' शीप॑क लेख का कुछ प्रंश देखिए-- 

“ग्रच्छा, श्रब उसी पंचनद में “वाहीक” श्राकर बसे | भ्रह्वघोष की 
फड़कती उपमा के अ्रनुसार धर्म भागा श्रौर दण्ड कमण्डल लेकर ऋषि भी 
भागे । भ्रव ब्ह्मावर्त, ब्रह्मषि देश श्रौर श्रार्यावर्त की महिमा हो गई, और यह 
पुराना देश--न तत्र दिवसं बसेत्‌ । बहुत बर्ष पीछे की बात है। समुद्र पार फे 
देशों में श्रौर धर्म पक्के हो चले । वे लूटते मारते ये ही बेघरम भी कर देते 
थे । बस समुद्र-यात्रा बन्द । वहां तो राम के बनाए सेतु का बर्शन करके ब्रह्म 
ह॒त्या मिटती थी और कहाँ नाव में जाने वाले द्विज का प्रायह्िचित करा कर भी 
संग्रह बन्द | वही कछुग्रा धर्म । ढाल के श्रन्दर बंढे रहो” । 


१. ठलुओ क्लब- पृष्ठ १५- 


निवन्ध साहित्य में हास्य १७५ 


इनफी शैली विचारात्मक है। वाक्यों में प्रसंग छिपे रहते हैं। इनके 
लेखों का पूरा श्रानन्द विद्वान ही ले सकता है। 
जगस्ताथ प्रसाद चतुर्वेदी--हास्य रस के भ्रच्छे निवन्ध लेखक थे। 
द्विवेदी युग में व्यंग्य का श्रधिक प्रयोग भालोचना-प्रत्यालोचना में होता था । 
बालमुकुन्द गुप्त सम्पांदक थे “भारतमित्र” साप्ताहिक के तथा महावीर प्रसाद 
द्विवेदी थे सम्पादक “सरस्वती” मासिक के । श्रापस में भाषा तथा व्याकरण के 
प्रद्नों को लेकर नोंक-फ्ोंक होती रहती थी । श्रापेक्ष शैली ही भ्रधिक प्रचलित 
थी । एक बार हिवेदी जी ने बाबू दयामसुन्दर दास पर एक दोहा “सरस्वती” 
में निकाला-- है 
“प्ातृमाषा के प्रचारक विमल बी० ए० पास, 
सोम्य ज्ञोल निधान वाबू इयाम सुन्दर वास ।” 
इसी पर व्यंग्य करते हुए गुप्त जी ने पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के 
बारे में लिखा-- 
“पितृ-माषा के बिगाड़क सफल एफ० ए० फिसस 
छगन्‍्दाय प्रसाव बेदी बीस कम चोविस्स ।” ४ 
जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी गुप्त जी के दल के थे तथा “भारत-मित्र” में 
बराबर लिखा करते थे। एक बार श्री ललित कुमार वन्योपाध्याय ने कलकत्ता 
यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट में सर गुरुदास बनर्जी फी भ्रष्यक्षता में “भनुप्रासेर 
भरट्टहास” शीर्षक बंगला प्रबन्ध का पाठ क़िया। इसमें उन्होंने बंगभाषा में 
व्यवहत, प्रयुक्त भ्रोर प्रचलित संस्कृत, प्रंग्रेजी, उद्‌', हिन्दी झोर बंगला शब्द, 
मुहावरें भौर कहावतें उद्धृत कर भ्रनुप्रास का एकाधिकार बंगलाभाषा में दिखाया 
था। प्रबन्ध पाठ के भ्रन्त में “बंगवासी” के तत्कालीन सम्पादक श्री बिहारी 
लाल सरकार बोले कि “बंगल! हो कविता को भाषा है, क्‍योंकि इसमें द्धितना 
अनुप्रास है उतना भोर किसो भाषा में नहीं । भ्रमुप्रास कविता का एफ गुण 
है” चतुर्वेदी जी ने इसी के उत्तर में “भनुप्रास का अन्वेषण लेख लिख डाला 
है जो भ्रब पुस्तकाकार उपलब्ध है। उक्त निवन्ध में झ्रापने वारितज्य, व्यापार, 
साहित्य, धमं, झाश्नम, भोजन सवके वरंन में भ्रनुप्रास की छटा दिखाई है । 
“ताहित्य” के वर्णन का कुछ भंश देखिए-- 


“कविकुल कुमुद कलाघर, काव्यकानन केसरी भ्रौर कविता कुज कोकिल 
कालिदास भो काव्य-फल्पना में प्रनुप्रास का आवाहन करते हें। कहीं कहीं तो 
कृषट्-कल्पना से काव्य का कलेबर फलुषित हो जाता है। यह कपोल-कल्पना 


१७६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


नहीं कवि कोविदों का फहना है। खेर, बंशीवट, यमुना निकट, मोर मुकुट, 
पीतपट, कालिन्दीकूल, राघा साघव, ब्रजवनिता, ललिता, विधुवदनो, कु वर 
कन्हैया, नन्द यशोदा, वसुदेव देवकी, वृदावन, गिरि गोवद्ध न, ग्वाल बाल, गोप 
गोपी, बाल-मताल, रसाल साल, लवंगलता, विपिन बिहारी, मन्दनन्दन, 
विरह व्यथा, वियोग व्यथा, संयोग वियोग, मघुरमिलन... ...प्राणनाथ, प्राण- 
प्रिय, पीनपयोधर प्रेमपत्र, प्रेमपताका, प्राणदान, सुखस्वप्न भ्रालिगन चुम्बन, 
चुमाचाटी, पाद पद्म, कृत्रिम कोप, अ अ्रद्धभभूकुटीभंगी, सानमर्दन झोर मात- 


3. 


भंजन भी श्रनुप्रास के ग्राधीन हें ।/* 


इनकी शैली श्रालंकारिक है। यहाँ अ्रसंगत नामों की संगत बंठाने से 
हास्य का उद्रेक किया गया है। इनकी भाषा में घारावाहिकता है जो इनके 
निवन्धों को गति देती है। हास्य-रस के लेखकों का श्रपना गुर विद्लेष होता 
है। कुशल हास्य लेखक इस ढंग से अपना व्यंग्य-वाण चलाता है कि जिसे वह 
वाण लग जाये वह भी मुस्करा उठे श्रौर चुे हुए वार को निकाल कर चूमले 
श्रौर कह उठे “वाह” और चतुर्वेदी जी इसमें सफल हुए हैं चाहे श्राचार्य शुक्ल 
जी को उनके लेख भाषण ही लगते हों । 


श्राधुनिक युग 


शिवपूजन सहाय हास्य-रस-पूर्ण निबस्धों के उत्कृष्ट लेखक हैं। “मुरो- 
वत महारानी की जय”, “प्रोपेगन्डा-प्रभु का प्रताप”, "मेरी राम कर क 
धोबी हूँ”, “मैं हज्जाम हूँ”, “मैं रानी हूँ”, “मैं भन्धी हूँ”, श्रादि शीषकों से 
श्रापने भ्रनेक सामाजिक एवं राजनैतिक विद्र पताश्रों पर व्यंग्य वाण छोड़े हैं । 
शिवजी की विशेषता है मीठी चुटकी लेना, गुदगुदा भर देना, चिकोटी लेना 
नहीं, इनके व्यंग्य-वाएण विषाक्त नहीं हैं। इनके लेखों को हम वर्णनात्मक 
तथा आरात्म-व्यंजक शैलियों में विभाजित कर सकते हैं। वर्णनात्मक शेली में 
लिखा “प्रोयेगण्डा प्रभु का प्रताप” शीषंक लेख का एक अंश देखिए--- 


“इन प्रभ जी का भक्‍त हुये बिना न कोई चांदी काट सकता है न 
मंछ पर ताव दे सकता है, न हार में जीत का सपना देख सकता है, न किसी 
को उलटे छुरे से मूंड सकता है, न दुनिया की आँखों में धूल कोंक सकता है, 
न मिथ्या महोदधि का मन्यन कर श्रसत्य रत्न निकाल सकता है, न जादू की 


१. “अनुप्रास का अन्वेषण”-- पृष्ठ ६, ६. 


निबन्ध साहित्य में हास्य १७७ 


छुट्टी फेर कर गोवड़ को शेर बना सकता है, न छछूं दर के सिर में चमेलो का 
तेल लगा सकता है, न सूखी रेत में नाव चला सकता है, न ढोल में पोल छिप 
सकता है, न कोयले पर मोहर की छाप लगा सकता है, इस दुनिया में कुछ मी 
नहीं कर सक्रता है।”' 

एक साधारण तथा तुच्छ वस्तु को असाधारख महत्व देकर हास्य का 
उद्बेक किया गया है। प्रोपेगण्डा को प्रभु की उपमा ही नहीं दी गई वरन्‌ 
प्रभुता का पूर्णो समावेश उसमें करा दिया गया है । मुहावरों की भड़ी लगा दी 
गई है। मुहावरों पर ऐसा अधिकार तथा उनका उचित प्रयोग कम लेखकों में 
देख पड़ता है । 


«मैं हज्जाम हूँ” इनका भ्रात्म-व्यंजक शेली में लिखा सुन्दर निबन्ध है । 
इसमें स्मित हास्य की छटा दर्शनीय है। पहले हज्जाम की प्रसंशा मन भर के 
की गई है । "प्रथम पुरुष” में लिखे होने के कारण इसमें व्यंजित व्यंग्य की 
कदुता को शून्य कर देने का सफल प्रयाद किया गया है। देखिए-- 


“ग्राजकल हजामत का पेश। बहुतों ने श्रपना लिया है। ''*' यदि 
कोई नई उमंग का नेता है तो निस्सन्देह नापित भी है क्योंकि जनता की हजामत 
बनाना ही उसका बंधा रोजगार है। दुनिया की सरफारें प्रजा फो हजामत 
बनाती हैं। निरंकुश लेखक भाषा फी हजामत बनाता है, स्वयंतू कवि छन्‍्दों 
की, डाक्टर मरीजों फी, नकील मुवक्किलों की, टिकट चेकर मुसाफिरों फी, 
दुकानदार ग्राहकों की, पण्डा तीर्थयात्रियों को, समालीचक लेखकों की, संपादक 
पुरस्कार की, प्रकाशक पाठकों को झौर श्रनुवादक मूलमावों फी हजामत बनाता 
है । कहाँ तक गिनाऊँ, सब तो हज्जाम हो हज्ज्ञाम हूँ ।” * 


पाठकों के प्रति आ्रात्मीयता का भाव कुशल लेखक का एक विशिष्ट गुण 
है | शिवपूजन सहाय, ऐसा प्रतीत होता है, मानो लेख के द्वारा अपना मन 
खोल कर रख रहे हैं | हँप्ती दूसरे की उड़ा रहे हैं किन्तु भपने ऊपर रख कर ॥ 
मृदुल हास्य की ऐसी व्यंजना भ्रन्यन्न कम दिखाई देती है। हम निस्संकोच रूप 
से कह सकते हैं कि निवन्धों में इतना सुसंस्कृत हास्य, परिष्कृत शेली एवं 
प्रॉजल भाषा का सुयोग बहुत कम मिलेगा । 


..._ ६. दो घड़ी-पृष्ठ १२. 
२. दो घड़ी--पृष्ठ २६. 


१७८ हिन्दो साहित्य में हास्य रस 


हरिशंकर शर्मा के निबन्धों में सामयिक विषयों पर कठोर व्यंग्य 
मिलता है । व्यक्ति, चरित्र, समाज, व्यवसाय प्रादि को वस्तु विषय बनाकर 
शर्मा जी ने उनकी विद्र पताओों का खाका खींचा है। इनके कुछ लेख मनोर॑जन- 
एघान हूँ तथा कुछ व्यंग्य-प्रघान । 

“भारतीय मुछमुण्ड-मण्डल” में मुच्छहीन-परम्परा की हास्यमय रीति 
से प्रशंसा की गई है --- 

“'घासिक संसार ही नहों, राजनंतिक जगत का भी मुलाहिज्ञा फ़रमा- 
हुए ** दूर ही क्यों जाते हो वतंमान काल में श्रांखें पसार कर देखिए, 
सी० प्रार० दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू, श्रीनिदास श्रायंगर, 
सी» वाई० चिन्तामणि, भाख परमानन्द, श्रीनिवास शास्त्री हत्यादि संकड़ों 
“मुछमुण्ड दल” के श्रनुयाई हैं। यह निमुच्छता साहित्य क्षेत्र में भी विहार 
करने लगी है। श्राप गौर से देखें, बदरीनाथ भट्ट, लक्ष्मोधर वाजपेई, 
वियोगी हरि, श्षिवप्रसाद गुप्त, कृष्ण कान्‍्त मालवीय *** “साहित्य सेवियों के 
मुह से मूछें “के सींग की तरह उड़ गई श्रोर उड़ती जा रही हैं।”* 

इन्होंने साघारण का श्रसाधारण रूप में वर्णंन कर तथा व्याजस्तुति 
पद्धति का पुट देकर हास्थ-सृजन किया है । श्रनुप्रासिकता इनकी शैली का 
विशिष्ट गुश है । व्यंग्य इनका कद्ठु नहीं, मृदुल है। “सम्प|दक-जन्तु'” लेख 
व्यंग्य प्रधान है इसका कुछ श्रंश देखिए-- 

संपादक एक विचित्र जन्तु होता है। उसकी शक्ल हज़रत इन्सान से 
बहुत मिलती जुलती है ।-वही हाथ-पाँघ का फंलाव प्लोर वही घड़-घरातल का 
रकबा ।””*“* “संपादक जन्तु की “श्रपर स्टोरी” जिसे गंवार बोली में 
खोपड़ी श्रोर मुर्दा जबान में मस्तिष्क कहते हँं--तरह-तरह की बातों से 
भरी रहती है। कुछ खोपड़ियों में तास्सुब का तेज्ञाव, खुशामद का खल, बेग - 
रती का बुरादा, ग॑र इन्साफी का गुड़ श्रौर रिश्वतखानी का रोग्रन पाया जाता 
है | कुछ खोपड़ियां बिल्कुल इसके बरभ्रक्स होती हैं। रिसर्च करने पर उनमें 
स्वाभिमान का शहद, देश भक्ति की भेंग, स्वार्य त्याग का शबंत श्लौर उत्साह- 
शीलता का श्रासव पाया गया है ।”* 

रुद्रदत्त शर्मा हास्य-रस पूर्णा निबन्ध लिखने में सिद्धस्त ये। इन्होंने भी 
अपने पू्ववर्ती निवन्धकार भ।रतेन्दु, राधाचरण गोस्वामी भ्रादि की भांति स्वप्न- 

१. चिड़ियाघर-:प्रृष्ठ ६१. 

२. विजरापोल--पृष्ठ ४५२. 


निबन्ध साहित्य में हास्य १७६ 


कल्पना का दामन पकड़ा है। इन्होंने भी “स्वर्ग में सबजेक्ट कमेटी” कराई है 
तथा "'कंठा-जनेऊ” का विवाह कराया है। ये कट्टर श्राय॑ समाजी थे। हास्य 
एवं व्यंग्य के माध्यम से इन्होंने विरोधियों के सिद्धांतों पर व्यंग्यवाण छोड़े हैं। 
इनकी छौली भ्रलंकार एवं श्रनुप्रासों से बोकिल है। पाठक को रस-पग्रहण कराने 
में थे शौली बाघक होती है। भाषा संस्कृत-प्रघान है। विषय की एकरूपता भी 
नहीं मिलती । हास्य यत्नज है। स्वाभाविक नहीं | एक श्रंश देखिएं-- 

“प्रथम भ्री गऐेश जी खड़े हुए परन्तु थोंद बड़ो होने के कारण से पर 
डगमगाए भ्रोर घोतो खुलने लगी बस यह तो मंगल पाठ करके बेठ गए। तब 
श्रीकृष्णचन्ध्र भ्रानन्दकन्द ने खड़े होफर फहा......किसी मांति छुल-बल से 
देवताश्रों की उन्नति करनी चाहिए ४" 

श्रौर इस प्रकार यह कपोल-कल्पित वर्णन चलता जाता है जो प्रारम्भ 
से लेकर प्रंत तक भ्रस्त्राभाविक एवं अ्रसंस्कृत है। जब कला किसी धर्म भ्रथवा 
पक्ष के समर्थन करने का माध्यम बना दी जाती है तो यही परिणाम होता है। 

भ्रार्चाय रामचन्द्र शुक्ल यद्यपि गम्भीर विषयों के लेखक थे किन्तु 
हास्य-रस के छींटे उनके लेखों में यत्र तत्र मिलते हैं। श्ररबी, फारसी तथा 
श्रंग्र जी के शब्दों का प्रयोग वे वहुधा हास्य-स्‌जन के लिए करते थे यथा लाइ- 
सेन्स, लेक्चर, पास, फंशन प्रादि । 

“झपनो फहानो का श्रारम्म ही इन्होंने (इन्शा प्रल्लाखाँ ने) इस ढंग 
से किया है ज॑से लखनऊ के भांड घोड़ा कुदाते हुए महफिल में श्राते हैं ।-- 

(इतिहास ) 

इनके लेखों में व्यंग्य-प्रधान वाक्य भी मिलते हैं । 
हे ऊपरी रंग ढंग से तो ऐसा जान पड़ेगा कि कवि के हृदय के भोतर 
सेंघ लगाकर घुसे हैं शोर बड़ बड़ गृढ़ कोने भाँक रहे हैं पर कवि के उद्धृत 
पद्यों से मिलान कीजिए तो पता चलेगा कि कवि के विवक्षित भावों से उ्तके 
वारिवलास का कोई लगाव नहीं है।”-- इतिहास 


ह॒जारी प्रसाद द्विवेदी-शुक्ल जी की भाँति द्विवेदी जी मुख्यतः हास्य-रस 
के लेखक नहीं हैं किन्तु श्रापने भी कहीं कहीं हास्य रस की भ्रच्छी पिचकारी 
छुड़ाई है। ' शिरीष के फूल”, “झाप किर बोरा गये", “समालो चक की डाक”, 
“साहित्य का नया कदम” में हास्य-रस के छींटे मिलते हैं। "क्या झापने मेरी 


१. स्वर में सब्जेक्ट कमेटी--पृष्ठ १५. 


१८० हिन्दो साहित्य में हास्य रस 


रचना पढ़ी है” श्रेष्ठ हास्य की दृष्टि से हिन्दी साहित्य में प्रपना स्थान रखती 
है उसका एक प्रंश देखिए-- 


“सच पृद्िए तो शुरू शुरू में मनुष्य कुछ साम्यवादी ही था। हँसना 
हँसाना तब शुरू हुप्राहोगा जब उसने कुछ पू'जी इकट्ठी करली होगो पश्ौर संचय 
के साधन जुटा लिए होंगे। मेरा निश्चय मत है कि हँसना हंँसाना पूजोवादी 
मनोधृत्ति की उपज है। इस युग के हिन्दी साहित्यिक जो हँसना नापसन्द करते 
हैं । उसका कारण शायद यह है कि वे पूजीवादी वुजु प्रा मनोवृत्ति से मन ही 
मन घृणा फरने लगे हैं। उनको युक्षित शायद इस प्रकार है--चू कि संसार के 
सभी लोग थोड़ा बहुत रो सकते हैं, इसलिए रोना ही वास्तविक धर्म है। फिर 
भी प्रधिकांश साहित्यिक रोते नहीं, केवल रोनी सुरत बनाए रहते हैं।” 


अ्रन्नपूरा निन्‍्द वर्मा ने भी हास्य रस पूर्णा निवन्ध लिखे हैं। प्राधुनिक 
कविता, भ्राधुनिक समालोचक, प्रकाशक, रईस झादि इनके निवबन्धों के विषय 
हैं। अ्रधिकतर लेख भ्रात्न-व्यंजक शली में लिखे गये हैं। लेखक ने हास्य का 
उद्रे क स्वयं को प्रालम्बन बना कर किया है । व्यंग्य मृदुल हैं । हास्य एवं व्यंग्य 
का सूजन स्वाभाविक रूप से हुप्रा है । “कविता-खण्ड” ज्षीर्षक लेख में श्राधुनिक 
कविता एवं आधुनिक तथाकथित समालोचकों पर शहद-मय व्यंग्यवाण छोड़े 
गये हैं । 

“पर यह में खूब समभता हूँ कि भ्राधुनिक कविता को गतिविधि से 
भ्रपरिधित होना उतना हो बड़ी मूर्खता है जितनी बड़ी कि उससे परिचित 
होते हुए भी उसके सम्बन्ध में श्रपने विचारों को सबके सामने प्रकट कर 
देना । मैंने श्राधुनिक काव्य-ग्रन्य कम नहीं पढ़ हैं. जिन्हें नहीं मो पढ़ सका 
हैं उनमें कई की सम्तालोचना मैंने लिखों हैं। पर भ्रानन्द जिसका नाम है वह 
राम जाने क्यों मुझे उनमें श्रधिक न मिला। इधर श्रधिकांश हिन्दी कविता 
जो मेरे देखने में भ्रा रही है वह या तो वादी भ्रौर भ्रफरीकी डकार हैं, या 
फंफड़ों की फ़ालतू फूत्कार ।”* 


शैती प्रसाद-युक्‍्त है, भ्रलकारिक नहीं है। वर्मा जी बातचीत के ढंग 
में लेख लिखते हैं। जो लक्ष्य वह प्राप्त करना चाहते हैं, जिस शिकार का वे 
शिकार करना चाहते हैं उसे टेढ़े रास्ते में नहीं पकड़ते हैं, सीधे वार करते हैं प्रोर 
उनका तीर सीधा पड़ता है। चार वाक्य “प्रकाशक-पंचदशी” के झौर देखिए, 


१. मनमयूर- पृष्ट ६६ | 


निबन्ध साहित्य में हास्य १८३ 


“मुझे भरा तक हिन्दी में दो ही प्रन्य प्च्छे लगे, एक तो वह जो में 
लिखने घाला था पर समय न मिलने से म लिख सका पोर दूसरा वह जो में 
लिखूगा यदि समय मिला तो ।”* 

फान्तानाय पांडे “चोंव” के हास्य रस के निव्रन्ध बर्णवात्मक कोटि के 
हैं। प्रतिरंजित घटनाओ्रों का समावेश करके हास्य का सृजन किया है किन्तु वह 
कुरुचिपूर्णं नहीं है । प्रताय नारायण मिश्र के दाँत, भौं, प्रादि शीषंकों जंसे 
निवन्धों की भाँति इन्होंने भी “मेरी पैंसिल” शीर्षक एक निवन्ध लिखा है । 

“वैसिल शब्द फिस भाषा का है, यह तो श्रापफो डाबटर मंगलदेव 
शास्त्री बतलावेंगे, पर में श्रापको इतना श्रवद्य- हो बतला दू गा कि मेरे पास 
एक पेंसिल है।......प्रभो उस दिन सुप्रसिद्ध कलाविद रायकृष्ण दास जी 
मुभसे यह पेंसिल कला-भवन में रखने के लिए मांग रहे थे । भ्राखिर उन्हें फब 
तक टकराऊंगा | एक न एक दिन वह बाबू भूटकूराम फो तरह इस पेंसिल 
को मुझसे भटक हो ले जावेंगे। राष्ट्रकवि थी मेयलीधरण गुप्त फी पगड़ी, 
कवि सम्राट पं० प्रयोध्यासिह उपाध्याय फी दाढ़ी के फाले बाल,मुन्शी ध्रजमेरी 
के पायजामे का हजारबन्द, प्रसाद जी का लंगोटा, सुभद्रा कुमारी चौहान का 
फटा जम्फर, बा> जगन्नाथ प्रसाद “भानु” को शेरवानी तथा घा० गोपालराम 
गहमरी का प्रंगोष्ठा भाखिर थे लोग ले ही गए । १ 


हास्य का उद्रेक भ्रस्वाभाविक संमावनाझों फो लेकर किया गया है । 
इनके निवन्धों में हास्य स्मित है। मनोरंजन करने में कहानियाँ सफल हुई हैं । 

विश्वस्मरनाथ शर्मा “कोशिक” ने दुबे जी की चिट्ठियों के रूप में कुछ 
हास्यरसात्मक पत्र लिखे हैं जिनमें कुछ मनोरंजन-प्रधान लेखों की कोटि में 
रक्खे जा सकते हैं। झापने इन पत्रों द्वारा चुनावों में बेहमानियाँ, बारातों की 
विद्र,पताएँ, फंशन-परस्त युवकों फी दुर्देशा झादि धनेकों विषयों पर छींटाकशी 
की है । इनके ये लेखबद्ध-पत्र प्रात्मीयता लिए हुये हैं। बरणन पत्यन्त स्वाभा- 
विक हैं। भाषा सरल एवं प्रसाद-गुण युक्त है । बात सीधी साधी किन्तु भर्थ- 
विपयंय ऐसा कि भ्राप हँसी नहीं रोक सकते। कथोपकथन भी बीच बीच सें 
हास्य का सूजन करता है । भारत पराघधीन था । कलक्टर साहब के यहाँ जाकर 


सलाम भुकाना एक फंशन था । दुबे जी भी जाते हैं, वहाँ का वएँत देखिए-- 


१. “मन मयूर '--पृष्ठ १७३. 
२- “मोसेरे भाई”--पृष्ठ ८१. 


श्र हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


“हम साहब के सामने पहुँचे । भोतर जाते समय चपरासी ने दोपौ 
भर जूते ही रखवा लिए । हमने साहब फो जाते हो एक लम्बा सलाम भुकाया। 
साहब ने हमसे हाथ मिलाया--पुर्खों में से श्राधे वजंन तो उसी समय गया में 
पिण्ड पाकर तृप्त हो गए। मैंने साहव से कहा- श्रापके चपरासी ने टोपी ध्ौर 
जूते रखवा लिए हैं, कोई खथ्के की बात तो नहीं है ? श्राप का जाना बुभा 
नौकर है न ? साहब बोले--नहों डुबे जी, कोई फिकर का वाट नहीं है। श्रगर 
झापका टोपी-जूटा चला जाएगा टो हम झ्रापको हजार टोपी और हजार जुटे देने 
सकटा है। सेंने कहा-- तब तो चपरासी टोपी जूते ले ही जाय तो भ्रच्छा है । 
में यह सोच ही रहा था कि साहब फिर बोले--डुबे जो, मैं बोच हो में बोल 
उठा--साहब न मैं डूबा हूँ, न में बहा हूँ, में ह॒ट्टा-कट्टा श्रापके सामने बंठा हूँ। 
श्राप बार-बार 'डुबे' न कहिए ।* 

इलेष एवं शब्द विपयंय द्वारा हास्य उत्पन्त करने में कौशिक जी सिद्ध- 
हस्त थे। भाषा में घाराप्रवाहिकता बराबर मिलती है 

यशपाल के निबन्धों में भी हास्य की मात्रा यथेष्ट मात्रा में मिलती है। 
“न्याय का संधर्ष”” इनका राजनंतिक निबन्धों का संग्रह है। इसमें भावात्मक 
एवं विचारात्मक दोनों कोटि के निबन्ध संग्रहीत हैं। “मच्छरों” का वर्णन 
कितने हास्यमय रूप से किया है। 

“दूर पर बहुत से मच्छरों की मनभन सुनाई दो । सोचा, यह फ्या दल 
बल से भ्राक्रमरा की तंयारी हो रही है ? कह चुका हूँ रात के सनन्‍्नाटे में 
कल्पना श्रवोध हो उठती है। मच्छरों की उस कान्फ्रेस की बात समभने में 
कुछ उलभन प्रनुभव न हुई, समझ गया, यह लोग श्रपने स्काउट के न लौट 
सकने से चिन्तित हो उठे हैं। सोचा कल मच्छर-संसार के समाचार पत्रों में 
सनसनीखेज ख़बर छंपेगी -- 

“एक वीर संनिक का दुष्ट नर राक्षस के हाथों बलिवान। 

मच्छर-जाति के नर-रक्त पीने के जन्म-सिद्ध भ्रधिकार के विरुद् 
मनुष्यों की घरित कार्यवाही । 

मच्छर-जाति के नौनिहालो ! यदि तुम्हारी नसों में तुम्हारे पूर्वजों का 
रक्‍त वर्तमान है तो मानव--रक्तपान के श्रपने भ्रधिकार के लिए लड़ मरो | 

सोचा, मच्छरों की श्रसंख्य सेनाओं का प्राक़मण होगा प्रौर दोनों 
हाथों के दो चार प्रहारों मे श्रनेक सेनिक वी र-गति को प्राप्त कर जायेंगे। 


१. दुबे जी की चिट्ठियाँ-प्ृष्ठ ११२, ११३ 
२. “न्याय का संघव --पृष्ठ ६५. 


निबन्ध साहित्य में हास्य श्र 


बेढ़ब घनारसी के हास्यरसात्मक निवन्धों को दो भागों में बाँटा जा 
सकता है--विशुद्ध हास्थात्मक तथा व्यंग्यात्मक । आप श्रनुप्रासों की भड़ी 
लगा देते हैं। शैली वर्शानात्मक है। “ऐनक” शीपेक श्रापका एक लघु निबन्ध 
है उसमें श्राप “ऐनक” के लाभ बताते हैं-- 

“ऐमक में कितना लाम है। बहुत बड़ी सूची है। फहाँ तक गणना 
कीजिएगा। भ्रांख में कोई घुल रोकना चाहे तो झ्रापकी ऐनक रक्षा फरेगा। 
दूर की चोज देखना हो तो एनक दिखा देगा। श्र्यात्‌ वह प्रापका दूरवर्शो 
बना । आ्लांखें उड़ना चाहें तो यह ढाल का काम देगा, झ्राँसें उठना चाहें तो 
यह न उठने देगा । ठोक प्रयोग हो तो श्राँखों को बेठने भी न देगा । श्रांख 
भ्राने वाली हो तो यह प्राने न देगा भ्रोर यदि पश्लांल जाने वाली हो तो यह 
रोक देगा। .....इसलिए बिलायत के विज्ञानवेत्ताप्रों ने खोजकर रंगीन 
ऐनक का श्रविष्कार कर विया है। वड़ी-बड़ी समा, कांग्रेस, कॉन्क्रस में, रेल 
में, मेला तमाशे में रंगीन ऐनक लगा कर जिसकी शोर श्राप चाहें घंटों धूरा 
कीजिये। श्राप भ्रपनी श्रांखों का फोक्स जिसकी श्रोर चाहें लगा दीजिए, उसे 
पता न होगा। शायद खुली श्रांखों को इस प्रकार कोई देखे तो कोई लात 
खाने की नौबत श्रा जायगी भ्रवश्य ही रंगीन-ऐनक फे प्राविष्कारक सरस प्नुष्य 
वर्ग के धन्यवाद के पात्र हैं।”* 

प० बालकृष्ण भट्ट की “खटका” परम्परा को ही बेढ़ब जी ने भागे 
बढ़ाया है। नित्य प्रति के जीवन की छोटी-छोटी घटनाग्रों पर विनोद का रंग 
चढ़ाकर यह चित्र खींचे गये हैं। भाषा प्रसाद-गुण-युक्त है, व्यर्थ का शब्दाडंबर 
नहीं । हास्य-रस के लेखक की एक सीमा होती है यदि वह उससे बाहर जाता 
है तो हास्य हास्यास्पद हो जाता है जो इनके लेखों में नहीं हो पाया है। इसी 
प्रकार “अध्यापक”, “तोंद का महत्व” “कुछ नई वाजियाँ”, “विलायती” 
शीर्षक इनके हास्य एवं ष्यंग्यमय लेख भ्रच्छे बन पड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है 
कि निबन्धों में नीरसता कहीं नहीं भा पाई है । 

श्री गोपाल प्रसाद व्यास हास्य-रस पूर्ण निबन्धों के भ्रच्छे लेखक हैं । 
डाक्टर, वेय्य, खुशामदी, मेहमान भ्रादि को झालम्बन बना कर झापने उनका 
खाका खींचा है। भ्रधिकतर इनके लेख व्यंग्य प्रधान हैं ' व्यंग्य कहीं-कहीं 
कु हो गया है भौर वह “संस्कृत” नहीं रहा । झालम्बन के प्रति ममता का 
भाव न होकर निन्‍दा एवं घृणा के भाव मुखर हो गये हैं। "साहित्य का भी: 

१. उपहार-पृष्ठ १०३. 


१८४ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


कोई उहूं श्य” शीप॑क लेख में “पेशेवर कवियों'” पर व्यंग्य करते हुए आपने 
लिख। है-- 


“लेकिन फिर भो सेरी समझ में नहीं श्राया कि कल जब पड़ोस की 
किसी लड़की को मुह उठा कर देख लेता था तो मुहल्ले भर में फुसफुसाहट 
फेल जाया करती थी, लेकिन श्राज जब भरी-समा में प्रपने प्रेम का इजहार, 
अपने दिल का दर्द, श्रपने श्ररमानों की दुनिया श्रौर श्रपनी श्राकांक्षा्रों के स्वप्न 
खुले से खुले शब्दों में वेघड़क होकर सुनाता रहता हूँ, मगर क्या मजाल कि 
लोग फुसफुसायें, श्रगुली उठायें या विरोध करें, उल्टे मस्त ही हो कर भूमते 
रहते हैं । वाह-वाह के सिवाय उनके मुह से कुछ निकलता ही नहीं, तब मैंने 
सोच लिया कि यह धन्धा भो कुछ बुरा नहीं है भ्रौर में कवि बन बेठा। बाद में 
तो राम कृपा से लड़ाई छिड़ी, लोगों ने रुपया कमाया । बड़े-बड़े कवि सम्मेलन 
हुए । ब्ज्ंक मार्केट के उन रुपयों में मेरा मी साका हुआ्रा ।” * 

इनका हास्य “मुह फट” है । कहीं-कहीं तो वह कुरुचिपूर्ण हो गया 
है । शैली आ्त्मव्यंजक है। भाषा में गति है किन्तु उसमें परिष्कार की प्राव- 
इयकता है । 

कृष्णचन्द्र ने अखबारी ज्योतिषी, श्रखिल भारतीय हिरोइन्स कास्फ्रेंस, 
सेठजी, जनतन्त्र दिवस ग्रादि हास्य-रसपूर्णा निवन्ध लिखे हैं । “हिन्दी का नया 
कायदा” श्षीषंक लेख में बालकों की पाठ्य पुस्तकों की हास्‍्ष्यानुक॒ति की गई 
है । बच्चों के पढ़ाने के माध्यम से लेखक ने उसमें व्यंग्य का पुट डाल कर 
श्रपनी बात श्रन्योक्तियों द्वारा कही है। “त” श्रक्षर पढ़ाने के लिए तोता 
दिखाया जाता है भ्रौर बताया जाता है तोता वाला “त”। ग्रव “तोता” की 
व्याख्या सुनिए-- 


“बच्चो, तोता उस श्रादमी को कहते हैं जो भ्रपने मालिक का सधाया 
हुश्ना होता है, श्रौर वही कहता है जो उसका मालिक उससे कहलवाना चाहता 
है । तुमने श्रक्सर ऐसे तोते देखे होंगे। ये हर जगह, हर देश श्रौर हर जाति 
में पाये जाते हैं, श्रोर घरों में, जलसों में, दफ्तरों में, श्रसेम्बलियों में श्रपने 
मालिक के रटाये हुए वाक्‍य बोलते रहते हैं । सब पूछो तो द्रुनिया में उन्हीं 
तोतों की हुकूमत है (”* 


१. मैंने कहा--पृष्ठ १११. 
२. फूल श्र पत्थर--पृष्ठ १२५. 


निबन्ध साहित्य में हास्य १5८५ 


इनका व्यंग्य मामिक है। विचारात्मक शैली में लिखे गये निवन्ध राज- 
नैतिक एवं सामाजिक विद्र,पताग्रों पर करारी चोट करते हैं। भाषा परिप्कृत 
एवं प्रसादगुण युक्त है । व्यर्थ का शब्दाइंवर कहीं भी देखने को नहीं मिलता । 

ब्रज किशोर चतुववेदी हास्य-रस “प्रिस्टर चुकन्दर” के नाम से लिखते 
हैं। “श्रीमती बनाम श्रीमता” श्रापके निबन्धों का संग्रह है। इसमें “श्रीमती” 
एवं “श्रीमता” के वार्तालाप के रूप में लघु निवन्ध लिखे गये हैं । स्मित हास्य 
एवं मृदुल व्यंग्य का सुन्दर संयोजन किया गया है। छायावादी कवियों पर, 
मुच्छ विहीन युवकों पर व्यंग्य वाण बरसाये गये हैं । श्रीमती जी के यह पूछने 
पर कि मूछ-दाढ़ी के विषय में किसी कवियित्री ने भी कुछ लिखा है या नहीं, 
श्रीमता उत्तर देते हैं-- 

“प्राज हिन्दी साहित्य में वेदना-प्रधान कवियित्री श्री महादेवी यर्मा 
हैं। उन्होंने झ्राचायं शुक्ल की भ्राज्ञा शिरोधाय करके पुरुष कवियों का श्रनुकररा 
न करके झ्पनी रचनाश्रों में क्षितिज पर उठतो मेघमताला फो ही श्रपने पर- 
मात्मा प्रियतम की दाढ़ी मुछ के रूप में देखा है। भ्रोर वह मेघमाला जब 
बिलीन हो जाती है तब वह समभती है परमात्मा प्रियतम “ 'बलोन शेव” हो 
चुका । इसी को सत्य मान कर जब विरह से विक्लल होकर उन्हें मिलने में 
देर मातम होती है तो यह भावना होती है कि “दाड़ी-मुछ 'काटने-छांटने 
में ही देर हो रही है। परन्तु विरह सत्य है। विरह ही सब कुछ है। इसलिये 
यह पूछना भी नहीं कि दाढ़ी-म्‌छ कितनी फट चुकी, कितनी शेष रही है। 
बिरह तो है ही, जल्दी भो क्या करनो है ? परन्तु दाढ़ी-मूछ को भी सजीव 
मान कर उनके विषय सें जो कविता “दीपशिखा” में लिखी गई है वह भी 
भ्रद्धितीय है ।' * 

,. __ इनका व्यंग्य व्यक्तिगत हो गया है जो शुभ नहीं । भवेयक्तिक व्यंग्य से 
वर्ग गत व्यंग्य श्रेष्ठ होता है। इनकी भाषा संस्कृत-गर्भित है । 

किश्लोरी लाल गुप्त ने भी हास्य-रस के निबन्ध लिखे हैं। “कूठ बोलने 
की कला”, “कविता कंसे लिखें ?”, “विचित्र दीक्षान्त समारोह” झादि विषयों 
पर इन्होंने लेख लिखे हैं । “विचित्र दीक्षान्त समारोह” श्राजकल की 
शिक्षापद्धति पर भच्छा व्यंग्य है। भ्राप लिखते हैं-- 

“हमारे विहवविद्यालय के श्रषिकाँश छात्र भ्रताधारण झोर बहु 
प्रतिभा वाले होते हैं। उनको सम्पति में रेल टिकट का लेना वरिद्र भारत 3 

श्रीमती बनाम श्रीमता--पृष्ठ ५० 


रै८६ हिन्दी साहित्य में हास्य रंस 


का प्रपव्यय करना है श्रौर श्रपनो सेवा श्राप कर लेना ही देश की सबसे बड़ी 
; सेवा है। श्रपने पर।ये का भेद-भाव तो उनमें लेशमात्र भी नहीं है। दूसरों की 

सभी वस्तुओं को वे श्रपनी ही समभते हैं श्रौर परोपकार को भावना तो उनमें 
इतनी श्रधिक है कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें भोज का निमन्त्रश दे तो चाहे 
परीक्षा का पर्चा हो क्‍यों न छोड़ना पड़े, पर वे उसे निराश न करेंगे ।”* 

“कौतुक बनारसी” ने साहित्यिक विषयों पर मधुर व्यंग्य लिखे हैं। 
साहित्यिक ठग, अ्रखिल स्वर्गीय कवि सम्मेलन, सरपट वादी साहित्य सम्मेलन, 
भावी कवियों के पत्र इनके निवन्धों के शीप॑क हैं जो स्वयं श्रपने विषयों को 
स्पष्ट करते हैं। “साहित्यिक चोरों” पर ब्यंग्य देखिए-- 

साहित्यिक ठगों की बनावट में कोई विशेषता नहीं होती । बसे ही 
नाक-कान होते हैं जंसे हम सबके हें, श्रौर श्रंग भो हम सब के से होते हैं । 
*** * लेकिन गजब का कमाल हासिल होता है इन लोगो' को । मौका मिला 
नहीं कि कोंची से साफ कर दिया श्रपने दोस्त का भी माल । हमने सुना था 
कि काइभौर में लोग श्रगूर श्रोर फलो' के खेत के खेत चुरा लेते हैं, लेकिन 
श्रचरज तब हुआ्रा जब एक साहित्यिक ठग ने बात ही बात में हमारी कहानी 
का सारा “भ्रायडिय/” हड़प लिया भ्रौर उस सप्ताह...नामक पत्र में सचित्र 
कहानी निकल गई।””२ 


भधिकतर निबन्धों में श्रस्वाभाविक्र नाम एवं भ्रस्वाभाविक घटनाग्रों 
द्वारा हास्य का उद्र क किया गया है। शेली वरणंनात्मक है। व्यंग्य प्रधान कहा- 
नियाँ ही भ्रधिक हैं जिनमें व्यंग्य क्र हो गया है । 


प्रभाकर माचवे के य्यंग्यात्मक निबंधों का संग्रह “खरगोश के सींग” 
है। इसमें “कुत्ते की डायरी”, “संदेश-बटो रक”, “मुह”, “पत्नी सेवक संघ", 
“गाली”, “गला”, “घूस”, “जेब”, “पू'छ'', “बिल्ली”, भ्रादि मनोर॑जक निवंध 
हैं। इनके निवंधों में हास्य गम्भीर हो गया है। प्रसंगों तथा संदर्भों की भर- 
मार है । निवंघ को समभने के लिए मानसिक व्यायाम भ्रपेक्षित है । मनोरंजन 
के लिए पढ़ने वाला पाठक मानसिक्ष व्यायाम नहीं करना चाहता । वैसे झरापकी 
उक्तियाँ मार्िक होती हैं । भाषा में वक्रता रहती है। “मुह” क्षी पंक निवन्ध 


का एक श्रवतरण देखिए-- 








१. प्रष्टावक्न--पृष्ठ ६८० 
२. कलम कुल्हाड़ा-पृष्ठ ३५. 


जनिबन्ध साहित्य में हास्य श्ष७ 


“लेकिन यह फहानो मी एक बोसारी है, जो बेधु हू के होते हैं, ऐसा 
कहते रहते हैं। स्त्रियों के मुह में बेसे ही लगाम नहीं होती । उनके मुह के 
रग भी बदलते रहते हैं जेसे इन्द्र धनुष के । उनके मुह को इस विज्ञापन युग मे 
भी कवि लोग चन्द्रमुख कहते हैं, यह जान कर मी कि चम्त् के समीप लाने 
का मतलब बर्फ से ठण्डें हो जाना है । कुछ लोग होते हैं जो स्त्री -मुख देखते 
ही, या तो मुह ताकते रहते हैं, या मुह लटका लेते हैं या फुला लेते हैं। मुह 
दिखाई बन्धुओ्ों का खास श्रधिकार है। पर यह बात में मुह पर क्यों लाऊ 
कि स्त्रियां हो हैं जिनको म्‌ह-थुराई मुह से ही होती है। में पंत की पंक्षित 
नहीं कह रहा हैँ कि श्रधर से श्रघर, गात से गात। मैं ऐसे भी कंसे मिज्ञाज 
प्रेमी जानता हैँ जो इन मुहों के पीछे मुह फे बल गिरे हैं, जिन्हें इन फल- 
मुहियों के पोछे भ्ब मुह छिपाना पड़ रहा है भोौर शापनहावर की तरह 
झिन्दगी भर के लिए प्ोरत जात से मुह फुला फर बंठे हें ।”* 

बरसाने लाल चतुर्वेदी ने हास्य-रस पूर्ण सुन्दर निबन्‍्ध लिखे हैं। 
“चाटुकारिता मी एक कला है” में खुशामदियों की पोल खोली गई है । “बारात 
की बात” में बारातियों की बेढंगी बातों का खाका खींचा गया है । इसी प्रकार 
“श्री मुफ्तानन्द से मिलिये” में मुफ्तखोरों पर व्यंग्यवाण छोड़े गये हैं । “चादु- 
फारिता भी एक कला है” में से श्रवतरण देखिए -- 


“झ्राप पूछना चाहेंगे कि साहित्य कला, कविता कला, शिल्प कला 
इत्यादि पर जब प्राचोन प्रन्य मिलते हें तो चाठुकारी कला पर एक भी प्रामा- 
शिक ग्रन्थ क्यों नहीं मिलता ? दरअसल इस फला फो यही विशेषता हे। 
यह कला गुप्त कला है। प्राचीन चाटुकार ये नहों चाहते थे कि हस महान 
कला का प्रचार प्ननधिकारी व्यक्ष्तियों में हो जिससे इसका महत्व कम हो 
जाय । उनकी इतनी दूरदर्शिता के होते हुए मो इस कला ने इतनी उन्नति को 
कि खुशामद कला के पारंगतों की संख्या जितनो प्राज है उतनो पहले फभी 
नहीं थी'**'*'झ ग्रंजो राज्य में इस कला फो बड़ो उन्‍नति हुई। उन्होंने तो 
यहाँ तक किया कि इस कला में दक्ष होने वालों को सार्टिफिकिट तक वेना 
प्रारम्भ कर दिया। पर हमारो यह सरकार इस कला की उन्नति के बारे सें 
विद्येष ध्यान नहीं दे रही हे, यह दुःख को बात है ।”* 


१. खरगोश के सींग--पृष्ठ १८५ 
२. “हाथी के पंख”--पृष्ठ ३२५ 


१८८ हिन्दी साहिस्य में हास्य रसं 


इनकी शैली विचारात्मक है। स्मित हास्य की सुन्दर सृष्टि हुई है। 
भाषा सरल है। विचारों को बोधगम्य करने में पाठक को परिश्रम नहीं करना 
पड़ता । विश्लेपण स्पष्ट है । 

उपसंहार 

हिन्दी का निबन्ध साहित्य हास्य-रस की दृष्टि से सप्ृद्ध है। भारतेन्दु 
काल में श्रालम्बत, भ्रकाल, टेक्‍्स, खुशामदी लोग रहे, द्विवेदी युग में साहित्यिक 
श्रालोचना-प्रत्यालोचनाएँ हास्य एवं व्यंग्यमय निवंधों के रूप में लिखी गईं । 
श्राधुनिक युग में राजनेतिक नेता, ब्लेक मार्केट एवं श्रन्य सामाजिक विद्र पताएँ 
हास्य का श्रालम्बनन बनीं । भारतेन्दु ने हास्य-रस के निबंधों की जो घारा 
बनाई उसे पं॑० बालकृष्ण भट्ट एवं प्रताप नारायण मिश्र ने भागे बढ़ाया । 
भारतेन्दु युग में' बालमुकन्द गुप्त हास्य-रस के निबन्ध लेखकों में मील के 
पत्थर के समान हैं । वाबू गुलाब राय एवं हरिशंकर शर्मा ने हास्य-रस के 
सुन्दर निबन्ध लिखे । व धान लेखकों में कौशिक, यशपाल, प्रभाकर माचवे, 
बेढव वनारसी, शिवपूजन सहाय, कृष्णचर्द्र, प्रस्नपूर्णानन्‍्द, श्रादि उत्कृष्ट 
कोटि के निवन्ध लेखक हैं जिनकी कृतियों में उच्च कोटि के हास्य-रस की 
सृष्टि हुई, है। 


< १० है 
कविता में हास्य 


हिन्दी साहित्य में हास्य-रस की परम्परा वीर-गाथा काल से ही पाई 
जाती है। कायर और डरपोक उस समय में ग्रालम्बन थे। कबी रदास हिन्दी 
के प्रथम हास्य एवं व्यंग्य कवि माने जा सकते हैं क्‍योंकि उन्होंने ही प्रथम 
बार व्यंग्य का भ्रस्त्र लेकर धर्मध्वजियों की घज्जियाँ उड़ाईं । विद्यापति ने भी 
इसके पूर्व भ्रपने “छद्य-विलास” में “जटलां” सास को मूर्ख बनाते हुए शिव- 
शंकर की हंसी उड़ाई है । जायसी ने भी पद्मावती रतनसेन के प्रथम मिलन 
(मघु-चन्द्र) प्रसंग में हास्प की भ्रच्छी योजना की है। महाकवि सूर नेभी 
व्यंग्य और वक्रोक्ति के भ्रत्यन्त मघुर प्रयोग किये हैं। “भ्रमर-गीत' उपहास 
एवं व्यंग्य की एक उत्कृष्ट धरोहर है । सूर में हमें हास्य के सब प्रभेदों का 
आभास मिलता है । तुलसीदास की रामायण में भी हास्य-रस यत्र-तन्र विखरा 
पड़ा है | नारद-मोह प्रसंग एवं शिवजी की बारात में हास्य-रस की भ्रच्छी 
सृष्टि हुई है। रहीम, बिहारी एवं गंग ने भी हास्य-रस के दोहे भोर सवये 
लिखे । रीति कालीन भ्लोमुहीवर्खां, प्रीतम श्रौर बेनी “बन्दीजन'' ने भी हास्य- 
रस के भ्रनेक कवित्त एवं सवंये लिखे ॥ 

हास्य के श्रालम्बनों का क्रमविक्ास झौर परिवर्तन भी भ्रादि काल से 

ही होता रहा है। वीरगाथा काल में कायर, भक्ति काल में भ्राउम्बरी साधु, 
धर्मघ्वजी नेता, भक्तों के झ्राराष्य, सूर के उद्धव, तुलसी के नारद, परशुराम, 
रीतिकाल में वेय, खटमल, दम्भी, सूम तथा भ्ररसिक रहे हैं । 

“उन्नीसवीं शताल्दी मे' रीतिकाल का भझ्नन्त झोर झ्राघुनिक काल का 
इतरुभ होता है। रारतेग्दु बाबू दोनों प्रदाहों के संगम-स्थल पर खड़े हुए हैं । 
उनके समय से ही जहाँ कविता को झ्य्य प्रगतियों में परिवर्तन हुआ वहाँ हास्य 
के क्षेत्र मे भो नवोनता झाई। हास्व से श्रालम्वन भ्रब सूस तथा भरसिक ही 


१६० हिन्दी साहित्य में हास्य रत 


नहीं रह गये, सरकार के खुशामदो, दम्मी देशमकत, पुरानो लकौर के फकीर, 
फंशन के गुलाम प्रादि में मो हँसने की सामग्री मिलने लगी ।””' 

भारतेन्दु-युग हास्यरस के काव्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। उस 
समय के लेखकों का दृष्टिकोण भौर मानसिक भ्रवस्थान में महान्‌ परिवतंन 
लक्षित होता है | हरिइचन्र॒ तथा उनके सम-सामयिक लेखकों में जो एक 
सामान्य गुण लक्षित होता है वह है सजीवता या जिन्दादिली। सब में हास्य 
या विनोद की मात्रा थोड़ी बहुत पाई जाती है।' * इस कालके लेखकों ने हास्य 
के सब्र प्रभेदों का उपयोग किया है। द्विवेदी युग में यद्धपि उपेक्षाकृत गम्मीरता 
छाई रही किन्तु द्विवेदी युग के उपरान्त प्राघुनिक युग में हास्य-रस पूर्णो कवि- 
ताप्रों का प्रवाह निरन्तर बह रहा है। 

पह्चमी सम्यता का सम्पकं, पराधीनता, टैक्स, श्रकाल, महामारी, 
विवशता ने हास्य-रस के भ्रालम्बनों पर श्रत्यन्त गहरा प्रभाव डाला था। कंठाव- 
रोध था। “मारे श्रौर रोवन न दे” वाली लोकोक्ति चरिता्थ हो रही थी। 
भारतेन्दु श्रौर उनके समसामयिक लेखकवर्ग के पास झासकों एवं खुश:मदियों 
पर मखमल में लपेट कर पादत्राण प्रहार करने के श्रौर कोई चारा नहीं था। 
यही उन लोगों ने किया । हास्य के प्रभ्नेदों का विवेचन भ्रध्याय २ में किया जा 
चुका है। प्रालोच्य-काल के हास्य-काव्य की उसी दृष्टिकोण से नॉपजोख यहाँ 
अ्रपेक्षित है । 


व्यग्य 


भारतेन्दु बाबू ने कविता में हास्य-रस का प्रयोग विया। उनकी कवि- 

ताएँ उनके नाटकों में तथा उस समय की पत्रिकाग्रों में मिलती हैं। जनता 
तक पहुँचने के उद्दे श्य से उन्होंने उस समय के प्रचलित छन्दों का ही प्रयोग 
किया, जेसे श्राल्हा, मुकरी, दोहा भ्रादि । उपहास सदा किसी उहं श्य से लिखा 
जाता है। उसमें निन्‍दा का भाव निहित है । श्र गरेजी जाति पर लिखी हुई यह 
मुकरी देखिये-- 

“मोतर भीतर सब रस चूस, हसि हसि के तन सन घन मूसे, 

जाहिर बातन में श्रति तेज, षयों सखि सज्जन नहिं भ्रंग्रेज ॥!३ 
है हिन्दी साहित्य में हास्यरस--डा० नगेरद्र (वीएा-नवम्बर ६ ६३७) 

२. हिन्दी साहित्य का इतिहास--आ्राचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल, 5 ३६३. 

३. हास्य के सिद्धान्त श्रौर मानस में हास्य--जगदीश पाण्डेय. 


कविता में हास्य १६१ 


इन राजनतिक व्यंग्यों में वह तेजी है जेसी बिजली के करेंट में । रस की 
दृष्टि से यदि देखें तो इस छोटी सी मुकरी में हास्य-रस का भ्रच्छा परिपाक 
हुप्रा है। भ्रग्रेज़ श्रालम्बन है, रस चूसना भोर घन का हरण करना, बतें 
बनाना श्रादि उद्दीपन विभाव हैं । इसी प्रकार अ्रग्र जी, शिक्षा श्रौर बेकारी, 
सरकारी प्रमलों तथा पुलिस पर क्रमशः कितनी मार्भिक चुटकियाँ ली हैं-- 

“सब ग्रुरुजन फो ब्रो बतावें, श्रपनी खिचड़ी झ्ाप पकावें, 

भोतर तत्व न भू ठी तेजी, क्यों सल्वि सज्जन नहीं प्रग्र जी ।”* 

शिक्षा श्रौर बेकारी पर-- 

“तीन बुलाए तेरह भ्रावें, निज निज् बिपदा रोइ सुनावें, 

आँखें फूटें मरा न पेट, क्यों सखि पज्जन नह प्रेजुएट ।* 

सरकारी भ्रमलों पर-- 

“म्रतलब ही की बोलें बात, राखें सदा काम की घात, 

डोलें पहिनें सुन्दर समला, क्यों सखि सज्जन नहिं सख्त भ्रसला ।/२ 

पुलिस पर-- 

“झूप दिखावत सरवस लूटे, फन्‍्दे में जो पड़े न छूटे 

कपट कटारी हिय में हुलिस, क्यों सल्वि सज्जन नहिं सखि पुलिस ॥”४ 


“व्यंग्य के लिए यथार्थ हो यथेष्ट विषय है। पर जहां यथार्थ के फेर में 
पड़ कर लोग रकक्‍ताहप व्यौरों को जुटाने में ही एतिहासिक साधुता का पाण्डि- 
त्य प्रदर्शन करने में ही रह जाते हैं वहाँ प्रालम्वनों को हम परिचित पाकर निश्चय 
तो समप्रक लेते हैं पर हंस नहीं पाते” ।* भारतेन्दु के व्यंग्य में यही विशेषता है 
कि उन्होंने यथार्थ को ही भ्रपना विषय-वस्तु बनाया है भौर समाज में तत्का- 
लीन प्रचलित दूषणों पर ही व्यंग्य लिखे हैं। “मदिरा-पान” पर दो दोहे 
देखिए-- 

“बेष्एव लोग कहावहीं, कंठी मुद्रा घारि, 

छिपि छिपि के मदिरा पियहिं, यह्‌ जिय माँहि विचारि। 


*« भारतेन्दु-युग-पृष्ठ १३८. 


ख्हजददल दण इक 


(७१9 ऊछ आध्यव एिग्ल20आ 
उन्म्न्बदश्का 


श्र हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


होटल में मदिरा पियें, चोट लगे नहिं लाज, 
लोट लए ठाढ़े रहत, टोटल दंवें काज ।” 
दराबखोरी पर कंसा करारा व्यंग्य है। विशेषकर उन धर्मध्वजी पाख- 
ण्डियों पर जो समाज को धोखा देते हैं। वास्तव में ध्यंग्य का उद्देश्य किसी 
सामाजिक अयवा राजनैतिक कमजोरी पर चोट करना ही होता है। “म्रुशायरा, 
घिड़ीकार का टोला, भांति भांति का जानवर बोल।''--इसी मुशायरे के द्वारा 
थाँके तिरछे लोगों की थोड़ी सी नुमायश दिखाई गई है | विगड़ी,रुचि के लोगों 
को वे एक प्रकार से दो पर का जानवर समभते थे । इसी टोले के मुशायरे में 
एक नई रोशनी की प्रेमिका अपने पति से कहती है-- 
“लिखाय नहीं पढाय नहीं देत्यो, सेया फिरंगिन बनाय नहीं देत्यों । 
लहंगा दुपट्टा नीक़ ना लागे, मेंसन का गबनु मंगाय नहों देत्यों ॥ 
सरसों का उबटन हम ना लगंवें, साबुन से देहिया मलाय नहा देत्यो । 
बहुत दिना लग खटिया तोड़ी, हिन्दुन का काहे जगाह नहीं देत्यों ॥”* 
इसी प्रकार “कब्रिस्तान के नये शायर” नाम की उनकी उदू' की गजल 
है, उसकी श्रन्तिम पक्तियों में टंक्स पर क्‍या तीखा व्यंग्य है -- 
“नाम सुनते ही टिक्स का श्राह्‌ करके मर गये, 
जानली कानून ने बस मौत का होला हुआ ।”) 
उस समय हिन्दी उद् का व्यवहार सौतिहा डाहों का सा चल रहा था। 
राजा शिवप्रसाद प्रादि जो सरकार -परस्त थे, उद्ं की हिमायत किया करते थे 
प्रौर उन्हीं की तूती बोल रही थी। भारतेन्दु ने ऐसे लोगों पर “स्यापा लिखा- 
“है है उरबू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय, मेरी प्यारी हाय हाय 
मुंशी मुलला हाय हाय, वल्‍ला बिल्‍ला हाय हाप, रोयें पीर्टे हाय हाथ। 
टांग घसीटें हाय हाथ, सब दिन सोचे हाय हाय, डाढ़ी नोचें हाथ हाथ। 
दुनिया उलटी हाय हाय, रोजी बिलटी हाय हाय, सब मुखतारी हाय हाय । 
किसने मारी हाय हाथ, ख़बर नवीसी हाय हाथ, दाँता पीसी हय हाय | 
एडीट रपोशी हाय हाय, शोखबयानी हाय हाय, फिर नहिं श्रानी हाय हय। ड 


१ - भारतेम्दु ग्रन्यावली - पृष्ठ ८१३. 
२. हरिह्चाद्र चन्द्रिका--श्रगरत १८७६, पृष्ठ २६. 
रे. रा] क्ः | रा] क्र 


४... , ». » 5७४, खण्ड १ पृष्ठ हे. 


कविता में हास्य १६३ 


उपरोक्त व्यंग्य सीमा पार कर गया है । इसमें क्रोध एवं निन्‍दा की 

मात्रा प्रावश्यकता से भ्रधिक हो गई है । भा रतेन्दु काल में “रुपया” हास्यरस 

की कविता लिखने का एक माध्यम था । पंडित बालकृष्ण भट्ट एवं पं० राघा- 

चरण गोस्वामी ने भी इस माध्यम को श्रपनाया था। ब्रिटिश शासन था। 

टैक्सों की भरमार थी। जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी। भट्ट जी ने मंहगी 
श्रौर टैक्स को लक्ष बनाकर लिखा-- 

“गाक्नौ स्पापा, हय हय टिक्कस, सब मिलि रोग्रो हय हय टिक्कस । 

इन्कमटेक्स के बाबा जन्मे, चु गो के परपोते, 
चाखो यह फल ब्रिटिश रूल फो, जिनके हैं हम जीते, हय हय टिक्कस । 
जो जन यह स्थाया को गेहें, टिक्कस की व्याघा नह पहैं, 
खेर मनाझ्रो श्राठों याम, एडीटर को खत राखो राम, हय हय टिक्कस (”* 


जिस प्रकार हनुमान-चालीसा के पाठ करने से बाधायें दूर हो जाती हैं, 
भट्ट जी ने “स्यापे”” का वही महत्व बताकर व्यंग्य किया है । “इलवर्ट-बिल” 
के विरोध में उस समय गर्म वातावरण था । पं० राघाचरण गोस्वामी ने 
“इलवर्ट बिल” पर “स्थापा” माध्यम से व्यंग्य लिखा-- 
“है इलवर्ट बिल हाय हाय, है है मुश्किल हाय हाय, 
है हकतल्फो हाय हाय, सब इकतरफो हाय हाय ॥ 
बच्चा बच्ची हाय हाय, चच्चा चच्ची हाय हाय, 
सच्चा वनियाँ हाय हाय, बड़ा कहनिया हाय हाय। 
बूढ़ा बेड़ा हाय हाय, रेड मरेड़ा हाय हाथ, 
हिन्दुस्तानी हाय हाय, सरियो नानो हाथ हाय । 
पालों से नद्‌ हाय हाय, मिस्टर वेनट हाय हाय, 
जोड़ौ चन्दा हाय हाय, हुक्‍्मो बन्दा हाय हाय हाय । 
इंगलिश माइन हाय हाय, हर इक लाइन हाय हाय, 
जब तक दम है हाय हाय, सिर को कसम हाय हाय ॥”* 
यह हास भ्रपहश्तित हास है । इस व्यंग्य में कठोरता अ्रधिक है। भार- 
तेन्दु काल के व्यंग्य लेखकों में राजनेतिक व्यंग्य की मात्रा भ्रधिक पाई जाती 
है। पं० प्रतापनारायण मिश्र का व्यंग्य उच्चकोटि का था। उस समय 


१. हिन्दी प्रदीप--मार्च, सन्‌ १८७८. 
२. भारतेन्दु--२० जुन, सन्‌ १८५२, पुष्ठ ४८. 


१६४ हिन्दो साहित्य में हास्य रस 


नवयुवकों में अंग्रेजी फंशन का प्रचार बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा था। जागरुक 
कवि इसमें अपनी भारतीय संस्कृति का हास देख कब चुप रहने वाले थे-- 
“तन मन सों उद्योग न करहीं, बाबू बनिये के हित मरहों, 
परदेशिन सेव्त श्रनुरागे, सब फल खाय घतूरन लागे।”' 
मिश्र जी ने पाखंडियों श्रौर दम्भियों पर भी व्यंग्य कसे हैं-- 
“मुख में चारि वेद फो बातें, मन पर तन पर तिय की घातें, 
धनि बकुला भयतन की करनी, हाथ सुमरनो बगल कतरनी ।”* 
जिस प्रकार कबीर दास ने अपने युग के पाखंडियों पर व्यंग्य किये हैं 
उसी भांति मिश्र जी ने भी उनकी खूब खबर ली है। दयानन्द स्वामी इस 
समय ही समाज-सुधार आ्रान्दोलन चला रहे थे । यद्यपि मिश्र जी भी सनातन 
घ॒र्मं के मानने वाले थे किन्तु इसके साथ वे सनातनधर्मी पाखंडियों की 
धज्जियाँ उड़ाने में कभी नहीं चूकते थे । ऐसे पंडितों की कमी नहीं थी कि 
जिनके घर पर वेद के निशान भी नहीं थे लेकिन वे दयानन्द स्वामी पर ई ट- 
पत्थर फेंकने को तैयार थे-- 
“पोथी केहि के घर ते श्रावें, कबहूँ सपन्‍्यों देखा नाहि, 
रिगविद जुजविद साम अ्रवर बन, सुनियत ग्राल्हखण्ड के मांहि ।३ 
कंसी विडम्बना है ? भ्रक्षर ज्ञान नहीं है किन्तु पंडित बनने में सव से 
आगे हैं। जिस समय यह निश्चय हुआआा कि चन्दा करके वेदों को मंगाया जाय 
उस समय सब खिसक गये । इन लोगों की धूतंता पर मिश्र जी ने लिखा है-- 


“मरत मरत दयानन्द मरिगं, हिन्दू रहे श्रापु तक सोय, 
पूत बियाहैं पांच बरस को, गहने धरत फिरें घरवार | 
रुपया फेरे जल्लादन पर, घर भरि देंय पतुरियन क्यार, 
वेद मंगवे के वन्‍्दा की सुनते, नाम सूखि जिउ ज्ञाय ।* 
प्रताप नारायण मिश्र की व्यंग्य कला “तृप्यन्ताम”” शीर्षक कविता में 
सुन्दर प्रकार से प्रस्फुटित हुई है। हिन्दुप्रों में अपने पूवंजों के नाम पर 5 
किया जाता है । श्रद्धा प्रदर्शन की यह एक क्रिया है। कवि कहता है कि इन 


१. प्रताप लहरी (लोकोक्ित-शतक) , पृष्ठ ६७. 
२. प्रताप लहरी (लोकोकित-शतक)--प्रृष्ठ ६५. 
है४.. , छ... # ४ ६४ 
ड़, फ कर #. 9 २१०. 


कविता में हास्य १६५ 


गुलाम हाथों से कंसे तर्पण करूँ ? इस गुलाम मस्तक को कंसे भुकाऊं ? उस 
समय के कविगरा प्रपनी प्रेयसियों की नागिन जैसी जुल्फों का वर्णन करने में 
नहीं चूक रहे ये । ऐसे कवियों पर उन्होंने करारा व्यंग्य किया हैः 
“मंहगी श्रौर टिकस के मारे हर्माहे क्षुषा पीड़ित तन छाम, 
साग पात लों मिले न जिय मरि लेबों वृथा दूध को नाम । 
तुर्माह कहा प्याबें जब्व हमरो कटत रहत गोवंश तमाम, 
केवल सुमु्ति श्रलक उपमा लहि नाग देवता सुप्यन्ताम ।”* 
मरे हुप्रों को खाने को मिल रहा है किन्तु जीवित व्यक्ति भूखों मर 
रहे हैं-- 
5 “भरेहु खाउ तुम खीर खाँड़, हम जिर्याह भुधा कृश निषटि निकामा ।/* 
व्यंग्य में जितनी कटुता भ्रधिक होगी, जितनी तिकतता भ्रधिक होगी, 
वह चोट उतनी भ्रधिक करेगी । “तृप्यन्ताम” कविता के ग्रन्त में भी मिश्र जी 
यह कह कर कि श्रकाल श्रौर महँगी में किसी श्रौर देवता का तर्पण तो संभव 
नहीं है, केवल मृत्यु देवता के तृप्त होने के सभी साधन मौजूद हैं-- 
“ लेसन इनकम चुगी चन्दा, पुलिस श्रदालत बरसा धाम, 
सब के हाथन भ्रसन बसन जीवन, संसयमय रहत सुदाम । 
जो इनहू ते प्रान बचे तो गोली बोलति हाथ धड़ाम, 
मृत्यु देवता मप्तस्कार तब सब प्रकार बस तृप्यन्ताम ॥/४र 
मिश्र जी के व्यंग्य में पित्त का भ्रंश भी अधिक हो गया है। इसलिए 
उसमें घृणा का भाव भ्रधिक प्रबल हो गया है। कर्ज नशाही का समय था श्रौर 
जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी । वालमुकुर्द गुप्त का प्रादुर्भाव हुआ । हिन्दी 
व्यंग्य साहित्य में गुप्त जी की देन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने भी भ्रपने 
समसामयिक एवं पू्ववर्ती कवियों की भाँति लोक-साहित्य के छन्द चुने। 
देसू, जोजीड़ा, भ्रादि में ही उनकी कविता मिलती है । प्र मचन्द की भाँति गुप्त 
जी भी उद्दं से ही हिन्दी में श्राये थे। इसलिए उनकी भाषा में उदूं का 
चुलबुलापन और रवानगी मिलती है। उनका व्यंग्य मुख्यतः राजनैतिक एवं 
साहित्यिक है। 








१. ब्राह्यण--१५ अक्टूबर, हरिश्चन्द्र संवत्‌ ५. 
रे. +» 7] झ् क्र 


३. गुप्त निवन्धावली--प्रथम भाग, पृष्ठ ६६८. 


१६६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


लाई कज्ं न के समय में दिल्ली दरबार हुआ था । कर्जन ने उस पर देश 
का बहुत सा रुपया खच॑ किया था। इस घर-फू'क तमाशा दिखाने वाले खेल 
पर गुप्त जी ने टेसू लिखा-- 

“श्रब के टेसू रंग रंगीले, प्रव के टेसू छेल छब्रीले। 
होगा दिल्‍ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार । 
शोर पड़ा दुनिया में मारी, दिल्ली में है बड़ी तयारो । 
देश देश के राजा श्रावें, खेमें डेरे साथ उठावें। 
घर दर बेचों करो उघार, बढ़िया हो पोशाक तयार । 
हाथी घोड़े भोड़ मड़ाका, देखें सब घर फूक तमाशा ।/””* 

जब कज्धंन ही उस घनुष यज्ञ के राम थे तो उनके वेभव को देखने 
उनकी सास भौर सालियाँ विलायतसे श्राई' । हिन्दुओं में न्‍्योछावर करके पानी 
पीना प्रसन्नता का द्योतक है। इस रिवाज के माध्यम से गुप्त जी ने कैसी मामिक 
चुटकी ली है-- 

“माता सास ठाठ यह देखें, बार वार के पानी पीवें । 
देखेंगे बहु छुटा निराली, पास लाट के सासू साली ॥”* 

“मुपत का चन्दन, घिस मेरे नन्‍्दन”। दूसरे के पंसे पर ही जब शान 
दिखाने को मिले तो उसमें कमी ही क्‍यों की जाय । गुप्त जी ने कजन की उस 
शानबान का जिसके श्रागे सम्राट के 'ड्यूक भाफ कनाट' को भी नीचा देखना 
पड़ा था, इस प्रकार किया है-- 

“मुझुसा कोई हुआ्ला न होगा, यह जाने कोई जानन जोगा। 

में जो फुछ चाहूं सो होष, मेरे ऊपर श्रोर न कोय । 

राजा का भाई था श्राण, उसको भी नोचा दिखलाया। 

पहले मुझको भिला सलाम तब फिर उससे हुआ्ला कलाम । 

मुझको सोना चांदी, मुझको बीबी उसको बाँदी॥” 


श्रपने मुह भियाँ मिट्द्ू बनना लोकोक्ति को चरितार्थ फराकर हास्य 
की सृष्टि की गई है। रस की दृष्टि से कज़न इसके आ्रालम्बन हैं, उनकी झूठी 
शेखी मारना उद्दीपन और अ्रपने को राजा से भी ऊँचा सिद्ध करने के प्रयास 


१. गुप्त निबन्धावली-प्रथम भाग, पृष्ठ ६६८. 
२. डर री] छ. पि५६- 


३. हा] ] हक... ७६१०: 


कविता में हास्य १६७ 
प्रादि संचारी भाव हैं । वास्तव में ड्यूक को चांदी की कुर्सी श्रौर कर्जन ने 
भपने लिए सोने का सिहासन ही रवखा था। किचनर भ्रोर कर्जन में इस कारण 
मतभेद हो गया कि किचनर वाइसराय की कौंसिल में फौजी मेम्वर के 
श्रस्तित्व को फौजी मामलों में श्रनुचित हस्तक्षेप समभते ये । वे स्वयं फोजी 
मामलों में भी सर्वेर्वा रहना चाहते थे । ग्ुप्तजी ने इस संघर्ष को “मल्लयुद्ध” 
का नाम दिया है । कर्जन ने एक बार हिन्दुस्तानियों को भूठठा कहा था। इस 
पर व्यंग्य करते हुए वे लिखते हैं-- 

“बन के सच्चों फे सरदार, करके खूब सत्य परचार ॥ 

घन्यवाद सुनते थे कर्ज न, उतरी एक स्वगं से दर्जन । 

उसने लेकर तागा सुई, जाबू की एक खोदी फुई। 

उससे निकली फौजी बात, चली तबेले में तब लात । 

भिड़ गए जंगी मुल्की लाट, चक्ड्री से चक्‍्की का पाट । 

युत्थम गुत्था धींगा म्‌ तो खूब हुई दोनों में कुइती । 

ऊपर किचनर नीचे कर्जन, खड़ी तमाशा देखे दर्जन। 

कलम फरे कितनी चरचर, भाले के वह नहीं बराबर । 

जो जीता सो मजे उड़ावे, जो हारा सो घर फो जावे ।”* 

सैनिक और सिविल दाक्तियाँ भिड़ीं । इसका फल भोगना पड़ा बेचारे 

बंगाल को । मास्टर साहव स्कूल में प्रघानाध्यापक से गालियाँ खाकर जाँयें भौर 
घर पर जाकर पपने बच्चों पर उबल पड़ें। ठीक इसी प्रकार फर्जन जाते जाते 
बंग-भंग करके श्रपना रोष प्रकट कर गए-- 

“पाहा, प्रोहो, हु हुरें, बंग देश के उड़ गए घुरें, 

रह न सका मारत फा लाट, तो मो बंग किया दो पाट 

पहले सब कुछ कर जाता हूँ, पीछे भ्रपने घर जाता हूँ, 

बेशक मिलो उधर से लात, किन्तु यहां तो रह्‌ गई बात। 

अफसर से खा लेना मार, पर भाधोीन कोदे पैजार, 

जबरदस्त से चट दव जाना, जेरदस्त को झकड़ दिखाना ॥ २ 

कर्जन के कृष्ण मुख कर जाने के वाद मार्ली मिन्‍्टो भाये किन्तु वंग- 


भंग ज्यों का त्यों रहा । लिवरल दल के मालें ने भी उसे यह कह कर टाल 
दिया-- 


१. गुप्त निबन्धावली--प्रथम भाग, पृष्ठ ७१०. 


२. # का का |. ७९०७ 


१६८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


“लिबरल दल की हुई बहाली, खुशी हुआ तब सब बंगाली, 
पीर्दे ढोल बजावें ताली, होली है भाई होलो है । 
नहीं कोई लिवरल नहिंह कोई टोरी, जो परनाला सो ही मोरी, 
दोनों का है पन्‍्य श्रघोरी, होली है भाई होलो है ।'” * 
कजन के चेले पूर्वी बंगाल के लेफ्टीनेन्ट महोदय को लड़कों के राज- 
नेतिक भ्रान्दोलन का दमन कर सकने के कारण नीचा देखना पड़ा। वे कुछ 
स्कूलों को यूनिवर्सिटी द्वारा भ्रमान्यता दिलाना चाहते थे, किन्तु भारत सरकार 
इसके पक्ष में नहीं थी । भ्रन्त में उसने त्याग पत्र दे दिया लेकिन इसका भी 
कोई ग्रसर नहीं हुआ । उस पर गुप्त जी का व्यंग्य देखिए -- 
“वानी बोली टेसू लाल, कहती हूं तुकसे सब हाल । 
सास नवम्बर करज्ञन, उलट चले शासन का ठाठट। 
फुलरगंज को गद्दी देकर चल दिये श्रपना सा मु ह लेकर । 
फुलरगंज ने की वह जंग, सब बंगाल हो गया दंग । 
लड़कों से की खूब लड़ाई, पुरुषों की पलटन बुलवाई। 
श्रन्‍्त तक लड़कों से लड़, भ्राखिर को उलटे मुह पड़े । 
पकडा पूरा एक न साल, श्राप गए रह गया श्रकाल । 
खूब वचन ग्रुरवर का पाला, पर ग्राखिर को हुश्रा दिवाला ॥”* 
गुप्त जी सनातन घ॒र्मी थे । उनमें एक विचित्रता यह थी कि जहाँ 
वे पोंगा पन्थियों के विरोधी थे वहीं वे जाति काँतिकारी सुधारों के भी विरुद् 
थे । उनकी एक कविता “प्लेग की भूतनी” में कु व्यंग्य है। यह ब्यंग्य 
बूढ़ों पर किया गया है जो कि अ्रपने दकियानूसीपन से भारत की प्रगति 
में रोड़े ग्रटका रहे थे-- 
“करचे कच्चे लड़के खाऊ, युवती और जवान, 
बूढ़ों को नहिं साथ लगाऊ बूढ़ा बेईमान ।” 
प्लेग का जवानों के प्रति प्रंम एवं बरूढ़ों को जीवित रखने की चेष्टा 
में जो अ्रसंगति है उसी से हास्य की उद्भावना हुई है। सर संयद भ्रहमद खाँ 
लोगों को काँग्रेस से श्रलण रहने की सलाह दिया करते थे । ग्रुप्त जी इससे 
तिलमिला उठे थे । उन्होंने श्रपना क्षोभ “सर संयद का बुढ़ापा” नामक कविता 
में किया है-- 
१. गुप्त निवन्धावली--प्रथम भाग, पृष्ठ ७१८. 
२. है कल पृष्ठ ७१६. 





कविता में हास्य १६६ 


“बहुत जो छुक्के बृढ़ बाबा, चलिए मौत बुलाती है, 
छोड़ सोच मोत से मिललो, जो सब का सोच मिदाती है |" 
मौत का सप्रे मे निमन्त्रणा कौन पाना चाहेगा ? सर सैयद का विरोध 
उदूं साहित्य में महाकवि श्रकबर ने बड़े ज्ञोर से किया था किन्तु हिन्दी कविता 
में यह विरोध शायद गुप्त जी ही की कविता में घ्वनित हुआ है । श्रकवर से 
गुप्त जी की समता और भी कई बातों को लेकर है। दोनों ही प्र ग्रेजों के 
खिलाफ झौर उनके आालोचक थे । दोनों ही योरोप से ग्राने वाली रोशनी को 
नापसन्द करते थे दोनों ही सुधारों के नारों से घबराते थे तथा दोनों ही ने भ्रपने 
मजामत के प्रकाशनार्य कद्दृक्ति पूर्ण पद्यों का माध्यम चुना था। गुप्त जी जेसा 
कि पहले कहा जा चुका है, सुधारों को शांछा की हृष्टि से देखते थे क्योंकि 
उन्हें सुधारों के नारों के बीच में वास्तविकता लुप्त होती दिखाई देती धी-- 
“हाथी यह सुघार का लोगो, पूछ इधर मई पूछ उघर। 
श्राश्रो प्राप्नो पता लगाश्रो, मूड किधर भई सूंड किधर | 
इधर को देखो, उधर को देखो, जिधर को देखो दुप की दुम ।”* 


पं० प्रताप नारायण मिश्र की छाप श्री वालमुकन्द गुप्त पर स्पष्ट 
दिखलाई पड़ती है । यद्यपि श्रति श्राधुनिक व्यंग्य उस समय से भ्रधिक पैना 
भौर उन्नत है परन्तु भारतेन्दु काल के लेखकों का सवसे बड़ा श्रेय इस बात 
में है कि उन्होंने इन नई वस्तुओ्रों का प्रारम्भ हिन्दी में किया है । श्री बालमुकुन्द 
गुप्त के बारे में पं० श्री न/रायण चतुर्वेदी के इस कथन से हम पूर्णतः सहमत 
हैं कि ''गुप्त जी ने हिन्दी साहित्य में सामयिक प्रदनों पर क्रमपूर्वक व्यंग्य- 
विनोद लिखने की परम्परा प्रारम्भ की । उनकी चलाई परम्परा श्राज भी 
हिन्दी पत्रों में चल रही है। कहा है कि “अनुकरण सबसे बड़ी प्रशंसा है'', 
हिन्दी संस्तार उनका श्रनुकरण करके हृदय से आदर कर रहा है, अवश्य 
ही उनके व्यंग्य में कमियाँ पाई जाती हैं जो प्रारश्भिक तथा परम्पराहीन 
कृतियों में मिलती हैं। उनके पास पूर्ववर्ती पंडितों के बनाये मापदण्ड न थे। 
किन्तु यह एक अंश में ही भ्रसुविधा थी क्योंकि परम्पराप्नों से बंधे रहने के 
कारण उनकी रवनाग्रों में ताज़गी थी । उनमें एक विश्वेष प्रकार की स्पष्टता 
और प्रिथ्राई थी जो बाद की कृतियों की ऋत्रिमता में वहुघा मन्द हो जाती 
है। प्राज का व्यंग्य-साहित्य भ्रधिक उन्‍्तत, भ्रधिक तीखा, अधिक “मखमल 





१. गुप्त तिबन्बावली-प्रथम भाग, पृष्ठ ६२१. 
२ | हा] पृष्ठ ६२२. 


२०० हिन्दी साहित्य में हास्य रसे 


में लपेटा” झौर शर्करा मंडित है उसकी ध्वनि श्रधिक गहरी है किन्तु गुप्त जी 
के व्यंग्य में कुछ वात ही श्रनोखी थी। उसमें जो स्वाभाविकता थी श्रौर हृदय 
गुदगुदाने तया म्मस्थल पर हलकी चोट करने की जो शक्ति थी वह श्राज कम 
देखने को मिलती है । 


इसी काल में पं० शिवनाथ शर्मा भी भ्रच्छे व्यंग्य लेखक हुए हैं। 
इनकी पुस्तक “मिस्टर व्यास की कथा” हास्य रस का सुन्दर ग्रन्ध है। 
“'प्रानन्द” नामक साप्ताहिक पत्र में “भिस्टर व्यास की कथा” शीपंक से 
श्राम हास्य रस के लेख एवं कविता लिखा करते थे । ब्रिटिश काल में जहां 
सरकार की नीति पर व्यंग्य वाण छोड़ने वाले थे वहाँ खुशामदी श्रौर “जी 
हुज्जरों” की भी कमी नहीं थी। शर्मा जी ने ऐसे व्यक्तियों को भ्राड़े हाथों 
लिया है। “त्ं खुशामद या वशीकरण विधि” शीष॑क कविता में श्राप 
लिखते हैं-- 
“देखते साहव को हो जाबे खड़ा, 
टोपी जूता फेंक के होवे बड़ा। 
खेरख्वाही में कुक॑ जिस तरह घास, 
लोद श्राए दण्डवत कर बने लास। 
या भुकाए हाथ को दमसकशी से, 
फिर कहे, भ्रादाब करता है गुलाम । 
बंदगी का साथ छू ले जमी से, 
फिर कहे, श्रादाव करता है गुलाम । 
चुप रहे गोया लगी मुह में लगाम, 
फिर भ्रगर साहव कहे, सब्र चंन है? 
तो कहे, सब चन है सब चंन है ॥”'* 
उस समय लोग खिताब पाने के लिए तरह-तरह के अनंतिक कार्य 
करते थे, श्रग्रंज कलक्टर एवं उनकी मेमों को देवताओ्ों की तरह पूजते थे । 
ऐसे लोगों को श्रालम्बन बना कर शर्मा जी ने लिखा है-- 
“साप्राजिक खुशामदी जेते, 
हैं खिताब पर लद॒द्न तेते । 
जिलाधीश इनके कुलदेवा, 
लें लें जाँय सदा उत मेवा । 


१, मिस्टर व्यास की कथा--पृष्ठ १००. 


कविता में हासंप २०१ 


मभेमहिं फुलदेवी करि मानें, 
बाबा-गन कहें बावा जानें । 
बेरा फो पुरुसोंसनमा्नें, 
पितामही श्राया कह जानें।” * 
उनके लिए साहब कुलदेवता, मेम कुलदेवी बेरा गुरु और श्राया 
पितामही थे । ऐसे खुशामदियों के प्रति भ्रपनी छणा और भ्रम के भाव इसी 
प्रकार व्यक्त किये जा सकते थे । पं० प्रतापनारायण मिश्र की छाप उस युग 
के प्रत्येक कवि पर स्पष्ट दिखाई पड़ती है । मिश्र जी लिखित “तृप्यन्ताम्‌” 
शीपंक कविता का उल्लेख पीछे किया जा चुका है, शर्मा जी ने भी इसी शीपंक 
से बड़े मामिक व्यंग्य लिखे-- 
“छापा सब झ्चारक्षकीन, 
घर-घर कलम लई चिरफीन | 
फारम एक जबे लिख लीन, 
बनि लिवखाड़ भए परवीत। 
अभ्रव भाचायं, रहे बेकाम, 
गहू यह कोरी “त्प्यान्तामृ* 
भ्रधकचरे लेखक जो कलम पकड़ना भी नहीं जानते हैं उन लोगों को 
इसमें प्रालम्बन बनाया गया है। शर्मा जी ने खोश्वले समालोचकों की भो 
अच्छी खबर ली है-- 
“बने समालोचक के रूप, 
सुन्दरताहू गने कुरूप। 
नकल करें उच्छिष्ट समान, 
निन्‍दा करिवे के हित बान । 
पुनि लिखिबे को फह्मो न काम, 
बस अ्रव कोरो “तुप्यन्ताम” ३3 
उनकी एक कविता “स्वार्थ की सवारी” क्षीषंक है इसमें उन्होंने 
लाला, मु शी, पंडित, साहब, बावा जी, वकील एडीटर, झादि फी स्वार्थपरता 
पर छींटे कसे हैं । सब लोगों का प्रारम्म में सम्मिलित गान कराया है-- 


१. मिस्टर व्यास की कथा--पृष्ठ २०१. 
र्‌. डर फछ श४ृ४. 
डे. र्र ्ः रैडेंप, 


२०२ 


रिश्वतखोरी, भूठ, हिन्दी से घृणा आदि जो उस समय की प्रचलित 
बुराइयाँ थी, इन बुराइयों के करने वालों की अच्छी तरह से खबर ली गई है। 
मिश्र जी की तरह इन्होंने भी श्राल्हा लिखे। एक अ्राल्हो “राजनैतिक दंगल” 
शीर्षक से लिखा जिसके श्रालम्बन वे पढ़े लिखे लोग हैं जो कि राजनैतिक 
पहलवानी में दम भरते थे और जिनका काम सभा सोसाइटियों में भगड़ा पंदा 


हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


“महाराज्ज स्वारथ इधर श्राज श्राते । 
श्रह्ा क्या मजेदार से यार श्राते । 
जमाने के हाकिम हैं शागि् इनके । 
ये कानून को रोज रही बनाते । 
सचाई उकक्‍ल देख कोसों पे भागी । 
धरम को ये धक्के व मुक्के लगाते। 
तनज्जुल को मसनद के ऊपर बिठाते । 
अहा इनकी बीबी है रिश्वत दुलारी । 
इसी से कचहरी के हाकिम कहाते। 
हिकारत से है श्रापका दोस्ताना । 
हया पर हजारों तर्बाह सुनाते । 
डरो इनसे सब हिंद के खेर ख्वाहो। 
है हिन्दू व हिन्दी को कोड़े लगाते; ।”* 


करना होता था-- 


“सूरत नगर सुमग सूरत महू, तहां तापती पुण्य प्रवाह । 
मची काँग्रेस दल की लीला, फंले पूर्ण रूप उत्साह ॥ 
> 


“रास बिहारी बने समापति, तिलक तिलक बिन सूने साथ, 
यह कब नव दल देख सके बस, बाताबाती चलिगें हाथ । 
/हुम मारिगे”, “हम पीटिंगे” कहि कहि गरम चले लठ तान, 
जूता जूती सोदा डंडा, लगे चलन, मचिगो घमसान । 
भपटी, विषधर कांग्रेस मेंदान, 
लगी चोट जब भागे भैया, प्रतिनिधि करि हाय हाय की तान । 
लेडी कांप, साहब नाचें, ले ले सभ्य साज को नास, 
अल्ला श्रल्ला कर मुसल्ला, हिन्दुन परो राम ते काम । 
“गाड गाड” करि भागे साहब, रहे सबब पतलून संभाल ।* 
१. मिस्टर व्यास की कथा-प्ृष्ठ १४६. 
२. 


चली हन्द की भूपटा 


7 छः... (०८. 


कविता में हास्प २०३ 


जो हो, श्री विश्वनाथ शर्मा एक अच्छे व्यंग्य लेखक थे। उन्होंने 
परिमाश में अ्रधिक लिखा किन्तु जहाँ परिमाण में श्रधिक लिखा जाता है 
उसमें स्तर का कुछ गिर जाना स्वाभाविक ही है । ऐसा प्रतीत है कि इन्हें 
सम्पादक होने के नाते कुछ न कुछ जित्य लिखना पड़ता था। इनके ब्यंग्य में 
भ्रपेक्षित चोट का भ्रभाव है। तुकबन्दी ही श्रधिक है । शब्द-जन्य हास्य है 
जो कि बहुत उच्च कोटि का नहीं है । उसमें साहित्यिकता कम तथा अ्रस्वामा- 
विकता अधिक है । 


भारतेन्दु युग में हास्य लेखकों की जो एक बाढ़ भरा गई थी वह द्विवेदी 
युग में क्षीण हो गई । द्विवेदी जी गम्भीर व्यक्ति ये भौर उनके युग के साहित्य 
में इसका प्रभाव स्पष्ट है। भाषा-परिष्कार, खड़ी बोली की स्थापना श्रादि 
विषयों में लोगों की शक्ति का व्यय अधिक हुमा । द्विवेदी युग में गम्भीरता 
छाई रही | द्विवेदी युग में व्यंग्य चित्रों का प्रचलन भ्रवश्य हुम्ना । उस युग की 
पत्र पत्रिकाओं में “झ्रज” की ध्रवी न फारसी ', “संसार” की “छेड़छाड़” या 
“देशदुत” की भंग की तरंग” न थी । हिन्दी जनता में पठन का प्रचार बहुत 
कम था | शिक्षित वर्ग प्रंग्नं जी पत्र का ही ग्राहक था | ऐसी परिस्थितियों में 
हिन्दी पत्रिकराग्रों को विशेष श्राकपंक तथा रोचक बनाना भ्रनिर्वाय था । 
हिवेदी जी को आ्राघुनिक “वेघड़क” या “चोंच” की प्रतिभा नहीं मिली थी । 
वे सरस्वती में निम्नकोटि की सामिग्री जाने भी नहीं देना चाहते थे । उनका 
लक्ष्य था हिन्दी पाठकों की रुचि का परिष्कार । हिन्दी में ध्येय-पूरक वस्तु न 
पाकर उन्होंने संस्कृत का ग्राश्नय लिय्रा । “मनोरंजक-इलोक” खण्ड के अन्तगंत 
संस्कृत के मनोरंजक एवं उपयोगी इलोक नियमित रूप से भावार्थ सहित 
प्रकाशित होने लगे । 


केवल मनोरंजक इलोकों को ही पाठकों की तृप्ति का श्रपर्याप्त साधन 
समभ कर हिवेदी जी ने यधावक्राश “विनोद और आख्यायिका” खंड का 
समावेश किया । “हँसी-दिल्लगी” खंड की एक-वर्षीय योजना सम्भवतः स्वर- 
चित “जम्बुक्री न्याय” “टेसू की टांग” और “सरगो नरक ठेकाना नाहि”” को 
विशेष महत्व देने और उनके व्य ग्य तथा श्राक्षेप की श्रप्रिय कदुता को सह्य 
बनाने के लिए ही की गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि यह खंड प्रयोग रूप 
में समाविष्ट किया गया हो परन्तु लेखकों श्रौर पाठकों की भ्ररूचि के कारण 
बन्द कर दिया गया हो। 


२०४ हिन्दी साहित्य में हास्य रसे 


“द्विवेदी-युग” में हास्य की कमी पड़ गई। मिश्र जी (प्रताप नारायण) 
की भांति सजीव तया घर फूक तमाशा देखने वाले लेखक इस समय नहीं रह 
गये थे । संघर्ष इस युग में बहुमुखी हो चला । फलत: लेखकों की प्रतिभा भी 
श्रनेक ओर बेंट गयी थी । व्यंग्य का प्रयोग श्रव उतना श्रघिक न रह गया 
जितना भा रतेन्दु-युग में था । तब भी हास्य रस के छीटे यत्र -तत्र विखतरे मिलते 
हैं। द्विवेदी जी स्व्रय पाश्चात्य सम्यता का अ्रंधानुकरण करने वालों से चिढ़ते 
थे । ऐसे लोगों को श्रालम्बन बना कर उन्होंने “कल्हू प्रलेहत” नाम से “सरगो 
नरक ठिकाना नाहि” शीषंक छ्य ग्य लिखा है-- 


“ग्रचकनु पहिरि बूढ हम डाँटा, वाबू बनेन डेरात डेरात, 
लागे न जावे जाय समझ माँ, फण्ठु फूट तब बना बतात । 
जब तक हमरे तन माँ तनिको, रहा गांउ के रस का श्र सु, 
तब तक हम श्रखवार किताबें, लिख लिख कौन उजागर बंसु ।”* 


ह्विवेदी जी ने भ्रन्योक्ति के माध्यम से भी व्य॑ग्य की सृष्टि की-- 


“हरी घास खुरखुरी लगे श्रति, भूसा लगे करारा है, 
दाना भूलि पेट यदि पहुँचे, कार्ट श्रस जस श्रारा है । 
लच्छेदार चीथड़े फूड़ा, जिन्हें बुहाार निकारा है, 
सोई सुनो सुजान शिरोमणि, मोहन भोग हमारा है ॥”* 


इसमें उन सम्पादकों को जो रद्दी चीज़ों को छाप कर जनता की मनो- 
वृत्ति बिगाड़ते थे भ्रौर सुन्दर रचनाञ्रों को लौटा देते थे, श्रालम्बन बनाया गया 
है । सत्साहित्य को हरि घास की उपमा तथा गन्दे साहित्य को, भेंस्ते की उपमा 
देकर श्रन्योक्ति को सुन्दर रूप से निवाहा गया । 


द्विवेदी युग के हास्य कवियों में नाथुराम “शंकर” का विशिष्ट स्थान 
है । शंकर जी श्रायं समाजी थे । वे श्रन्ध विश्वास के कट्टर विरोधी थे। उनके 
पास विरोध प्रदर्शन का अस्त्र था, व्य ग्य । ब्राह्मणों को श्रालम्ब्रव बना कर 
उनका लिखा एक व्यग्य यह है-- 
“ठेके पर लेकर वंतरणी देकर दाढ़ी मूछ, 
वाटर बाईसि कल के द्वारा बिना गाय को पुछ, 





१. महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग--डा० उदयभानुर्िह, पृष्ठ १८०. 
२. महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग--डा० उदयभानुरसिह, पृष्ठ १५१५ 


कविता में हास्य २०५ 


मरों को पार उतारूगा, 
किसी से कमी न हारूगा।* 


इनके थ्यंग्य में ईष्या तथा छुणा की मात्रा झधिक मिलती है। इनका 

व्य'ग्य फटकार तथा फब्तियों से श्रोत-प्रोत है । इन्होंने एक कविता में ब्रजराज 
से पाव्चात्य सम्यता का भ्रनुकरण करने के बहाने भारतीय जनों पर व्यग्य 
किया है-- 

“मड़क भुला दो भूतकाल के सजिए वर्तमान के साज 

फैशन फेर इण्डिया भर के गोरे गार्ड बनो ब्रजराज; 

गोरवर्ण बृषमानु सुता का फाढ़ो काले तन पर तोप, 

नाथ उतारो मोर मुकुट को सिर प॑ सजो साहबी टोप; 

पाउडर चन्दन पोंछ लपेटो, श्रानन की श्री ज्योति जगाय, 

प्रंजन भ्ंखियों में मत पाग्रो, श्राला एनक लेहु लगाय ।/* 

फैशन परस्तों के तो वे पीछे ही पड़ गये थे। फैशन के गुलामों को 

पालम्वन बना कर लिखा हुआ्ला उनका यह कवित्त बहुत प्रत्तिद्ध हुआ है-- 

“ईस गिरजा को छोड़, ईश गिरजा में जाय, 

शंकर सलोने मेन मिस्टर कहावेंगे । 

बूट पतलून कोट कस्फर्टर टोपी डाट, 

जाकट की पाकट में वाच लटकावेंगे । 

घूमेंगे घमंडी बने रंडी का पकड़ हाय, 

पियेंगे बरंडी मोट होटल में खायवेंगे। 

फारसी को छारसो उड़ाय श्र ग्नेजो पढ़, 

सानो देवनागरी का नाम ही सिटावेंगे ।/ 


शंकर के काव्य में तिक्तता का भ्रंश भ्रधिक है भोर कहीं भ्रश्लीलता 
भी श्रा गई है। संयम तथा शिष्टता की कमी खटकती है। 


ईढवरी प्रसाद शर्मा भी ह्विवेदी-युग के व्यग्यकार थे। उनकी “लंठ 


शिरोमणि” क्षीषंक कविता में ऐसे लोगों का खाका स्वींचा गया है जो श्रपने 
रोब-दोब से लोगों को दबा देना चाहते हैं-- 


१ हास्य के सिद्धान्त--पृष्ठ १३२५ 
२. सरस्वती--पृष्ठ २३, सन्‌ १६०६. 
३. भनुराग रत्न--पृष्ठ २३६. 


२०६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


“खोली जो जुबान है खिलाफ में हमारे, 

हम मारे लात लात जूतों के कचूमर निकारेंगे। 
फोरेंगे तुम्हारी खोपड़ी को खंड-खंड करि, 

हो सके सम्हालो नहीं जांत तोरि डारेंगे । 

पोल मत खोलना हमारी कबोौ भूल करि, 

हमहूँ तिहारे काज बहुत सवारेंगे । 

भू मि-मू'मि लायेंगे श्रपार धन चन्दा करि, 

खाह श्राप कछुक तुम्हारी जेब डारेंगे | * 


ईव्वरी प्रसाद वर्मा का व्यंग्य भी श्रसंयत तथा परुषता लिए हुए है। 
इनके तथा शंकर के व्यंग्य में हास्य है । द्विवेदी-युग में “पढ़ीस”” का व्यंग्य बहुत 
ही मामिक रहा है। ये “प्रवधी” भाषा में लिखते थे । इनकी मृत्यु पर 
“माधुरी” नामक पत्र में “पढ़ीस-प्रंक'”' निकाला था। भ्राधुनिक शिक्षा की 
महत्व-हीनता पर “पढ़ीस” ने लिखा-- 


“सब पट्टी विक्की श्रसट्टियमा, 
लरिकउनू ए० मे० पास किहिनि । 
पुरखिन का पानी खुवयि भिला, 
लरिकउनू ए० मे० पास किहिनि। 
झ्रलला - बल्‍ला सबु बेंचि खोंचि, 
दुयि सउका मनिया-श्रडरु किहिनि। 
उहु उड़िगा चाहिय पानी मा, 
लरिकउनू ए० मे० पास किहिनि ।/* 


पिता जी ने सब कुछ बेचकर दो सो रुपये लड़के को मनीग्रार्डर द्वारा 
विद्याष्ययत को भेजा और उसने सब चाय पानी में बेकार खो दिया श्रौर उसके 
बाद-- 
“कालरु नकटाई सूद्ध हैढ़, 
बंगला पर पहुँचे सजे बजे। 
नउकर न पायनि पोंचनि की, 
लरिकउनू ए० मे० पास किहिनि | 
१. महन्त रामायण--पृष्ठ २५- 
२. चकललस-+पृष्ठ २. 
३. # पृष्ठ ८८. 


कविता में हास्य २०७ 


एम० ए० पास करने के बाद पांच रुपये की भी नौकरी न मिलना 

कितना हास्यस्पद है। मुकदमेवाजी का रोग ग्रामीणों में बुरी तरह घर कर 
गया था । ऐसे लोगों को श्रालम्बन बना कर “मुरहू चले कचेहरी का” शीप॑क 
कविता में “पढ़ीस”' जी ने ग्रच्छा व्यंग्य कसा है-- 

“बट, बाबा की बिटिया का, 

इनका प्याता गरियायि विहिसि। 

बसि बजी फउजदारी तिहिते भ्रव, 

पहुँचे श्राप क्चेहरी का | 

दुयि बीसो रुपया उनन उप्रा, 

लयि लिहिनि उकोल बलह॒टरजी। 

तारीख बढ़ायनि पेसी की, 

तब पहुँचे श्राप कचेहरी का 

युहु दीखु मुकदमाबाजी का, 

नसनस मा पहठ पढीसन के । 

काली की क्विरपा कयिसति होय, 

जो छुटिसि रोग कचेहरी का ।”* 


/'हम कनउजिया बाँमन श्राहिन” शीप॑क कविता में भ्रनमेल तथा वृद्ध 


विवाह पर व्यंग्य किया गया है । तीन बीबियाँ हैं श्रोर तेरह लड़के हैं लेकिन 
घर का वया हाल है-- 


“बुलहिनी तीन, लरिका त्यारह, 
सब मच्छा - भवनति पेदु भरविं । 
घरमाँ भूसा डंडयि प्यालय, 
हम कनउजिया बांमन प्राहिन । 
बिटिया बइछीं बत्तित को, 
पोतो बरस भ्रठारह को भलकों । 
मरजाद का भण्डा भूलि रहा, 
हम कनउजिया बांसन श्राहिन ॥”* 

उस पर भी भश्रभी विवाह की इच्छा है-- 
“चउयेपन चठथ बियाहे के, 
बिहकरा बहठ घर का घेरे । 

१. चकल्‍लस--पृष्ठ ८६, 

२. चकल्‍लस--पृष्ठ ८६. 


र्‌०८ हिन्दी साहित्य में हास्थ रस 


चउथे दिन चउयो चालु चलों, 
हम कनउजिया बाँसन प्राहिन ।”* 


पढ़ीस जी का व्यंग्य स्वाभाविक है। इसमें कट्रुता कम है । यह शर्क॑रा- 
मंडित है। 

पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी इस काल के प्रतिभा-सम्पन्न हास्य लेखक 
हुए हैं । इनका भ्रधिकतर हास्य वाणी-जन्य रहा है। इनको उस समय में 


“हास्यरसावतार" कहा जाता है। कहीं-कहीं इनकी कुछ प्रकाशित पंक्तियाँ 
मिल जाती हैं -- 


“किसी घ्॒मं पर जब नहीं भकती, हुई मेम से तब श्नुरक्‍्ती । 
ईसा परं विश्वास जमाया, क्रिस्तानी से नेह लगाया। 

श्राय पिता ने डाट जमाई, फिरी राय तब मेरी भाई । 

है मौका तब ऐसा भ्राता, बदल विचार सभी का जाता ।/”* 


इसमें भ्रालम्बन ऐसा व्यक्ति है जो पाखंडी है, जो कहता कुछ है श्रौर 
करता कुछ है। जिन लोगों के कोई सिद्धान्त नहीं हैं, स्वार्थ ही जिनका एक- 
मात्र सिद्धान्त है। मेम से प्रेम हो गया तो साथ में ईसाई धर्म में भी जग गया 
श्रौर परिणाम-स्वरूप विचार बदल गये श्रौर हो गये ईसाई । इसी तरह से एक 
विधवा विवाह के पक्के समर्थक की किसी क्वारी लड़की से सगाई हो जाने पर 
उनके विचार कंसे बदल जाते हैं-- 


“फिर समाज फो देखा माला, नहीं यहाँ कुछ श्रोर कसाला। 
फेवल श्रांखें करके बन्द, खाश्रो पीशो फरो श्रानन्व । 
विधवा से लेने की शिच्छा, हुई चित्त में मेरे इच्छा। 
पर क्‍्वारी से हुई सगाई, फिरी राय तब मेरी माई। 
है मौफा जब ऐसा श्राता, बदल विचार सभी का जाता ।” 
इसी प्रकार श्री पदुमलाल पुन्नालाल वरुशी ने “वैद्यों” की मरम्मत की है 
“सेर भर सोने को हजार मन कण्डे में, 
खाक कर छ&ोू वेद्य रस जो बनाते हैं। 


१. चकललस-पृष्ठ ६०. 
२. प्रेमा (हास्यरसांक) श्रप्नेल १६३१-पृष्ठ ६७. 


रे. # फ | ४४ 


कविता में हास्य २०६ 


लाला उसे खाते तो यम को लजाते, 
और बूई़ उसे खाते तो देव बन जाते हैं। 
रस है या स्वर्ग का विमान है या पुष्प रथ, 
खाने में वेर नहों स्वर्ग ही सिघाते हैं। 
सुलम हुधा है खेरागढ़ में स्वर्ग वास, 
५ लूट घन छोड देद्य सुयश कमाते हैं हट 
वैद्य लोंग भोले मरीजेरें रो किस प्रकार बहका कर घन लूटते हैं भ्रोर 
किस प्रकार उ। कीमती रस को -वीकर शीघ्र ही स्वर्ग लोक की यात्रा को 
प्रस्थान कर जाते हैं। यह चित्रण स्वाभाविक है तथा इसमें कटुता की मात्रा 
भी कम है। 
पिराला जी यद्यपि हास्य-कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं हैं किन्तु उनके 
साहिस्य के श्रध्ययन करने से प्रतीत होता है कि व्यंग्य लिखने से जो प्रसाघारण 
प्रतिश/ उनमें विद्यमान है वह पदुभ्रुत है। “परिमल” काल से ही कवि का 
इस शोर ध्यान रहा है। पंचवटी-प्रसंग में सूपंणखा के चित्रण में गुप्त हास्य 
है'। श्रागे कहीं-कहीं तीखे ध्यंग्य भी हैं। यथा-- 
“हूट जाता धेय॑ ऋषि पघुनियों का, 
देवी-भोगियों की तो बात ही निराली है।”* 
यहाँ देवों के साथ भोगियों कह कर खूब फबती कसी गई है। इसमें 
कवि का ताल्पय व्यंग्य द्वारा दोनों से साभिप्रायत्व का भारोप करना है। 
“पनामभिका” नामक उनके संग्रह में दम्भी भ्रौर वगुला भगतों की खबर ली 
गई है-- 
“मेरे पड़ोस के सज्जन, 
फरते प्रतिदिन सरिता-मज्जन, 
भोलो से पुए निकाल लिए, 
बढ़ते कपियों के हाथ विए, 
देखा भी महीं उघर फिर कर, 
जिस धोर रहा वह भिक्षु इतर, 
चिल्लाया किया देर यानव, 
बोला में “घन्य श्रेष्ठ मानव ।” 


१. प्रेमा (हास्यरसांक) प्रप्रेंल १६२३१--पृष्ठ १०२- 
२. परिमल-पृष्ठ १२: 


२१० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 
अ्रथवा 
“हके हृदय में स्वार्थ, लगाए ऊपर चन्दन, 
करते समयनदीज्य-नन्दिनो का भ्रभिनन्दन |” * 
वृद्ध विवाह को प्रालम्बन बनाकर “सरोज-स्मृति” शौष॑क कविता में 
निराला जी ने कंसा तीखा व्यंग्य लिखा है-- 
“ये कान्यकुब्ज-कुल कुलाँगार, 
खाकर पत्तल में करें छेव, 
इनके वर-कन्या प्र खेद ।” 
८ >< 9 
“ये जो जमुना के से कछार, 
पव फटे विवाई के उधार । 
खाने के मुख ज्यों, पीए तेल, 
चमरोंषे जूते से सकेल । 
निकले, ज़ी लेते, धोर गनन्‍्द, 
उन चरणों को में यया भ्रन्ध । 
कल घ्राण-प्राए से रहित, 
हो पूल ऐसी नहीं शक्ति । 
ऐसे शिव से गिरज्ञा विवाह, 
करने की मुझको नहों चाह ।” 
कवि का व्यंग्यात्मक कविता का पूर्णा विकास “क्ुकुरमुत्ता'' में दिख- 
लाई पड़ता है | सन्‌ ४२ में जब यह रचना प्रथमवार प्रकाश में भ्राई, लोग 
इसे देख कर चौंक पड़े । साम्यवाद का बिगुल सुनकर यहाँ का युवक-प्रम्प्रदाय 
जब नया-नया चंतन्य हुआ झौर भनेक पू'जीपति भी शुक्रिया इस सम्प्रदाय में 
सम्मिलित होने के लिए लालायित हो उठे, तभी “कुकुरमुत्ता” प्रकाशित 
हुआ । भ्रपने ढेंग की श्रनोखी कृति है यह | इसमें शक नहीं । हसमें उन धनी- 
व्यक्यों के प्रति तीखा व्यंग्य है जो केवल शौक से साम्यवादी बनने के 
उत्सुक थे । 
साम्यभाव भीतर से जगना चाहिए, बाहर की नकल उसका कार्टून 
तैयार कर देती है। “कुकुरमुत्ता” के ही शब्दों में-- 
“कलम मेरा नहीं लगता, 
मेरा जीवन झ्राप जगता ।” 


भ १. प्रनामिका--पृष्ठ २ प. 


कविता में हास्य २११ 


“क्रुकुरमुत्ता” सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि स्वरूप है। भ्रस्तु, नवाब 
साहब ने भपनी पुत्री से “क्ुकुरमुत्ता”” की तारीफ सुन कर माली को बुलाया 
भोर-- 

“बोले, चल गुलाब जहाँ थे, उगा, 

हम भी सबके साथ चाहते हैं प्रव कुकुरमुत्ता । 
बोला माली --“फर्माएँ मुप्राफ खता” 
कुकुरमुत्ता उगायें नहों उगता।” 

कुकुरमुत्ता एक दुघारी तलवार है । इसका व्यंग्य दो तरफ है। पहली 
झोर का संकेत ऊपर दिया जा चुका है | दूसरी भ्रोर साम्यवादी नवयुयकों के 
स्वभाव की ग्रशिष्टता और श्रहंकार पर व्यंग्य किया गया है । समाजवाद की 
बुराइयों की कवि ने समासोवित के भावरणा में बड़ी सुन्दर श्रालोचना की है । 
पूरा मजा तो भ्राद्यन्त पढ़ने पर ही प्रावेगा, भ्रनुमान के लिए नीचे की पंक्तियाँ 
प्र्याप्त होंगी-- 


“पहाड़ी से उठा सर एंठ कर बोला, 

अ्रबे, सुन वे गुलाब, 

मूल मत गर पाई खुशबू, रंगो प्राव । 

खून चूसा खाद का तूने प्रशिष्ट, 

डाल पर इतरा रहा कंपीटलिस्ट । 

>< ८ हर 

तू नहों में ही बड़ा ।””* 

निराला के व्यंग्य के क्षेत्र श्रगशित हैं। गम्भीर पुस्तक “तुलसीदास “ 

में भी निराला भप्रपनी व्यंग्यात्मिका प्रवृति को नहीं छोड़ सके हैं । रत्नावली 
का भाई जिस समय उसे लिवाने भाया है, वह समझाता हुआ्ना कह बैठता है-- 

“तुकूसे पीछे भेजी जाकर, 

श्राई वे कई बार नहर, 

पर तुझे भेजते क्‍यों श्रीवर जी डरते ?” 


रतन के प्रति तुलसी के भ्रत्यधिक मोह के साथ ज्यादा उम्र में विवा- 
हित स्त्रियों के नहर में जाकर पापाचार करने की भोर हशारा है । “रानी 
श्रोर कानी” में तो विधि की विडम्बना का मर्मस्पर्शी व्यंग्यात्मक विधान 


१. कुकुरमुत्ता--पृष्ठ ३३. 


१२ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


पपने ढंग का भ्रकेला ही है। एक लड़की है कानी, ऐसी कानी कुरूप । पर 
माँ ने प्यार से नाम रक्‍्खा है, रानी-- 


“माँ कहती थी उसको रानो, 
पावर से जंसा था नाम, 

लेकिन उल्टा ही रूप, 

चेचक-मु -वाग, काला नाक चपटी, 
गंजा सर एक श्रांख कानो ।” 


ऐसी कानी “रानी” का विवाह कंसे हो ? स्त्रियों में ही तो समाज 
समस्त गुणों को प्रपेक्षित मानता भाया है। किसी सर्वगुणसम्पन्न नारी का 
विवाह कंसे भी चरित्रहीन व्यक्ति से हो, कोई बात नहीं । पर स्त्री में एक 
भी अ्रवगुण रहने से उसका विवाह प्रप्तम्भव प्रायः है। माँ की दुःखद चिन्ता 
देख कर रानी वेचारी रोने लगती है। उसके प्रति लोग हमदर्दी दिखलाते हैं 
लेकिन उससे विवाह कोई नहीं करता । यह एक कठोर व्यंग्य है। सहानुभूति 
के साथ ऐसी भ्रवस्था में उसकी वेदना को कुरेद-कुरेद कर उकसाते हैं। हाई- 
कोर्ट के मदमस्त वकीलों की कंसी खबर ली गई है-- 


“बड़े हैं बादल काले-काले, 
हाई कोर्ट के बकले मतवाले, 
चाहिए जहां वहां महीं बरसे, 
देखा घान सूखते नहीं तरसे, 
जहाँ मरा पानी यहां छूट पड़ , 
कहकहे लगाये द्ूट पड़ ।” 


श्राज के साहित्यिक भी कवि के व्यंग्य विषय बनने से न छूटे । पंग्रंजी 

साहित्य में टी० एस० ईजियट एक प्रयोगवादी फलाफार माने जाते हैं । कविता 
श्रौर भ्रालोचना दोनों के क्षेत्र में उन्होंने एक क्रांति मचा दी है। श्रतीत को 
भग्न खण्डहरों का विश्वूखल ढेर न मान कर एक जीवित परम्परा मानने का 
श्रेय उनको ही सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। उनके प्राचीन प्रयोगों को लक्ष्य 
करके निराला ने कहा है-- 

“कहाँ का रोड़ कहाँ का पत्थर, 

टी० एस० ईलियट ने जंसे दे मारा, 


कविता में हास्य २१३ 


बढ़ने वालों ने जिगर पर रख कर, 
हाथ कहा लिख विया जहाँ सारा ए 
झाधुतिक युग में हास्य के भालम्बन बदल गए हैं। लीडर, चुनाव, 
चुगी, चन्दा, प्रादि विषयों पर पर्याप्त ध्यंग्य लिखा गया है। लाला भिखारी- 
मल के पैरोकार लाला को वोट दिलाने की वकालत करते हुए कहते हैं-- 
“बढ़-बढ़ के लाला ने दावत खिलाई, 
कोठी ह॒वेलो दुकानें घनाई ) 
सीधे हैं जाने न छल-बल को, 
पोट दे दो रे भाई मिखारी मल को ४” 


पं० हरिद्यंकर शर्मा ने भी पं० प्रताप नारायण मिश्र फी भाँति तृप्य- 
न्ताम्‌ पर एक कविता “अ्रल्हड़राम की रें रें” शीर्ष क से लिखी है। हिन्दुभों की 
श्रकमंण्यंता एवं लापरवाही पर व्यंग्य करते हुए शर्मा जी ने लिखा है-- 


“हिन्दू सुनो खोलकर कान, 

हो जाश्रो बिल्कुल दीरान । 

ऋषि मुनियों को ज्ाभ्रो भूल, 

काटो देविक धमंबबूल, तृप्यन्ताम्‌ ।”* 

लोगों में अपने धर्म तथा प्राचीन ऋषियों फी वाणी फा मज्ञाक उड़ाने 

में ध्रानन्‍्द भ्राने लगा था। ऐसे लोगों पर ही छर्मा जी ने व्यंग्य फसा है। 
शर्मा जी ने समस्यापूर्ति के रूप में भो समाज के विभिन्‍न वर्गों के ऊपर ब्यंग्य 
करते हैं। समस्या है “आता है याद हमको गुजरा हुआ्ना जमाना” । एक कवि 
जो दूसरों की कविता छुरा कर श्रपने नाम से छपवाता है वही उसी के मुखार- 
बिन्द से कहलवाया है-- 


“ले लेख दूसरों के निज नाम से छपाना, 
श्ाता है याद हमको ग्रुजरा हुआ जमाना ।” 
ऐसे ही कौंसिल कवि कहते हैं-- 
“बनकर प्रजा का प्रतिनिधि कुछ भी न कर दिखाना, 
आता है याद हमको ग्रुजरा हुआ जमाना ।” 


१. चिड़ियाघर--प्ृष्ठ २५. 
२. डे झा न 


२१४ हिन्दी साहित्य में हास्यं रस 


“चपर पंच” श्वीपंक कविता में स्थायी पंचों की खबर ली गई है-- 
“रकम दूसरों की गठकते रहो, 
सटासद माला सटकते रहो । 
बनो धर्म के धाम संसार में, 
अश्रड़़श्रों सदा टांग उपकार में। 
पकड़ गाय दो थार चन्दा करो, 
न पानी पिलाझो न चन्दा घरो। 
स्वयं मोज मारो मजे में रहो । 
भजो मोर गोपाल “शिव शिव” कहो ।”* 


उदू के कवि भ्रकबर ने कहा था-- 
“लोडरों की घूम है श्रोर फोलोश्रर कोई नहीं” 
यह धारा हिन्दी में भी वही । लीडर को आलम्बन बना कर बहुत से 
हास्प-लेखकों ने कविताएँ लिखीं । यह निविवाद सत्य है कि जिस प्रकार एक 
श्रसफल कवि आ्रालोचक बन जाता है उसी प्रकार एक भ्रसफल वकील लीडर बन 
जाता है। “श्रगुआ्रा की ग्रात्म कथा” शीषंक़ कविता में शर्मा जी ने ऐसे ही 
एक ग्रसफल वकील पर व्यंग्य किया है | एक वकील साहब की जब न 
वकालत चली, न नौकरी मिली, न तिजारत चली तो श्रन्त में -- 
“श्रन्त में जगी देश की भक्ति, 
मिली फिर मुझे श्रनतोख्वो शक्ति । 
देश दु्दशा बखान बखान, 
तोड़ने लगा निराली तान ।”* 
किन्तु सच्ची देश भक्ति हो तब तो ? वह एक बहाना था । देश-भक्ति 
का तो ढोंग मात्र चा-- 
“मगर में चलता था वह चाल, 
न होता बांका, जिससे बाल । 
दिया उपदेश किया श्राराम, 
यही था बस मेरा प्रोग्राम ॥” 





« चिड़ियाघर--पृष्ठ ६८. 
स्‍] छः ररेरे. 
] हू रे: 


ल्‍्ण त +७> 


कविता में हास्य २१५ 


उन्हें कार्य कौन-सा करना पड़ता था-- 
“मिली है जनता रूपी गाय, 
बड़ी भोली-भालो है हाथ । 
दुह्ा फरता हूँ में विन-रात, 
न कपिला फभी उठाती लात ।॥/'* 
शर्मा जी का व्यंग्य काफी मारमिक है। कांग्रेस की स्थापना हो चुकी 
थी । सदस्थ बनने का चस्दा चार प्राना था । बहुत से लोग जो पहले प्रमन 
सभाई रह चुफे थे वे भी कांग्रेम में घुत रहे थे। “चवन्ती का चमत्कार” 
शीर्षक कविता में दर्मा जी ने ऐसे लोगों की खबर ली है-- 
“जो देश भक्त से द्रोह किया करते थे, 
जो प्रमन समा की सहिमा पर मरते थे । 
जनता में निश-दिन भीद-माव भरते थे, 
बे ध्लाज चवस्नी चंदे को मुगता कर, 
बन रहे तपस्या-पुज सकल गुरा श्राकर। हे 
शर्मा जी के व्यंग्य में निरला जी की गहराई श्रौर मारिकता तो नहीं 
है किन्तु साधार एतः यह व्यंग्य उच्चक्रोटि का कहा जा सकता है । छन्द पुराने 
प्रौर सरल हैं। भाषा भी मार्जित है । शर्मा जी का लक्ष्य समाज सुधार था 
श्रौर उप्तमें वह पर्याप्त मात्रा में सफल भी हुए हैं । जिय प्रकार भारतेन्दु जी 
रीति काल तथा भारतेन्दु काल के घंधि-स्थल पर खड़े दिखाई देते हैं ठीक उसी 
प्रकार शर्मा जी द्विविदी काल तथा भ्राधुनिक काल के सन्धि स्थल पर खड़े 
दिल्लाई देते हैं। उनमें प्राचीन परिपाटी के छन्‍्द, कवित्त भर स्वेये मिलते हूँ 
तो प्राधुनिक छायावादी ढंग की कविता के छन्द भी मिलते हैं। 


प्राघुनिक व्य ग्य लेखकों में वेढत्र बनारसी का नाम उल्लेखनीय है । 
इन्होंने प्रेंग्रेजी शब्दों के प्रयोग से हास्य उत्पन्न करने का प्रयास किया है। 
ये उदू' छन्दों से भ्रधिक प्रभावित हैं तथा गडलल भ्रौर शेरों में ही भ्रधिक कवि- 
ताएँ लिखी हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक 'वेढ की वहक'” की भूमिका में यह 
स्वीकार करते हुए कि हास्य से संसार में बड़े-बड़े सुधार भौर उपकार हुए हैं, 
लिखा है, “मेरा यह सब कुछ लक्ष्य नहीं है । जेसे कुछ लोग कला कला के 
लिए की दुह्ाई देते हैं, मैं विनोद के लिए निखता हूँ ।” व्य ग्य के बारे में भ्रपने 





१. विड़ियाघर--पृष्ठ १३३. 
२. विजरापोल--पृष्ठ ११६. 


२१६ हिन्दी साहित्य में हास्य रंस 


विचार प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा है, व्यंग्य हास्य की आत्मा है, बिना 
व्यंग्य के काव्य कानी सुन्द्री के समान है, इसलिए स्थल स्थल पर ब्यंग्य का 
पुट इसमें मिलेगा परन्तु वह किसी शोर लक्षित करके नहीं लिखा गया है। 
जहाँ तक मैं समभता हूं ये रचनाएँ शिष्ट तया इलील हैं । हम बेढव जी के इस 
कथन को सत्य नहीं मानते । व्यग्य सोहेश्य होता है झौर उसमें निन्‍्दा या 
सुधार की भावना भ्रवश्य होती है, नहीं तो व्यंग्य-ध्यंग्मय नहीं रहता। जहाँ 
तक इलीलत्व तथा भ्रदलीलत्व का प्रश्न है यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि 
बेढव जी प्रश्लीलता के दोष से बच नहीं पाये हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि 
उनके ग्रन्दर का यह चोर ही उनसे पेशगी सफाई दिलवा देना चाहता है । मर्म 
के क्षण व्यग्य की जड़ है। प्रकवर का कलाम इसलिए इतना जोरदार हुभा 
कि उसमें अपने जमाने की छोटी से छोटी वात को भी भाँप लेने की भ्रदुभ्रुत 
शक्ति थी जिसके सहारे वह हमें चोंका देता था । बेढब में पर्यवेक्षण की भ्रच्छी 
शक्ति है। उन्होंने समाज में प्रचलित दूषणों को श्रालोचक की पैनी निगाह से 
देखा है श्रोर फंशन परस्ती, वेकारी, नौकरी के लिए दौड़, हाकिमों की 
खुशामद, विदेशी सम्यता की गुलामी आदि विषयों पर मार्िक व्यंग्य लिखे हूँ । 
नकली खहर-घारियों पर बेढब जी ने लिखा है-- 


“बाहर समा में देखिये खद्दर का ठाट है, 
घर में मगर विलायती सब ठाट बाट है। 
मिलते हैं चुपके-चुपके गवनंर से लाट से, 
लेक्चर में मुह पे रहता सदा बायकाट है । 


] 


जब से मिनिस्टरों का राज्य झाया, व्यंग्य लेखकों के ये भी शिकार 
बने । भप्रत्यक्ष रूप से मिनिस्टरों पर तथा प्रत्यक्ष रूप से मिनिस्टर-पूजकों पर 
बेढब जी ने क॑सी मीठी चुटकी लीं है-- 


“उन्हें दुनिया से क्या मतलब, मिनिस्टर के जो बच्दे हैं, 

कहीं वह श्रा गये तो पार्टो श्रो खूब चन्दे हैं । 

किसी स्कूल विद्यालय का डेपूटेशन जो ले जाप्रो, 

तो कहते हैं कि भाई भ्राजकल ध्यापार मनन्‍्दे हैं ।”* 
एक शेर में एसेम्बली में घुसने वालों पर छींटाकशी की है-- 





१ थे बेढब की बहक-- पृष्ठ र. 
र्‌. हु हर छष्रे 


कविता में हास्य २१७ 


“कुछ चाटने को चीज़, वहां पर जरूर है, 
हैं घुस रहे जो लोग भ्रसेम्बली फे द्वार में ।”* 
बेढव जी अपने मिनिस्टर के साथ शीप॑क गजल में मिनिस्टर महोदय 
का परिचय तथा गौरवगान फरते हैँ-- 
“कंसे पहचानते मला मुझको, 
वह मिनिस्टर के साथ झाये थे । 
आआआाज वह हो गये मेरे मालिक, 
जिनसे जूते कभी सिलाये थे । 
हो गया प्रस्पताल घर उनका, 
कितने रोगी वहां पे झाये थे ।* 
रोगी छब्द में कंसी सुन्दर व्यंजना है। जिस प्रकार रोगी भ्रपने रोग 
निवारण के लिए भ्रस्पताल जाते हैं उसी प्रकार श्रपने भपने स्वार्य लेकर 
मिनिस्टरों के घर पर लोग छा जाते हैं । श्रघकचरे साहित्यकार पर एक शेर 
देखिये-- 
“पढ़ के दर्जा तीन तक वे बन गये साहित्यकार, 
झोर मस्प्ट से वह श्रपने को समझते कम्त नहीं ।” 
बेकार ग्रं जुएट को प्रालम्बन वना कर उसकी विचित्र वेष भूषा के 
संचारियों का पुट देकर भापने लिखा है-- 
“पहनकर सूट डिगरी लेके क्लर्को स्रोजते हैं हम, 
पढ़ी दस साल श्नग्रजी' यहो भ्रजाभ है हसका ।”” 
फंशन के गुलामों को भ्रालम्वन बना कर बेढत् जी लिखते है-- 
“बड़ी इन्सल्ट है मेरी जो कहना बाप का मानूं, 
नहीं इगलिश पढ़ी भ्ोर रोब वह्‌ इतना जमाते है' । 
न बदरीनाथ जाते हैं, न भ्रव जायें हैं वह काशी, 
मिसों के दरशनों को लंदनों पेरिस वह जाते हैं ।”२ 
ब्रिटिश हुकूमत के समय जो सरकार-परस्त होते थे, वे साहब की 
' चिलम भरते थे। उन्हीं को ही टाइटिल दिये जाते थे श्रोर वे ही भानरेरी 


१. बेढब की बहक--प्ृृष्ठ ५६. 
रे. # २४ ७४. 
डे. हा] फः रे३े. 


रश८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


मजिस्ट्रेट बनाये जाते थे । ऐसे लोगों पर वेढब जी ने कंसा करारा व्यंग्य 
कसा है -- 

“पीके जुढठी लाट साहब की शराब, 

झानरेरी वह मजटूर हो गए ।”* 


प्राज के नौजवानों की जनानी सूरत भर भाचार-हीनता पर बेढब जी 
लिखते हैं -- 

““नजाकत श्रौरतों सी, बाल लम्बे, साफ मुद्दे हैं, 

नए फंशन के लोगों की श्रव सूरत जनानो है। 

पता मुभको नहों कुछ इण्डिया में भी है लिटरेचर, 

मगर याद है रारा मिल्टनो-बेकन जवानी है। 

जनेऊ इनकी नेकटाई है पाउडर इनका टीका है, 

नए वाबू को ह्स्को भ्राजकल गंगा का पानी है ।'* 


कहीं कहीं पर बेढव जी भ्रश्लील हो गए हैं। यथा-- 
“हमारे नौजवां शेदा हुए इतने मिठाई पर, 
मुहासा भी मिसों के मुह का उनको रामदाना है । 
नई तालीम का बेढब यही निक्कला नतीजा है, 
चचा के सामने लेडी लिए लेटा भतीजा है ॥? 


कान्तानाथ पांडे चोंच भी श्राधुनिक कालीन लेखकों में श्रग्रगण्य हैं। 
चोंच ने भी श्राधुनिक कुरीतियों पर सामयिक व्यंग्य लिखे हैं। इनका हास्य 
स्वाभाविक है। इन्होंने वेढव जी की भाँति पंग्रेजी शब्दों के श्रत्यधिक प्रयोग 
का कृत्रिम साधन उायोग में नहीं लाया । श्राज का युग भ्रात्म विज्ञापन का 
युग है। श्रपनी श्रात्म विज्ञापन शीर्षक कविता में ऐसे ही एक खोखले लीडर 
की खबर ली गई है-- 


“मेरा भाषण भूषित करता श्रखबारों का है प्रथम पृष्ठ, 
मेरे पिट्ट, कहते फिरते हैं. याज्ञवल्क्य ये हैं वशिध्ठ । 
पर सचमुच क्‍या है बतला दू रकखा है मेंने कल एक, 
जो एम. ए. है शास्त्री भी है, लिखता मेरे भाषण भ्रने क । 


१. बेढब की वहक--पृष्ठ १ ७. 
रा क्र. ए १०. 
रे #. ४ १०. 


कविता में हास्य २१६ 


मुभको तो है हर भांति भ्रहो, 
काले प्रक्षर भेंसे समान, 
में हूँ लौढर में हूं महान्‌ ।”* 
फैशन परस्त युवकों को श्रधिकतर प्राधुनिक व्य ग्य लेखकों ने प्रालम्बन 
बनाया है-- 
“मूछ की गायब निशानी खूब है, 
कमर की पतली फमानों खूब है। 
वाह मिस्ठर घुलमुले भण्डारकर, 
प्रापको सूरत जनानो खूब है ।”* 
सार्वजनिक संस्थाश्रों में घुसकर चन्दा जमा कर भ्पने भवन बनाने 
वाले महानुभावों पर भी चोंच जी ने व्यंग्य वाण छोड़े हैं-- 
“जब कि श्लौरों ने गोलियां ख्ार्यीं, 
थरूप में हो खड़े पिकेटिंग की । 
में था चन्दा वसुलता जाकर, 
घूस से घर जमी बना लिया मेंने |”? 


इसी विषय को लेकर उन्होंने एक पश्रौर कद्ृक्तिपू्ं दोहा लिखा है-- 


“चन्दा शोर पद ग्रहरा की, जब लग सन में खान, 
पटवारी शोर पन्‍्त हैं दोनों एक समान ।"* 


पुरानी परिपाटी के काव्यों में बचनेश जो का स्थान मुख्य है। इन्होंने 
कवित्त भर सवेयों द्वारा काफी व्यंग्य वाणों की वर्षा की है। एक महू मोटे 
प्रभिमानी सेठ का चित्रण देखिए-- 


“हाथ न उठाते न प्र्माव को नवाते माथ, 
फूल गया पेट है नठोर से हैं टरते । 
गद्दी पर तकिया सहारे धरे रहते हैं, 
न बिना सवारी कभो एक पग घरते । 





१ खरीखोटी--पृष्ठ ६६. 
३. श्र झ. 5८- 
रे. फ # (०३. 
है 


छ हू पि६« 


२३० हिन्दी साहित्य में हास्य रसे 


भालें बचनेश क्‍या न पभ्रांखे उठा देखते हैं, 
बोलते न कुछ मुह से न बात करते । 
मार गई लाला को मिजाज की बीमारी, 
सिर्फ त्योरी बदले से जानवार ज्ञान पड़ते ।”* 
बचनेश जी ने मनोभावों का चित्रण करके भी व्यंग्य लिखा है । लाला 
लोगों की कायरता प्रसिद्ध हैं। कांग्रस की उस श्रवस्था का जब लोग तिरंगा 
भंडा देख कर गिरफ्तार कर लिये जाते थे, स्मरण करते हुये लाला जी की 
होली के श्रवसर पर की गई प्रार्थना सुनिये-- 
“भोंकि लेंह घूरि श्लौर उलोचि लेंइ कीच चाहे 
फपुम्रा है तारकोल मुह में चुपरि लेह । 
बाजो हरि नंगो करि स्वांग हूँ बनाह लेह, 
बचनेश श्रोर जौन चाहें तौन करि लेंइ । 
लाला कहें बरस भरे का तिउहार श्राज, 
रोइहै मेहरि लरिकन श्राप धरि लेंइ । 
डारे मत पीरो हरो रंग घुतिया पं, 
जानि भण्डा है तिरंगा कुतवाल न पकरि लेइ ॥/”९ 
इनकी “बम का गोला” शीपंक कविता में उत्कृष्ठ व्यंग्य अ्रस्फुटित 
हुप्ना है-- 
बम बम का शब्द सुना बंगले के पास हो में 
चीख उठो सेम सिर साहब का तसका । 
फोन किया लेन को तो बचनेश फौरन हो, 
पुलिस समेत कप्तान श्राय धमका । 
घेर कर बाबा की कुटी की लो तलाशी, 
वहां छिपा पत्तियों में कुछ गोल गोल चमका । 
हाथ से टटोला तब जाना बम बोला साधु, 
लिग है ये भोला का न गोला यहां बस का ।/* 
ये चमत्कारवादी कवि हैं । इनके कवितों में श्रधिकतर चमत्कारपूर्णं 
यक्तियों में हास्य का सृजन किया गया है। बेधड़क बनारसी भी श्राधुनिक 





ह शृ सरस्वती--अगस्त १६५४. 
२. सरस्वती--श्रगस्त १६५४: 
३. सरस्वती -- भगस्त १६५४. 


कविता में हास्य रे २२१ 


हास्य के लेखकों में प्रमुख हैं। इन्होंने भी सामाजिक एवं राजनंतिक व्यंग्य 
लिखे हैं । इन्होंने भी रुवाइया, शेर, ग्रादि उदू के छन्दों का प्रयोग किया है। 
बेढब बनारसी की तरह भंग्रेजी शब्दों के प्रयोग में हास्थ उत्पन्न क्या है। 
आजकल के नौजवानों पर इनका व्यंग्य देखिए-- 

“ बेखिए यह सीन कितना प्रड है, 

देह है या साइकिल स्टेंड है। 

हो भले सूरत हमारी इण्डियन, 

दिल हमारा सेड-इन इ गलेंड है।' 


“हमारे नौजवानों की जवानी देखते जाप्रो” शीपंक स्वतन्त्र कविता में 
प्राघुनिक नवयुवकों पर झोर भी व्यंग्य कसे गये हैं-- 
“हमारे नौजवानों की जवानो देखते जाप्रो, 
नई चप्पल हुई जंसे पुरानी देखते जाप्रो । 
हुए हैं सृखकर ऐसे गोया टेनिस के रेट हैं, 
उचलती बाल जंसी जिन्दगानी देखते जाभ्रो । 
शंसी प्रात हैं चिषके गाल निकली नार चिपटा मु ह, 
यही सोन्दर्य की है चोमुहानी देखते जाप्रो । 
लड़े दिल से हुए घायल गिरे चोचक% मरे कुछ कुछ, 
यही बेघड़क हनको पहलवानो देखते जाश्ो (३१९ 
“दिल में मेरे यह कसाला रह गया” शीष॑क कविता में इन्होंने कई 
भयानक प्रसंगतियों पर व्यंग्य कसे हैं-- 


वेकारी पर-“झब तो डिप्लोमा सभी बेफार है, 
बांधना उनमें मसाला रह गया।” 
सिनेमा पर--“भोड़ मस्तों की सिनेमा में घुसो, 
रह गई मस्जिद शिवाला रह गया। 
जिन्दगी में यह्‌ सिनेमा का असर, 
मार डाला मार डाला रह गया ।”* 
आजकल के स्वार्थी मित्रों से वेघड़क जी परेशान हैं, भ्रपने इस भाव 
फो उन्होंने एक छोर में व्यक्त किया है-- 





१. धर्मगुग होलिकांक--मार्च १६५३. 


रे. # कक तन 


२२२ हिन्दो साहित्य में हास्य रस 


“हास्य रस में हो लिखा करता हूं में, 
भोर यों मनहूसियत हरता हूँ में । 
नाम मेरा हो भले हो बेघड़क, 
दोस्तों से बहुत ही डरता हूँ में । 
'एक्सक्यूज मी' कहते हुए घर में घुसे, 
“प्लीज़ञ' कह कर मांग ली मेरी किताब । 
थेक्यू कह कर वे चलते बने, 
भ्राजकल को दोस्ती ऐसी जनाव ।”'* 
बेघड़क जी का व्यंग्य श्रधिकतर सामाजिक है। उसमें तिक्‍्तता का 
श्रंश भ्रपेक्षाकृत कम है। श्री गोपाल प्रसाद व्यास इस क्षेत्र में पत्नीवाद लेकर 
श्राये । इनकी अधिकतर कविताएं पत्नी पर श्राधारित हैं । पत्नी को ग्रालम्बन 
बना कर हास्य कविता लिखना उच्च कोटि का नहीं कहा जा सकता । दूसरे 
उसमें नीरसता श्राने की भी भ्राशंका बराबर बनी रहती है । एक ही ग्रालम्ब्रन, 
एक ही प्रकार की बातचीत, एक ही प्रकार के शब्द कुछ घिसे घिसाये से लगते 
हैं । इनके काव्य में खसम-लुगाई के झगड़े ही प्रधिकतर मिलते हैं । यह देवर- 
भाभी के प्रचलित प्रकरण का रूपान्तर मात्र है। इसमें सहज हास्य न होकर 
कृत्रिमता प्रधिक है। स्नान न|करने वाले ग्रादर्मियों को लेकर इनका एक प्रात्म- 
स्थ व्यंग्य देखिये । कवि ग्रपनी पत्नी से स्नान न करने के झ्ौचित्य को सिद्धांत 
रूप से बताता है। 
“तो तुम कहती हो-- मैं स्नान, 
मजन पुजन - सब किया करू । 
जो श्रौरों को उपदेश कह, 
उसका खुद भी द्रत लिया करू । 
प्रियतमे, ग़लत सिद्धान्त, 
एक कहते हैं दूजे करते हैं । 
तुम स्वयं देख लो युद्ध मृमि में, 
सेनापति कब मरते हैं ?”* 
श्राजकल के तथाकथित कवियों पर व्यंग्य करते हुये व्यास जी ने 
लिखा है-- 


२. श्रजी सुनो--पृष्ठ १७१, 


कविता में हास्य र२३ 


“प्राखिर हिन्दी का लेखक था हो गई जरा सी वाह-वाह, 
दो चार किताबें छपी कि बस, पुम्बारे जंसा फूल गया। 
फिर क्या था बातों बातों में, 
कवि कालिदास को मात किया। 
खा गये सूर तुलसो चक्कर, 
जब मेंने दिन को रात किया। 
झोर इस युग के कवि धरे राम, 
वह तो सब निरे श्रनाड़ी हैं ।”* 
कही कहीं इनकी कविता केवल तुकबन्दी और छब्दों के साथ खिलव,ड़ 


लगती है, यथा-- 


“तो बन्दा कविता भूल गया, 

मैं भ्रपने में हो फूल गया । 

सारा झ्ावर्श फिजूल गया ।” 

में कविता लिखना मूल. गया।”* 


इनकी कविता में रस हूढना रेगिस्तान में भाम्रवृक्ष खोजना है । हास्य 


में नहीं, गम्मीरता से में उनकी भूमिका में लिखी हुई उनकी पत्नी की उनकी 
कविता के बारे में सम्मति से विल्कुल सहमत हूँ-- 


“मेरो पत्नी के विचार से कविता, खास तोर पर मेरी तुकबन्दी, 


बिल्कुल वाहियात चीज है ।” 


कहीं-कहीं पर व्यास जी ने हिन्दी में चिरकीन की याद दिलाने का 


प्रयास किया है, यथा-- 


“बे झ्राठ बजे पर उत्ते हैं, 
उठते हो चाय मंगात हैं। 

फिर लेकर के ्खबार, 
“लेट्रिन” में सोधे घुस जाते हैं । 
जब घड़ी बजातो साड़े नो, 

तब कहाँ पखाने जात हूँ ।”३3 





१. अजी सुनो--पृष्ठ १७१. 
र्‌. डर छः ररे- 


बे । झ.. कढें, 


र्र४ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


इधर रमई काका प्रववी भाषा में अच्छा व्यंग्य लिखते हैं। “पढ़ीस” 
जी की “चकल्लस” की चर्चा पीछे की जा चुकी है। रमई काका ने इधर 
अधिकतर ग्रामीण समाज तथा शहरी समाज के वेपम्य पर व्यंग्य लिखे हैं । 
मुहावरों तथा कहावतों के प्रयोग से हास्य सृजन इनकी शेली की विशेषता 
है । “रमई काका” की एक प्रसिद्ध कविता है जिसका शीष॑क है “घोखा'” | 
श्राधुनिक सम्यता भौर फंशन परस्तों पर इसमें बड़ा चुटीला व्यंग्य लिखा गया 
है । एक ग्रामीण शहर में पहली बार जाता है । संस्कार से जिसे वह जनाना 
समभता है, शहर में वही उसे मर्दों का रूप दिखाई देता है। तब उसे धोखा 
हो जाता है-- 


“म्वाछुन का कीन्‍्हे सफाचट, मुह पाउडर श्रौर सिर केश बड़, 
तहमय पहिने श्र डी प्रोढ़े, बाबू जी बाँके रहे खड़े । 

इन कहा मेम साहब सलाम, उई बोले चुप बे डं मफूल। 

में मेम नहों साहेब हूँ, हम कहा फिरउ धोखा होइगा ।'/* 


श्रागे उन्हें इसी प्रकार के धोखे श्ौर हुए हैँ। इनकी व्यंग्य की प्रपनी 
शली है श्रौर उसमें वे सफल हुए हैं। भ्रग्रेजी सम्पता ने हमारे परिवारिक 
बन्धन बहुत कुछ ढीले कर दिये । स्वतन्त्रता के शोक में पत्नी भी स्वतंत्र हो 
गई पभौर पति महाशय भी स्वतंत्र हो गये। “रमई काका” ने ऐसे ही एक 
श्राधुनिक परिवार के नौकर से प्रपनी मालकिन का चित्रण कराया है-- 


“मेम साहब के सुनो हवाल, चले उद्द श्रउरों उल्टी चाल । 
न साहेब ते सूधे बतलायं, गिरी थारी श्रइसी भन्‍्नाय॑। 
कवों छठकनु जदसो खड़ख्यांय, पटाका भ्रइसी वगि जाय॑ । 
कहे सरकार कचहरी जांय भ्रकेले माँ तब॒मगन दिखाय॑ । 
फूनर्मा कोहू ते बत॒रायं कोयलिया मिठ बोलनो हुई ज्ञांप ॥* 
श्रौर जब नौकर उनसे इस व्यवहार का कारण पूछता है तब वे 
कहती हैं-- 
“सुनो वह नौकर है उरब!स, कहा उन ड मफूल बदमास, 
श्ररे तुद नौकर है महा गंवार, न जाने प्र॑ग्रेजी बेहहार ।* 


१. बौछार--पृष्ठ ६८. 
र्‌. फ् हर 
हा छह. पह० 


कविता में हास्य २२५ 


रमई काका ने प्रधिकृतर भाधुनिक फंशन परस्तों भोर पाश्यात्य 
सम्यता का श्रन्धानुकरण करने वालों पर ही छींटेकसी की है। पति श्रपटुडेट 
है श्रौर पत्नी सीधी-साथी भारतीय युवती, घर में क्या हाल होता है-- 
“लरिकउ कहिन वाटर वहदे, 
बहुरेवा पाथर  लहग्ाइ। 
यतने माँ मचिगा मगमच्छस, 
यह छीछाल्पावरि द्याखोतो । 
बनिगा भोजन तब थरिया मां, 
उन लाय धरे छूरी कांटा। 
डरि भागि बहुरिया चउकाते। 
यह छीछाल्यादरि द्याखों तो ।/* 
क्या गाँवों में श्रोर क्या शहरों में बूढ़े तो श्रपता विवाह रचा ही लेते 
हैं। ऐसे ही एक “बुढ़उ का वियाहु” शीर्षक कविता में रमई काका की 
उक्ति देखिए-- 


“बुलहा को दुलहा का बाबा, 
जेहि मुड़ मोरु घरावा है। 

यहु कर वियाहु हियाँ कहू से, 
मरघट का पाहुनु श्रावा है। 
झोौंठे पर याको स्वाछ नहिन, 
यहि सफाचट्दु करवावा है। 
बसि जाना बुसरो दुलहिनो कं, 
यहु तेरहीं करके श्ावा है।”* 


भाजकल के युग में क्या कोतवाली, क्या स्कूल, कया भ्रस्ण्ताल, गरीब 
की सुनवाई कहीं नहीं होती है। इसी व्यवहार पर एक कठोर व्यंग्य रमई 
काका ने 'पेट की पीर” नामक कविता में किया है। एक ग्रामीण अपने पेट के 
इलाज के लिए द्ाहर के भ्रस्पताल में दाखिल होना चाहता है तो उसे क्या 
उत्तर मिलता है-- 
“फिरि सेडिकल कालिज गयन, 
डाक्टर कहिनि नहीं खटिया खाली । 


कज-+- 


१. बोछार--पृष्ठ ४१. 
२. बौछार--पृष्ठ २८. 





२२६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 
हम कहा श्ररे सरकारों मां का, 
खटियन के हैं कंगलो । 
उठ देहातो कहि जरि लियिन, 
फिर कहिनि हमारा जाव घर । 
बिन खटिया भरती नहों होत है, 
जिये चहै कोउ चहै मरे ।”* 


लेकिन जब वह “सिफारिशी” चिट्ठी लेकर पहुचता है तब--- 
“चट लेटि गयन होइ के निरास, 
मुलु चिट्ठीं लइ मलिकन वालो । 
फिरि श्रामन तब मरती होइ गेन, 
श्रोर खटिया भ॑ चटपट खाली ।”* 


श्राधुनिकमतम व्यंग्य खेखकों में रमई काका का स्थान भ्रद्वितीय है। 
कुज बिह्दारी पाँड़े ने भी ग्राधुनिक विषमताशों पर सुन्दर व्यंग्य जिखे 
हैं। श्राजवल का युग नेताश्रों वा है। “मंत्री जी की जवानी” शीप॑क कविता 
में उनका व्यंग्य देखिये-- 
“कसम तुम्हारी खाकर कहता, मैं मन्त्री बन कर पछताया, 
जितनी मांगें हुई कमी उससे कम नहीं दिये प्राइवासन । 
एक एक दिन में कितनो प्रवर्शिनी परिषरदें सम्हालीं, । 
जहां जहां पहुँचा दे माषण उजलो करदों रातें काली ॥” 


नकली नेता के खोखले पर तथा घूर्ंता का पर्दा-फाश कर दिया 
गया । वे नेता कंसे हुए यह उनकी जवानी सुनिये-- 


“कमी दबाया पूजोपति को, श्र कमी मजदूर वबाये, 
इस प्रकार दोनों के बीच पड़ा हूँ श्रपनी टांग श्रड़ाये । 
वह श्लोषक है श्रोर नहीं मैं पोषक उनका किसे बताऊं, 
करता रहता यत्न सन्तुलन शोषक शोषित में रस पाऊ ॥* 





१. मिनसार--पृष्ठ ८३. 
रे. डर ] 
३. उपवन--पृष्ठ ३२. 
क्र ञ् करे. 


_< 


कविता में हास्य २२७ 


पाण्डेय जी में पर्यवेक्षण शक्ति यथेष्ट है। वह सामाजिक कुरीतियों 
को सूक्ष्म ष्टि से देखते हैं ग्रौर उन दूषणों को थ्यंग्व की वैनी छुरी से तराशते 
हैं। “देनिक पत्र” की प्रात्म-रक्षा के ब्याज से उन्होंने प्रधकचरे सम्वाद- 
दाताप्रों पर महाव्यंग्य प्रहार किया है-- 
“खाली हल्ला सुन कर तीन भरे नो घायल” लिख सकता हैं, 
ज्ञात हुप्मा विधवस्त सूत्र जो से जब उतर रहे थे “बस” से, 
छंगू की ग्रौरत ने पीटा एल० पी० शर्मा को चप्पल से, 
कितनी उजलो खादी पहिनों पर मैं चूल भाड़ सकता हूं ॥ै!१ 
पाण्डेय की मुहावरेदानी श्रौर भाषा की सजावट भ्रपनी चीज है । सिनेमा 
गृह भी श्राधुनिक युग की देन है। देश के नवयुवकों का सभी फिल्मों के प्रभाव 
से कैसा नैतिक पतन हो रहा है यह किसी से छिपा नहीं है। य्रुग की गंदगी 
दूर करने तथा समाज को स्वच्छ घरातल पर प्रतिष्ठित करने का व्यंग्य श्राज 
प्रावश्यक है। “सिनेमा गृह” कविता में पॉडेय जी ने क्या ही चुटकी ली है-- 


“परें के भौतर की चीज़ हैं पर्दे के ऊपर विखतों, 

साथ रजतपट के कितने हो हृदय पटों में फिल्में चलतीं। 
छूते नहों, जलाते जलते भ्रगारों से श्न॑ग यहां हैं. 

बेवाहिफ स्वासंत््य-सुत्र को गुप चुप यहां प्रन्थियाँ लगती । 
उमड़े नोर भरे मेघों के दिल को चोर बिजलियां मिलतो, 
जहां कांपते हैं स्पन्दन भ्रोर बिलखती मोन व्यथायें ।”* 


सिनेमा गृह पर व्यंग्य लिखने वाले दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं, “वंशीघर 

शुक्ल” एक देहाती सिनेमा में जाता है। पहले तो वह प्रादचर्यान्वित हो जाता 
है लेकिन जब सिनेमा शुरू हो जाता तो वह देखता है। 

“कोइ नंगी कोइ अधनंगी, कोई सुधर कोई विसख परी, 

कोई उजलि-उजलि कोइ ल।लि-लालि, कोउ कागपरी कोह सुवापरी 

कहूँ बहिनि चलो भाई दोरा, सुने मकान माँ मेलु किहिसि, 

कहेँ गुरू चले चेली मिलिगे, देवर मामो फस खेलु किहिसि। 

कोई नही कोई जंगल मां, प्रेमो प्रेमिक मेलाय रहे, 

इन पर ना कोई दफा लगे, सब हाक्िम देखि सिहाय रहे । हे 





१. उपवन--पृष्ठ ११. 
२. उपवन-पृष्ठ ११. 
३. माधुरी कविता भक 


र्रे८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


श्रागे चलकर सिनेमा से पड़ते बुरे नेतिक प्रभाव को देख कर कवि का 
व्यंग्ग ओर भी तीखा हो जाता है और वह घृणा तथा क्रोघ से कहने 
लगता है-- 
“जब ध्यान घर॑ न तो जान परा, यह छारि-छारि प्र ग्रेजी है, 
भारती घरमु मारे फ्ॉकसि बस देखति कंपी करेजी है। 
रहि-रहि मन मां गुस्सा प्रा रहि-रहि दुगनी श्रागो भड़क, 
जो तनिक देर का होत नवाबी, करित हाथ बुह-दुह बढिके ।/* 
वंशीधर शुक्ल की प्रास्था भारतीय संस्कृति में ही रही है। उन्होंने 
फंशन पर भी कठोर व्यंग्य लिखा है। भ्रपनी “शंकर वेदना” कविता में पहले 
तो गम्भीरतापूवंक शंकर का महत्व व्शित है, तत्पश्चात्‌ आ्राधुनिक युग में 
उनकी स्थिति बता कर प्रग्न॑ज्ञी फंशन पर प्रप्रत्यक्ष रूप से कद्ृक्ति की 
गई है-- 
“सेवित कोउ समांज, ऋषी की एदवौ पंतिउ, 
होतिउ शिखा विहीन, भ्रली प्रालिम कहवेतिउ । 
गोरा होति सरूप लाहिकी गद्दी देते न, 
होतिउ डिग्रीदार चट बापू कहि देते न । 
सब गुन ह्व॑ फैसन तजे, घूमि रहेउ फटहा बने, 
को मानें नेता तुम्हें, नेहरू जी के सामने ।” 
इधर हास्य रस युक्त चुटकीले दोहे लिखने में देहाती जी ने ययेष्ट कीति 
प्राप्त की है। फैशन पर उनका एक व्यंग्य देखिए-- 
“कारे मुख पर पाउडर वी शोमा सरसाय, 
मनौ धुत्राना मीति प॑ कलई दीन पोताय ।”” 
लाला लोगों की अ्र्थ लोलुपता तथा गरीबों के खून चूसने की प्रवृत्ति 
पर कंसा तीखा व्यंग्य है-- 
छोलें पेड़ बबूर के तो श्रति बाढत गोंद, 
काटे पेट गरीब के तो श्रति बाढ़त तोंद ।” 
इसी प्रकार दम्भियों तथा मूर्खों पर जो फंशन के वल पर समाज में 
प्रतिष्ठा पाने की लालसा रखते हैं श्रोर श्रपने भोले भाइयों पर रोब जमाते हैं 
उनको लेकर देहाती जी लिखते हैं-- 
“नहिं विद्या नहिं बुद्धि वल, बिन धन करत कमाल, 
खाली मृछ मड़ाय के, बनत जवाहर लाल ।” 


१८ माधुरी कविता ग्रद्धू 


कविता में हास्य २२९ 


देहाती जी ने शब्दों की द्िलवाड़ नहीं की है बल्कि उसमें उपमा प्रलं- 
कार इत्यादि का ग्रच्छा प्रयोग किया है । आ्रापके दोहे इभते हुए भ्रौर उनकी 
बनी दृष्टि के योतक हैं। कवि “म्ुशण्डि जी' ने भी सामायिक प्रसंगों पर सुन्दर 
व्यंग्य लिखे हैं। उनकी कुण्डलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। कण्ट्रोल के जमाने में राशन 
कार्ड पर व्यंग्य देखिए-- 
"श्राज श्रस्नदाता तुम्हीं, हमारे लाइं, 
बारम्वार प्रणाम है, तुम्हें राशनिग कार्ड ।”* 


कपण्ट्रोल के युग में ऐसा श्रेघेर खाता था कि जब रिब्वत श्रौर सिफा- 
रिश से प्िनेम। और वड़ी कोठियाँ तो श्रानन फानन में बन जाती थीं किन्तु 
गरीबों के उचाते मकानों को सीमेन्ट भी नहीं मिल पाती थी-- 
“महलों पर होते महल खड़े, 
बन रहे सिनेसा बड़ बड़ । 
पर कुटियों के सामान हेतु, 
कानूनी रोड़ श्रधिक श्रड़ ।” 
प्राधुतिक शिक्षा पद्धति पर तथा पढ़ाई के गिरते हुए स्तर पर भुशण्डि 
ज़ी ने तीखा व्यंग्य कक्षा है-- 
“अ्रब बच्चों के फोसस मी ऐस।, 
ज्यों चूहे की पीठ पर हैं गएोश भगवान । 
जिसे देखकर गारजियन, वा देते हैं खीस, 
होटल फे बिल सी हुई झ्ब पढ़ने फी फीस । 
लड़के तो स्कूल में छीला करते घास, 
उनको ट्यूटर चाहिए, घर में बारह मास ।”'* 
पंडित श्रीनारायश चतुर्वेदी भी प्रसिद्ध व्यंग्य लेखकों में हैं । उन्होंने 
अधिकतर साहित्यिक व्यंग्य लिखे हैं । उनकी पर्यवेक्षण शक्ति बहुत ही व्यापक 
है। भ्राप साहित्यिक व्यंग्य लिखने में सिद्धहस्त हैं। पं० हजारी प्रसाद दिवेरी 
ने कविता में भविष्य शी्ष क एक लेख में कमल का फूल झौर करेले के फूल को 
कवि के दृष्टिकोण में एक बताया गया था, उस पर उन्होंने एक ब्यंग्य लिखा 
था “करेला-लोचनी ”-.. 


१. जमालगोदा--पूष्ठ २- 
२ का है! ६ 


रे० हिन्दी साहित्य में हास्य रसे 


“कंसे झ्राज बताऊँ लोचन ? 
कमल नयन यवि कहता हूँ, 
तो कहलाऊंगा वकियानूसी। 
मृगलोचनी बताता हूँ तो, 
बन जाऊंगा भक्षक भुती ।”!* 


बहुत सोच विचार के बाद कवि भ्राँख के लिए एक उपमा ढूंढ़ निका- 
लता है-- 
“सहश करेला श्रांख तुम्हारी, 
बसी करुई, 
बसी तीखी । 
बसी नोकें प्रिये तुम्हारो, 
श्रौर जब कभी क्रोधित होती, 
तब तुम नयन फाड़ हो देती । 
नीस चढ़े तब निम्ब करेले की उपमा पूरी कर देती ।”*९ 
हिन्दी के प्रसिद्ध पत्रकार पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने लिखा है-- 
“मुझे उम्प्रोद है कि फामयाब होंगे, 
ढोल निज्ञ कीति का बजाते सदा जाइए । 
मित्रों को सम्मति संगा कर हजारों ही, 
टेस्टिमोनियल की पूरी बेटरी लगाइये ।” 
प्रपने मित्रों की सम्मतियों को छाप कर अ्रपने को ऊँचा बताने की 
कुप्रथा पर करारा व्यंग्य है । “पर उपदेश कुशल बहुतेरे”, “दिमागी ऐयाशी” 
लिख कर एक साहित्यिक महानुभाव ने श्राधुनिक कवियों पर काफी व्यंग्य कसे 
थे। चतुर्वेदी जी ने स्वयं उनकी पोल खोल कर रश्व दी है-- 


“सस्ती देश भक्ति पूर्णा हलकी सी कविता लिख, 
वाह वाही लूटन भ्रमानसिक ऐयाशी है ? 
समयानुसार तुकबंदियाँ किसानों पे लिख, 

पंसे का कमाना क्या विमागो ऐयाश्ञी नहीं ।”३े 


छेड़्छाइ--पृष्ठ २२ 


८ 
२: 7 छः डरे 
३ फ हे र३- 


कविता में हास्य २३१ 


हिन्दी में झालोचकों की वाढ़ बहुत दिनों से श्राई हुई है। इन भ्रधकचरे 
समालोचकों ने हिन्दी समालोचना का स्तर नीचा कर दिया है। श्रात्म-विज्ञान 
सम्पादक मित्रों की क़रा, पुस्तक और लेख छपवाने की क्षमता, शुद्ध हिन्दी लिख 
सकते की योग्यता, बड़े भ्रादियों के सार्टिकिक्रेट इनकी विशेषतायें हैं भौर ये 
ही इनके प्रधान शस्त्र हैं। ऐसे प्रघकचरे समालोचक़्ों को लेकर चतुर्वेदी जी ने 
लिखा है-- 
“ग्रधकचरा जो वैद्य मिले तो हानि प्रान की, 
अ्रघधकचरा गुरु मिले, यात्रा होय नरक की । 
सब अ्रधकघरों फे वही लेकित कादे कान, 
झ्रघकचरा साहित्य का होता जिसका ज्ञान । 
तठुलसी उससे डरें, सुर उससे घबरावें, 
बूढ़े केशवदास बिनिय फर हा हा खादें । 
सुकवि बिहारी लाल जान की खेर मनावें, 
देव वबक फर रहे न भय से सम्मुख श्रार्वे । 
कर श्रनर्थन भ्र्थ का यह मीषण विद्वान, 
इस मय से हैं कांपते फवि कोविद के प्रान ।/* 
एक ग्रप्नाधारण तथा असामान्य गुण जो इनमें मिलता है वह है भपने 
ऊपर व्यंग्य लिखने की विशेषता | दूसरों पर व्यंग्य लिखने वालों की कमी 
नहीं है किन्तु अपने को हास्य का झालम्बन बनाने वाले शायद उंगली पर 
गिनने लायक भी न मिलें। इन्होंने बड़े-बड़े साहित्यिकों की पेशी यमराज के यहाँ 
कराई है श्रौर उनको उचित दण्ड दिलवाया है। स्वयं को उपस्थित करके 
अपना परिचय देते हैं-- 
“श्री विनोद शर्मा है नाम इस मानव का, 
बोले चित्रगुप्त यह्‌ फवि है न पण्डित है। 
रंचक साहित्य का तो ज्ञान इसे है भी नहीं, 
किन्तु ठांग भ्रपनी साहित्य में प्रड्डाता है ।* 
परिचय के बाद स्वयं ही दण्ड दिलवाने का प्रस्ताव रखते हैं-- 
“रखकर समक्ष में करेला लोचिनो फो ये, 
बीस साल नित्य पाँच कविता लिखा करें । 


१. छेड्खाइ--पृष्ट ५७. 
रे # ६५. 





र३२ हिन्दी साहित्य में हास्य रेस 


जिममें हो प्रशंसा श्रा प्रधान बाबुराम जी को, 
झोर जो बनावे नहीं, कार्टे खटकीरा इसे ।””* 
इस प्रसंग को समाप्त करने से पूर्व श्री रामधारी सिंह “दिनकर” का 
श्राधुनिक खोखली मानवता पर ज़ो कट व्यंग्य हाल ही में लिखा गया है उसको 
उद्धृत करने का लोभ संवरणा नहीं कर सकते । भ्रनेतिक तथा खुशामदी व्यवित 
को कुत्ते के बहाने खुलकर सुनाई गई है-- 
“राम जो तुम्हारा स्थान है, 
कोढ़ी है, श्रपाहिज है, बड़ा बेईमान है। 
श्रयश में डालता है तुमको, 
बनियों के सामने हिलाता सब्षा बुम को । 
जूठी पत्तलें भी चाट लेता है, 
राही जो मिले तो भौंकता है काट लेता है ।”* 
ऐसे लोगों पर “दिनकर” का व्य ग्य बहुत ही तीखा हो गया है । उसमें 
घृणा तथा द्वंप के भाव बहुत प्रज्वलित हो उठे हैं । इसमें पित्त का अ्रंश बहुत 
तीव्र हो उठा है । श्रागे वे कहते हैं-- 
“नरक में चोकड़ी है मरता, 
श्रोषड़ है. बमन का पान नित्य करता । 
नाक दबी, गलने को कान हैं, 
रोम भरे जा रहे जो पाप का निश्ञान है। 
तुलसी के पास चल सोता है, 
इवान भी ढकोप्तलों में तेज बड़ा होता है । 
प्रेम पुचकार सुनता नहीं, 
जूते खाए बिना किसी को भी सुनता नहीं। 
राम ! मेरी जूतियों में नाल दो, 
इसके गले में या चिकोटी एक काट दो ।रै 
परिहास (॥0759) 
मूलत: प्रच्छन्न वेपरीत्य में ही परिहास है। प्रतीति और वस्तु, भाकृति 
श्रौर श्रन्तरात्मा, धाब्द श्रौर घ्वनि, कृपा तथा कटाक्ष के वंपरीत्य में ही स्थित 





१. छेड़छाड़--पृष्ठ ६५- 
२. चाणकक्‍्य--प्ृष्ठ १, श्राठवीं पुस्तक । 
३. चाणवय--पृष्ठ १, भ्राठवीं पुस्तक । 


कविता में हास्य र्रे३े 


है । हास्य का विषय ध्वनि में से उत्पन्त ह्वोता है। व्याज-स्तुति, व्याज-निन्‍्दा, 
श्रादि इसके प्रमुख भेद हैं । 
भारतेन्दु हरिइचन्द्र ने सुन्दर परिहास लिखे हैं। मांस-भक्षकों पर उनका 
लिखा एक परिहास देखिए-- 
“धन्य थे लोग जे सांस खाते, 
हरना घिड़ा भेड़ हत्यावि नित चाव जाते । 


प्रथम भोजन बहुरि होइ पूजा, सुनित भ्रतिहि सुखमाभरे दिवस जाते, 
स्वर्ग को बास यह लोक में है, तिन्हें नित्य एड़ि रीति दिन जे बिताते ॥7$ 


ऊपरी तौर पर मांसाहारियों की स्तुति मालूम देती है किन्तु प्रच्छन्‍न 
रूप से उनका मज़ाक उड़ाया जा रहा है। इसी प्रकार शराबियों की स्तुति के 
ब्याज से निन्‍दा की गई है-- 
“सुनिए चित्त घर यह बात । 
जिन न खायो मच्छ , जिन नहिं कियो मदिरा-पान । 
फछु कियो नहिं तिन जगत में यह सुनिस्च जान ।/* 
इसी प्रकार मांस भक्षण तथा “ब्रांडी सेवन” पर दो कटवितयाँ भोर 
मनन करने योग्य है-- 
“झरे तिल मर मछरो खाइवो, फोटि गऊ फो दान, 
ते नर सीधे जात हैँ, सुरपुर बंठि विभान ।'३ 


टर् टरर्य ९ 
“ब्रांड को भरु ब्रह्म फो, पहिलो प्रक्षर एक , 
तासों ब्राह्मों धर्म में, यामें दोष न नेक ।! ४ 
मांस भक्षण करने पर स्वर्ग का मिलना तथा ब्रह्म-समाज में ब्रांडी पीमे 
में तनिक भी दोष न होना व्याज-स्तुति के सुन्दर उदाहरण हैं। पं० प्रताप 
नारायण सिश्र ने भी वक्र-उक्तियों का प्रयोग अपनी कविता में यथेष्ट मात्रा 
में किया है। मनुष्य पुण्य कार्य करके अपना जन्म सुफल मानता है। वह ऐसे 


ना 


- भारतेन्दु नाटकावली--पृष्ठ ३६४. 
ही छः पृष्ठ २६५. 
#.. ह#... पृष्ठ ३७६. 
ऋ फर पृष्ठ २८०. 


ब्ण््ल्ण 


हर 


२३४ हिन्दी साहित्य में हास्य रंध 


कार्य करता है जिससे उसे यश लाभ मिले किन्तु मिश्र जी ने “जन्म सुफल 
कब होय ?” शीषंक कविता में सुन्दर वक्रोक्तियों द्वारा परिहास किया है। 
सेठ जी कहते हैं कि उनका जन्म सुफल जब होगा--- 
“'बुधि विद्या बल मनुजता, छुर्वाह न हम कहें कोय, 
लछुधिनयां घर में बसे, जन्म सुफल तब होय ।”* 
इसी प्रकार एक अ्रमीर का जन्म सुफल कब होगा-- 


/ हवा न लागे देह पर, करें खुशामद लोय, 
कोउ न खरी हमते कहै, जन्म सुफल तब होय ॥/*९ 
वकौल और पुलिस वालों का कल्याण इसी में है कि लोग श्रापस में 
लड़ें भौर मुकदमेबाजी करें-- 
“फूट बढ़े सब घरन में, हारे जीते कोय, 
खुली प्रदालत नित रहै, जन्म सुफल तब होय ।/'३ 
इसी प्रकार पुलिस वालों की मनोकामना पूरी कब होय-- 
“मूंठी सांची कंसिहूं, वारिदात में कोय, 
प्राय मलो सानुस फंसे, जन्म सुफल तब होय ।/४ 
पं० प्रतापनारायरा मिश्र ने “कानपुर माहात्म्य” श्षीपंक कविता में भी 
वक़-उक्ति का प्रयोग किया है-- 


“'मदिरा देवी हैजा ठाकुर, फूट भवानी मत महाराज, 
सब के ऊपर स्वारथ राना, नगरी नामवरी के राज ।”£ 
वालमुकुन्द गुप्त ने भी हास्य के सब प्रभेदों का उपयोग किया है । 

उनकी “कलियुग के श्रनुम।न” शीष॑क कविता वक्र उवितयों से भरी पड़ी है। 
हनुमान जी पहले श्रपने त्रेता युग के कतंव्यों को बताते हुए बाद में कहते हैं-- 

“या कलि में कहा एतोइ बल हम में नाहीं? 

बांधि पूछ सरें वेद पार सागर के जाहीं ? 

सात समन्दर के पार वेद की उड़ पताका, 


प्रताप लहरी पृष्ठ ४१. 





कविता में हास्य २३५ 


रोके पूछ पसार आन धम्मंन को नाका। 
यज्ञ मलेच्छतध की सारी करके मरमण्डा, 
अपने मुख महू डारि श्राहि सब पुर्गी श्रण्डा । 
छूकर सूकर बोफ सीफ कछु रहे न बाकी, 
स्वयं होय तर रूप करहिं ऐसी चलाकी । 
अ्रहो भ्रातृगए ! बैठ करत क्या सोच विचारा ? 
मारि एक छल्लाँग करुहु भारत उद्धारा ।/* 


कलियुग के हनुमान के ब्याज से ऐसे व्यक्तियों का परिहांस किया 
है जो देशोद्धार के बहाने दुनियाँ के कुकर्म करते हैं तथा अष्टाचार फला 
रहे हैं। इसी प्रकार “जोरूदास' शीषंक कविता द्वारा “पत्नी-भवतों ” पर वक्- 
उक्ति कही गई है-- 
“झ्पना फोई नाहीं रे, 
विन जोरू सिरताज जगत में कोई नाहीं रे । 
सात पिता जिन सुख लग जायो श्रपने सुख के भाई, 
एक जोरू हो संग चलेगो ऐसी शिक्षा पाई । 
मिले शिक्षिता सभ्या जोरू सुख का सार यही है, 
राखे सदा ताहि काँधे पर सुख का सार यही है । 
मूरख मात पिता ने पहले वहु सुख झादर पायो, 
पे इस सम्यकाल सें सो सब चाल नाहि चलायो ।”* 
गुप्त जी ने एक “जोगीड़ा” लिखा है जिसमें बाबा जी भौर उनके 
चेलों का वार्तालाप कराया है। चेलागण पूछते हैं-- 
“यती जी इसका खोलो भेद । 
क्रण्डा भला कि रण्डा बाबा, भ्रांत मलो या मेद, 
बिस्कुट भला कवि सोहन हलवा, बक बक भला कि वेद ।””3 
इसका उत्तर बाबा देते हैं-- 


जो श्रण्डा सोहो ब्रह्माण्डा, इसमें नाहीं भेद, 
दोनों प्रच्छे समझो बच्चे सोई श्रांत सोइ सेद । 





१. गुप्त निबन्धावली--पृष्ठ ६७५. 
२. गुप्त निबन्धावली--पृष्ठ ६७८. 
३. मिस्टर व्याप्त की कथा--पृष्ठ ३६०. 


२३६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


वेद का सार यही है, बुद्धि का पार यही है, 
मिले तो श्रण्डा चक्खो, मिले तो सण्डा भक्खो ।”* 
पं० शिवनाथ शर्मा ने लीडर की व्याज स्तुति लिखी है-- 
“लीडर के परि पाँयन पूजो, 
श्रोर न देव जगत में दूजो । 
दिन जब लीडर रात कहावे, 
कूद फूद कर चेलो गावे । 
सत्य प्रसत्य कहो डर नाहीं, 
कारज सब योंही बन जाहीं । 
भ्रव स्वराज्य को चाल यह ढट्टी श्रोट शिकार, 
नासहु कथन स्वतन्त्रता, परतन्त्रता कि प्रचार । 
इसी प्रकार “मिस्टर-स्तोन्नम्‌” शरीक से श्राजकल के फंशनेबुल युवक 
पर परिहास लिखा है-- 
“कोट बृद जाकटादिना सर्देव शोमिताम्‌, 
मांग को सुधार हैट खोपड़ा महो दितामू । 
कुरसियान दूल के लगे हमेश मिस्टरम्‌, 
इस प्रकार के प्रभु नमामि देवविस्टरम्ु ।* 
प्राज “बुशामद” और खुशामदियों का बोल बाला है। जीवन के भनेक 
कार्यों में खुद्यामद का प्रयोग किया जाता है। शिवनाथ शर्मा जी ने खुशा- 
मदियों' का स्तुति-गान करके कितना सुन्दर परिहास लिखा है-- 
“बन्दन करहुँ खुसामद चारो, 
इनको प्रकट प्रभाव विचारी । 
हाँ में हां फरि जीत॑ सबहीं, 
हाकिम विम्ुख न इनसों कबहीं। 
साहब घर ले डाली डोलें, 
गिड़गिड़ाय वत्तीसो खोल । 
भुकि भुकि कर बंदगी ऐसी 
साखी साख बोभ जुत जेसी । 





१. मि० व्यास की कथा--पृष्ठ ३६०. 
३२६६. ४० ५५ हैक) हा 6 


न 


कविता में हास्य र३७ 


“जी हजूर' को मंत्र उचारें 
'खुदावन्व' के बहें पनार ।”* 
ब्रिटिश काल में प्रंग्रेज के घर जन्म होना एक बड़े सौमाग्य की बात थी 
उन्हें सुख भौर चैन था। “पढ़ीस” जी ने अ्रग्रेज के घर जन्म लेने का कितना 
चुटीला परिहास उपस्थित किया है-- 


“क्वाकनि जब रामु घरयि जायउ, 
इतनी फिरियादि जरूर किह्ाउ । 
जो जलम्‌ विहाहु हमका स्वामी, 
अ्रंगरेजनि के बच्चा कौनहाउ । 
बच्चा प्रपने काका से कहता है कि मृत्यु के वाद भाप प्रंग्रेज के घर 
जन्म लेने का वरदान माँगना । कंसा माभिक परिहास है ! प्रपनी 'घमकच्चरु' 
शीष॑क कविता में एक वकील साहब के त्याग की प्रशंसा कर उनकी प्रामदनी 
फा विरोधाभास दिखाकर परिहास किया गया है-- 
“बड़े महया उकीलोी का प्ड्भरखा श्रोढ़ि दीन्हिनि हथि, 
इललु, बी. का कठिन कठारे सा बाँधि लिन्हिनि हथि। 
रहो कुछ हाँसियति, गहना गरीबी मांगि रउ गांठयन, 
पढ़ाई पूरि होययि दामु दामुपि पूरि दोन्हिनि हथि । 
कच्यहरी जाति हि रोजयि यो हँसि बहूसि व्यालपि, 
मुलउ महिना कि स्यहनति पारु पयिना प्लाठ पायिनि हथि ।३ 
पं० हरिश्ंकर दरर्मा का परिहास भी सुन्दर होता है। वक़् वचन कहना 
ही परिहास की जान है। दीन दुख्ियों की सहायता करना, ब्राह्मणों को दान 
देना भादि भारतीय संरकूति में श्लाघ्य माने गये हैं लेवि-न भविद्यानन्द जी उप- 
देश देते हैं-- 


“सुधी साधु को मान खाना न दो, 
किसो दोन को एक दाना न दो । 
फनी गाय बूढ़ी नहीं पालना, 
किसो मिश्र को दान दे डालना ।/* 





१. मिस्टर व्यास की कथा--पृष्ठ ३००. 

२. चकल्‍लस--पृष्ठ ५६. 

हे. चबललस- पृष्ठ १८. ५ कहर 

४, चिढ़ियाघर-पृष्ठ ४४. 5 के कर ८८७ €०१०४७ 
2४; ७, 


र३े५ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


अन्धविश्वास, जातीय-संकोच श्रादि पर भी शर्मा जी ने परिहास 
लिखे हैं -- 
“रचो ढोंग पाखण्ड छूटे नहों, 
छुप्नाछ्ृत का तार दूटे नहीं । 
26 > > 
महामूढता के संगाती रहो, 
बुराचार के पक्षपाती रहो । 
जुड़े चौधरी पंच पोंगा जहां, 
न बोला करो बोल बाले वहाँ । 
इसी प्रकार शर्मा जी ने अपने समय की वृत्तियों तथा सामाजिक 
कुसंस्कारों पर भी परिहास लिखा है। भगवान से आश्ञीर्वाद माँगते हुए 
लिखते है-- 
“ज्ञाथ ! ऐसा दो ग्राशोर्वाद । 
हो जावें हम मारतवासी, सब के सब बरबाद, 
भारत पड़ भाड़ में चाहे घटे न पद मर्याद । 
रहे गुलामी के गएढे में, करें न दाद फ़िराव, 
जरा जरा के वाक़यात पर बरसा करें फ़िसाद ।”* 
ये प्राचीन संस्कृति के पक्षपाती थे और श्रायं समाजी थे। नवयुवकों 
पर पड़ते हुए पादचात्य संस्कृति के प्रभाव को यह नहीं सह पा रहे थे। इनके 
परिहास में घृणा तथा भत्संना की मात्रा श्रधिक है। “प्रल्हणराम कीरेंरें! 
शीषक कविता में ये कहते है -- 
“हिन्दू सुनो खोलकर कान, 
हो ज्ञाओ बिलकुल बीरान। 
ऋषि मुनियों को जाप्नो भूल, 
काटो वेदिक धर्म बबूल 
ऋषि मुनियों को भूल जाने की सलाह ्रौर वंदिक धर्म को बवूल की 
भाँति निरर्थक बताकर उसे काटने का निमंत्रण व्याज-निन्दा का कितना सुन्दर 
उदाहरण है। 
१. चिड़ियाघर-पृष्ठ ६५. 
२. चिड़ियाघर- पृष्ठ ५५. 


कविता में हास्य र३६ 


बेढव बनारसी “घूध” की व्याज स्तुति करते हुए लिखते हैं-- 
“खुदा से रात दिन हम खेरियत उनको मनाते हैं, 
निडर होकर मजे से घूस लेना जो सिखाते हैं |” * 
इसी प्रकार भाधुनिक तीर्थों का परिहास देखिए-- 
“न बदरीनाथ जाते हैं न श्रव जाते हैं वह काशी, 
मिसों के वर्ञत्रों को लंदनों पेरिस वह जाते हैं ।* 
आधुनिक साहित्य के गीतकारों पर रचा परिहास देखिए-- 
“रच रहे श्राप हैं साहित्य नया क्या कहना, 
गीत फा रूप है घुन उसमें है क्रव्वालो को ।”३ 
श्री गोपालप्रसाद व्यास ने भी परिहास लिखा है। “पत्नी-पूजकों” 


फो उपदेश देते हुए लिखते है-- 


“तुम उनसे पहले उठा करो, 
उठते हो चाय तंयार करो। 
उनके कमरे के कमी भ्रचानक, 
खोला नहीं किवाड़ करो । 
उनकी पसन्द से काम करो, 
उनको रुचियों को पहिचानो । 
तुम उनके प्यारे कुत्ते को, 
बस घूमो चाटो प्यार करो ।//* 
इसी प्रकार प्रापने भ्रालसियों के मुख से “प्राराम” शब्द का महत्व 


फहलवाया है-- 


““ध्राराम शब्द में राम छिपा जो, 
भव बन्धन को खोता है। 

श्राराम शब्द फा ज्ञाता तो. 
बिरला हो योगी होता हे । 
इसलिए तुम्हें समभता हूं, 


१. बेढ़ब की बहक--पृष्ठ ३३. 


र्‌. »#... पृष्ठ ३३, 
डरे रा] पृष्ठ ७८५ 
४. भजी सुनो--पृष्ठ ८६ 


है४ड० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


मेरे प्ननुभव से काम करो 
ये जीवन यौवन क्षण भंग्रुर, 
धाराम करो, आराम करो ।”* 
झ्रोर यदि कुछ करना ही पड़ जाए तो-- 
“यदि करना हो कुछ पड़ जाए, 
तो प्रधिक न तुम उत्पात करो । 
झपने घर में बंठे व ठे बस, 
लम्बी लम्बी बात करो |” 
कान्‍्ता नाथ पांडे “चोंच” की कविता में भी परिहास यथेष्ट मात्रा में 
मिलता है । ज्यों-ज्यों समय बदलता गया त्यों त्यों हारय के प्रालम्बन बदलते 
गये । जबसे कांग्रंस का राज्य हुश्ना, नेताश्रों का प्रभुत्व बढ़ा । चोंच जी भ्रपनी 
“बन्दना”” शीप॑क कविता में व्याज-स्तुति की शैली में परिहास करते हैं-- 
“बन्दों कांगरेसी राज । 
कृपा पाकर जाहि की सब प्लोर सुख का साज, 
सब प्रजा इमि है सुखी ज्यों चटक पाकर बाज । 


>< ५ 3८ 
बढ़े यों नेता हमारे सभी वेश्रन्दाज, 
ब्राजकल ज्यों मूलधन से बढ़ा करता व्याज । 

मुहरिर भी समाज का एक विशेष जन्तु होता है। उसकी महिमा का 
वर्णान “चोंच'” जी करते हैं-- 


3 


“तुम परिवर्त न करने वाले, 
तुम नव-नरतन करने वाले। 
तुम कितनों की ही जेबों का, 
हो कल कत' न कराने वाले। 
पबलिक कपोत के हेतु बाज, 
मद-मस्त मुहरिर महाराज ।”* 





१. श्रजी सुनो--पृष्ठ १४१. 
२. » # प्ठ १४२. 
३. खरीखोटी--पृष्ठ २२. 
है »... पृष्ठ ६६- 


कविता में हास्य २४१ 


विरोधाभास द्वारा भी परिहास की सृष्टि की जाती है। “उल्फत! 
शीर्षक कविता में "चोंच” जी ने इसी शंली द्वारा परिहास की सृष्टि की है-- 

“मुझको क्या तू ढूंढे रे बन्द, मैं तो तेरे पास में 

ना में सिनेमा, न में थियेटर, न टिकट, ना फ्रो पास में । 

ना गाँधी में, ना जिल्‍ना में ना राजेज्थ, सुमाष में, 

ना खट्टर में, ना घरखा में, ना मोहर, चपरास में, 

ना प्रोफेसर में, ना टीचर में, ना स्टूडेन्ट, ना क्लास में, 

ना मलमल में, ना मखम्तल में नहों सिल्क या क्लास में । 

>< >< >८ 

मुझे हू ढना चाहे तो तू पल मर फो तालास में, 

तो तू जा ससुरार रे बन्दे, हू ढ ससुर श्रौ सास में ।"* 

कुज बिहारी पाँडे ने भी परिहास सुन्दर लिखा है। भाषण का महत्व 
उनके शाब्दों में-- 

“भ्रच्छा भाषण दिये बिना, धंलो चन्दे की हजम न होती, 

बिना हार में पड़ न सुन्दर, हो कितना हो सुन्दर मोतो । 

८ ८ 2८ 

स्मित-भूफुटि विलास बिना, फोका लगता है प्रेम प्रदर्शन, 

रगड़ बिना नहीं पोतल का, फीफा लगता है प्रेम प्रदर्शन, 

बिना मंच पण्डाल, न झ्च्छा लगता गोता का भो दर्शन ।/* 

इसी प्रकार मंत्री जी का पछतावा देखिए-- 


“कसम तुम्हारो खाकर कहता, मैं मंत्रो बनकर पछताया । 

छितनो मांगें हुई कमो उससे कम नहों दिए श्लाइवासन, 

एक एक दिन में कितनी ही, प्रदर्शिनी परिषदें सम्हालों, 

जहां जहाँ पहुँचा, दे माषण उजलो फरदों रातें फालो ।” 

भुशंडिजी ने “हिजड़ा, शीषंक कविता में भ्रपनी वक़ोक्तियों द्वाराइस 
समाज के विद्षिष्ट व्यक्तियों को हास्य का आालम्बन वनाकर परिहास किया है 
वे उनकी वीरता का वर्णन ब:रते हुए लिखते हैं-- 





१. खरीखोटी-पृष्ठ १०५५ 
२. उपवन--पृष्ठ १३. 
३. उपवन--पृष्ठ ३२. 


२४२ 


हहिन्दो साहित्य में हास्य रस 


“हे भारत के दिग्गज महान ! 
तुम वृहन्नला के श्रनुयापी 
द्वापर युग के पक्के निशान । 
तुम श्रवसरवादी नेता से, 
गागर में सागर मरते हो ॥” 
भ्रपनी सुकीति से पुरखों का, 
तुम नाम उजागर करते हो। 
तुम तीसमारखां बन कर भी, 
ना मार सके कोई मक्‍्खी। 
भ्रग्र जियत न श्रव तक हटा सके 
जो श्रपने घर में है रक्खी। 
लेकिन तुमने तो बदल विया, 
निज बल से विधना का विघान । 
है मारत के विग्गज महान्‌ !”* 


श्री वंशीघर शुक्त्र ने परिहास 'वोटर' भगवान की स्तुति रूप में लिखा है-- 


“जय वोटर भगवान्‌ ! 

श्रापको टूटी फूटी मूक श्रविकसित वाणी पर, 
नाचा करते हैं नूतन युग निर्माण । 

जय वोटर मगवान्‌ ! 

श्राप के नगन नील धूलि-घूसरित चरणों पर, 
नत मस्तक, त्याग, तपस्था, सेवा । 

साहस, बुद्धि, योग्यता, विद्याडिग्री न्याय, 
नीति, छल रीति, जाल तिकड़म, कूटनीति । 
फुलरीति, धर्म, जातोय बंधुता, जेल यातना, 
गड्डों मरी तिजोरी खाता। 

तन, मन, धन, समपंणा, 

जब तक वोट नहीं देते हो । 

तब तक ब्रह्म समान, 

जय वोटर भगवानु !”* 





१. जमालगोटा-पृष्ठ ८५. 
२. साप्ताहिक हिन्दुस्तान--७ दिसम्बर १६५२ पृष्ठ २६. 


कविता में हास्प २४३ 


स्नेह हास (्प००ए7) 


स्नेह हास ही शुद्ध हास्य होता है इसमें श्रालम्बन के प्रति ममता के 
भाव होते हैं इसमें जो वक्ता, जिक़रेता प्रसंगति या प्राकस्मिकता देखने को 
पिलती है उप्तमें इतनी हाइिकता रहती है कि आलोचना, उपहास या जुगुप्सा 
के लिए भ्रवसर ही नहीं रह जाता । इममें भ्रात्मीयता रहती है, जिस पर हम 
हेसे वह हमारा प्रिय भी होता है, श्रतः ऐसा हास तरल हो जाता है। 


स्मेह हास के लिए प्रयोजन, सामान्यता, ग्रतिवादिता, ईर्ष्या श्रौर प्रस्वी- 
कृति घातक होते हैं । इस समाज-सुधार पश्रथव्रा किसी सिद्धान्त के प्रतिपादन 
से कोई सरोकार नहीं । ईर्ष्या से प्रेरित होकर कलाकार श्रौर सब कुछ कर 
सकता है स्नेह हास को जन्म नहीं दे सकता । 
यद्यपि भारतेन्दु बाबू हरिइ्चन्द्र ने व्यंग्य तथा परिहास ही भ्रधिक 
लिखा किन्तु तरल हास्य के छींटे भी उनके काव्य में यत्र-तत्र बिखरे मिलते हैं । 
“मुशायरा”” शीबंक उनकी एक कविता में शुद्ध हास्थ की सुन्दर उदभावना 
हुई है-- | 
“वाल्ला कट लगा है कि भंया जो हैं सो हैं, 
बनियन का गम भवा है कि भ॑ंया जो हैं सो हैं । 
कुप्पा मये हैं फूल फ॑ बनियां बफत मात, 
पेट उनका दमकता है कि भंया जो हैं सो हें । 
अखबार नाहीं पंच से बढ़ कर भया कोऊ, 
सिक्का वह जमगवा है कि भैया जो हें सो हूं ।' 


“कि भैया जो हैं सो हैं” इस तकिया कलाम के द्वारा हास्य उत्पन्न 
होता हैं, विशुद्ध हास्प है । किसी उद्देश्य से नहीं लिखा गया । बनियों की हँसी 
भी उड़ाई जा रही है किन्तु ममता/तथा स्नेह से सिक्‍त होकर द्वंष श्रथवा घृणा 
के भाव से नहीं उनकी “पाचन वाला” चूरन के लटके में शुद्ध हास्य की उद्भा-- 
बना सुन्दरता पूर्वक हुई है -- 

“चूरन श्रमल वेद का भारी जिसको खात कृष्ण मुरारो, 
चूरन बना मसालेदार जिसमें खट्टे की बहार । 
मेरा चूरन जो कोई खाय मुभको छोड़ कहीं नहिं जाय, 





१. हरिहचन्द्रिका-- भगस्त १८७६ (खण्ड ६--सं० १४) 


र्डड हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


घूरन नाटक वाले खाते इसको नकल पचा। कर लात । 
चूरन खाबें एडिटर जात जिनके पेट प्च नहिं बात ।”* 
सम्पदर्को के पेट में वात नहीं ठहरती, यह तरल हास्य दै--निरुद्द श्य 
एवं स्नेहयुक्त । इसी प्रकार “चने जोर गरम” शीष॑क गीत भी शुद्ध हास्य 
युक्त है-- 
“चने बनावें घासोी राम, जिनकी भोलो में दूकान। 
चना चुरम्र चुरमुर बोले, बाबू खाने को म्‌ ह खोले । 
घना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढोलो ढाली | 
चना खाते मियां जुलाहे डाढ़ो हिलती गाहे बगाहे ।”* 
पं० प्रतापनारायण मिश्र ने “बुढ़ापा” शोषंक एक कविता लिखीं 
जो विशुद्ध हास्यात्मक है। बुढ़ापे की दद्या का वर्णान देखिये-- 
“हाय बुढ़ाप तोरे मारे श्रव तो हम नकन्‍्याय गयन 
2८ >< ८ 
कंस्पो सुधि ही नाहों प्रावति, म्‌ डुइ कहै न दे मारन । 
कहा चहो कह निकरत कुछ है, जीभ रांड का है यह हालु । 
फोऊ याकी बात न समर चाहै बीसन दांय कहन। 
डाढ़ी नाक याक्ष माँ पिलगें, बिन दाँतन मुह श्रस पोपलान । 
डढ़िही पर बहि बहि भ्रावति है, कण्हूँ तमाखू ज॑, फाँकन ॥ 
भाव व्यंजना एवं वस्तु व्यंजना दोनों ही हृष्टि से कविता सफल बन 
पड़ी है। बुढ़ापे की विवशताओ्रों का सहारा हास्य के उद्र क करने के लिए 
लिया गया है । 
वालमुकुन्द गुप्त ने यद्यपि राजनेतिक एवं सामाजिक व्यंग्य ही भ्रघिक 
लिखे किन्तु तरल हारय की दृष्टि से उनक्री भैंस का मरसिया” शीर्षक फविता 
सुन्दर बन पड़ी है। ',भैंस” के स्वगंवास हो जाने के उपरान्त उसके दुःख में 
गुप्त जी कहते हैं-- 
“बड़ी देखती है. वह पड़िया बेचारी, 
धरी है यों ही नाँद सानो की सारी। 
|... ६१. _आरतेन्दु नाटकावली- पृष्ठ ६६१. 
6 क्र हक ६६३. 
३. प्रताप लहरी-- पृष्ठ ४०. 


कविता में हास्य २४५ 


पड़ी है कहीं ठोकरी झोर खारी, 
वह रस्सी गले को रखी है संवारी । 
बता तो सहो भंस तू ध्रब कहाँ है? 
तू लाला की श्रांखों से भव क्यों निहाँ है ?'* 

“वढ़ीस” की “हम प्रौर तुम” शीष॑क कविता में फंशन परस्त युवक 
का हास्थमय चित्रण किया गया है। यद्यपि घुवक को आालम्बन बनाया गया 
है किन्तु उसमें ममता का होना तथा छूणा के भाव के न होने से व्यंग्य नहीं 
बन पाया, शुद्ध हास्य रह गया है । देखिए-- 

“लरिका सब भाजयि चउ' कि चउ' कि, 
रपटावाँय फुतवा भडकि भडंकि। 

तुम प्रजुभुतु रूप घरयउ भग्या, 

जब घाक बिलायिति पास किह्माउ । 
बिल्‍लायि मेहारिया बिलखि बिलखिं, 
साथ की बंदरिया निरखि निरखि ।”* 

“जय नलदेव हरे” शीरप॑क कविता में १० हरिशंकर छर्मा ने शुद्ध हास्य 
की व्यंजना की है, क्‍योंकि परोक्ष रूप से भी इसमें किप्ती के ऊपर कटाक्ष नहीं 
है । प्रतएव यह विशुद्ध हास्य की कोटि में श्र:ता है। देखिए-- 

झोम्‌ जय नल देव हरे । 
कहूँ कर कर भरना सम भरकें सुषमा सरसाप्रो, 
कहूँ भादों की भाँति मेघ बनि पानो बरसाप्रो । 
झोसू जय नल देव हरे । 
चढ़ें चढ़ायो तुम पे सब को पे न सब्रे पाश्नो, 
दीनन की पुकार सुनि सुनि के बहरे बनि जाप्रो,* 

बेढब जी ने शुद्ध हास्य लिखा है जो कि भाषा की रवानगी को दृष्टि से 
सुन्दर है-- 

“बहुत है “ इनकम'' दिलों की तुमको कहीं न लगजाय टेक्स देखो, 
जनाब भ्राया हे वह जमाना कि इससे क्ोई बरी नहीं है । 

१. गुप्त निबन्धावली-- पृष्ठ ७२४. 

२. चकलल्‍लस--पृष्ठ ६५. 

३. बेढ़व की बहक--पृष्ठ ११. 


र्ड६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


“नहीं हुकूमत चलेगी उन पर फजूल हैं कोशिशों तुम्हारी, 

यह है मुहब्बत की एक दुनियाँ जनाब यह “टोचरी” नहीं है। 
दिखाया दूटा हुआ दिल श्रपना जो मैंने सरजन को तो वह बोला, 
बनेगा लंदन में दिल तुम्हारा यहां यह कारीगरी नहीं है ।”* 


चोंच जी जी ने “स्वयं” को श्रालम्बन वना कर “निराशा का गान” 
शीषंक कविता में शुद्ध हास्य की सृष्टि की है-- 


“क्या बताऊ ? 

“श्रीमती जी हैं गयों मंके चलु' खाना पकाऊ, 

भूख जोरों से लगी है बीरता सारी भगी है। 

चलू “नोट्स” तंयार करने की जगह चुल्हा जलाऊ। 

क्या बताऊ ? 

फूक में चूल्हा रहा हूं नहा स्वेदों से गया हूँ, 

पर डटा हूँ युद्ध में, कंसा श्रनोखा बेहया हूँ । 

लकड़ियाँ सब हैं सरस, इनको चलू' नोरस बनाऊ । 

श्रीमती जी हैं गयीं मेंके, चलू खाना पकाऊ । 
वया बताऊ ?”* 


श्री वेघड़क जी ने अपने “प्रियतम से बजट पास कराने” के माध्यम 
से शुद्ध हास्य की सृष्टि की है-- 


“बिट॒टी की शादी करनी है, 
लल्लू का मुडन करना है। 
जी हुप्रा जनेऊ कल्‍्लू का, 
उसका भो कर्जा भरना है। 
वह दो हजार का खर्चा है, 
इसमें न कटौती हो सकती । 
हां यह मकान मालिक भी तो, 
देता रहता नित धरना है। 

ये सारे काम जरूरी हैं, 
मत चेहरा श्रभी उदास करो | 


ह १. खरीखोटी--पृष्ठ १८. 
२. धर्मयुग हास्यरसांक-मार्च १६५४. 


कविता में हास्य २४७ 


करतो हूं घर का बजट पेश, 
प्रियतम तुम इसको पास करो ।/* 
रमई काका ने “तें कह्रों वाह रे तोंद बाह'” में तोंद की महिमा का 
बर्णान किया है-- 
“उड्ठ उपरै ऊपर खंचि लिहिनी, तो सव घर पलल्‍ले पार भवा। 
घुलु तोंद न निकरा खिरकी ते, में कह्मों श्राह रे तोंद श्राह्‌ ॥ 
जब सहर गयन रिक्सावाले, हमका चखत॑ कतराय जाँय । 
भ्रौ डबल केरावा दिहे बिना, तांगा वाला भन्‍नाय जांव ॥/३ 
कविवर “भरुशंडि” ने कुछ साहित्यिकों के शब्द-चित्रों में सुन्दर हास्य 
का सुजन किया है। १० श्रीनारायण चतुर्वेदी का हास्य रस शब्द चित्र 
देखिए-- 
“गोरे से पतले दुबले पर हिन्दी में है गामा 
प्यारी रिस्टवाच से ज्यादा जिन्हें साइकिल इपास। । 
अपटुडेट ब्रिटिश साडेल पर रोली तिलक लगाते, 
एक साथ पंडित मिस्टर का ज्जो हैं नियम निमाते । 
अपनों से खुलकर मिलते हैं बाकी से तो मोन हैं। 
जो 'वियना की सड़क' सुनाते बाबूजी ये फौन हैं ।” * 


श्री गोपाल प्रसाद व्यास की कलम खो गई । उसके विरह का हास्यमय 
वर्णन भ्रतुकांत छन्द में देखिए-- 
“बहू थी फलम, 
फाउन्देन कहा करता था, 
लिखता था जिससे, 
नित्य पत्र ससुराल को, 
क्योंकि श्रीमतो जी फे, 
रिश्ते थे अनेक, 
झोर उन सबको, 
निवाहना जरूरी था। 


१. धर्मयुग हास्यरसाँक--मार्च १६५४ 
२. भिनसार-पृष्ठ ६३ 
३. जमालगोटा--पृष्ठ ४७ 


रड्८ 


हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


मेरी मुनीम, 

जो रोज्ञ लिखा करती थीं 
घोबी का हिसाव 

नई लिस्ट खरीदारी की 
कज्ञ दोस्तों को 

श्रो अ्शेष हाल वेतन का 
सोते वक्त डायरी 

रिकार्ड गए जीवन का 
हाय चिरसंगिनी 

अ्रजस्त्र मसि-धारिणी 

जो भावों के बिना हो 
नये गीत लिख देती थी 
खुद न खरोदी 

किसी मित्र की धरोहर थी 
श्राज देखी जेब तो 

प्रतोत हुआ खो गई । 
खोगई-- खोगई ।”” * 


पं श्रीनारायण चतुर्वेदी ने “घंटाघर” शीषंक कविता में शुद्ध हास्य 


की सृष्टि की है- 


१. श्रजी 


यू० पी० में एक प्रयाग नगर, 
उसके बाज्ञार में घंटाघर । 
2८ मर ९ 
वह गति मुग्धा, वह प्रगतिशील, 
प्रतिपल वह भ्रागे चले बढ़ी । 
लड़कों से कहतो बजे तोन 
श्रव बजे चेन को मधुर बीन । 
दफ्तरवालों से कहे पांच, 
कागृज़ फाइल में लगे झ्रांच 
सिनेमाप्रेमी से कहे, चलो, 
साढ छ बजते होता शो ।* 


सुनो पृष्ठ १५ 


श्‌. छेड़छाड़--पृष्ठ ४ ४ 


कविता में हास्य २४६ 


कवि देहाती जी के इन दोहों में शुद्ध हास्य की प्रभिव्यक्ति है-- 
“पिय प्लावत मग विलमगे, मिली सोति बेपीर, 
मानों चलती रेल फी खेंची फोऊ जन्जीर | 
नेही सो मिलिवे चलो तबलों पिय गये झाय, 
बिना टिकट के सफर में ज्यों चेंकर मिलि जाय ।” 


वेरोडो (?०४४०99) 

“वैरोडी” के साहित्यक मूल्यांकन के बारे में पिछले प्रध्यायों में पर्याप्त 
विवेचन किया जा चुका है । यहाँ हमें हिन्दी में “वरोडी साहित्य” का विवेचन 
ही प्रभीष्ट है । “पैरोडी” का जन्म भारतेन्दु काल में ही हो चुका था। श्री 
राघाचरण गोस्वामी ने पपने पत्र “भारतेन्दु” में एक “परोडी” लिखी-- 


“श्राज हरि हाईकोर्ट सिधारे ! 
पुरी द्वारिका मध्य सुघर्मा सभा सनों पर घारे। 
परम भक्त साहब नोरिस को निज कर वक्शत दीनों ॥ 
बहुत दिनन को ताप प्रापने पापसहित हरि लोनों । 
भ्रावत सम॑ सुरेख््र नाथ कों कारागार पठायो॥ 
को कहि सक॑ विचार विवेचन यह मूरस्त सन मोरो । 
सूरदास जसुदा को नन्‍्दन जो फुछु फरे सो थोरो ॥/”* 


चक्त “पं रोडी,' का सामाजिक पहलू उत्कृष्ट है। पं० बालकृष्ण भट्ट 
ने संस्कृत में कुछ “पैरोडियाँ लिखीं । उदूं' तथा संस्कृत मिश्चित एक “परोडी 
देखिए-- 


“हष्ट्वा तन्न विचित्रतां सस्लतां में था गया बाग में, 
फाजिस्ततन्र कुरंग शावनयना गुल तोरतो थी खड़ी । 
उद्द्रम्‌ घनुषाकटाक्ष विशिरबंधायिल किया था सुर, 
मज्जानी तवरूप मोह जलधो हैदर गुजारे शुकुर ।”* 


धावू वालमुकुन्द गुप्त ने भी परोडी” लिखी। सती भनुसुइया के 


सदुपदेश का परिहासमय भनुकरण देखिए । इसमें वर्तमान युग के पतिब्रत धर्म 
पर व्यंग्य है-- 


१. भारतेन्दु मासिक--२०जुन १८८३, पृष्ठ ४४. 
२. हिन्दी प्रदीप--दिसम्बर १६०६, पृष्ठ १३. 


२५० हिन्दी साहित्य में हास्थ रस 


“एकहि धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन, पति पद प्रेमा, 
प॑ पति सो जो कह भावे, रोम रोम भीतर रम 'जावे । 
बालकपन को पति जो कोई, तासों प्रीति करो मत कोई, 
एक मरे दूसर पति करहीं, सो तिय भव सागर उतरहीं ।”* 
पं० हरिशंकर शर्मा ने सुन्दर “पेरोडियाँ” लिखीं । तुलसीदास जी की 
पेरोडी देखिए-- 
“सब यानन तें श्रेष्ठ अ्रति, द्र,ति-गति गामिनि कार, 
घनिक जनन के जिय बसी, निस दिन करत बिहार । 
मंजुल मूर्ति सदा सुख देनी, 
समुक्ति सिहार्वाह स्वर्ग नसेनी । 
८ ३ 24 
पों पों करति सुहावति कंसे, 
मुनि सख शंख बजार्वाह ज॑से । 
2८ ९ ८ 
वाहन-कुल की परम-गरुरु, सब कहें सुलभ न सोय 
रघुबर की जिन पे कृपा, ते नर पार्वाह तोय / * 
उपरोक्त पेरोडी में तुलसी दास जी का छन्द-साम्य ही नहीं है वरन्‌ जो 
लप्ती की शैली की विशेषताएं हैं उन्हें भी हास्यमय बनाया गया है । 
श्रतुकान्त कविता को लेकर “निराला'” की एक पेरोडी और देखिए-- 
“खद्वा । 
श्रोहो, चनुष्पदी, निष्पदी तथा-- 
निर्भान्‍्त, भ्रलक्षिता, एवम्‌ सापेक्ष सत्ता, सुरम्या-- 
महत्त्वमयं-मत्कुरा सेविता 
तक्षा, एवम्र 
रथकार ........ शयनाकार संयुक्ता 
सम्पृक्ता--सुकोतिता । 
सुधीन्द्र रज्जु--रसरी । 
रता- नता, खबर भ्रवनता ॥ 
१. गुप्त निवन्धावली-पृष्ठ ६७६. 
२. विजरापोल--पृष्ठ २८. 
३. चिड़ियाघर-- पृष्ठ ६८. 


कविता में हास्य २५१ 


पं० ईश्वर प्रसाद शर्मा ने तुलसीदास जी के एक दोहे की “पैरोडी” 
की है-- 
“चित्रकूट के घाट पर, भइ लंठन की मोर, 
बावा खड़े चला रहे, नेन सेन के तीर (2१ 
बेढब जी ने कई सुन्दर “पैरोडियाँ” लिखी हैं। प्रसाद जी के प्रसिद्ध 
गीत “बीती विभावरी जाग री” की पे रोडी देखिए-- 


बीती विमारी जाग री । 
छुप्पर पर बंठे काँव काँव, 
करते हैं कितने कागरी । 
तू लम्बी ताने सोती है, 
बिटिया माँ कह कह रोती है । 
रो रो कर गिरा दिये उसने, 
श्रांस्‌ श्रव तक दो गागरी । 
बिजली का भोंपू बोल रहा, 
घोबी गदहे को खोल रहा। 
इतना दिन चढ़ श्राया लेकिन, 
तूने न जलापी श्राग री । 
उठ जल्‍दी दे जलपान मुझे, 
दो बीड़े दे दे पान मुझे । 
तू श्रव तक सोतो है भ्राली, 
जाना है मुझे प्रयाग री । 
बीती विभावरी जाग री 
बढव जी ने “बच्चन” की “परोडी” भी की 'है-- 
“जोवन में कुछ कर न सका, 
देखा था उनको गाड़ी में, 
कुछ नीलो नोलो साड़ी में, 
वह स्टेशन पर उतर गयीं । 
मैं उन पर थोड़ा मर न सका, 
वह गोरी थों, में काला था। 








१. आ्राघुनिक हिन्दी साहित्य का विकास--पृष्ठ ५६. 
२. साहित्य सन्देश--पअप्रेल १६४० , पृष्ठ ३६. 


श्श्रे हिन्दी साहित्य में हास्य रसे 


लेकिन उन पर मतवाला था, 
में रोज रगड़ता साबुन पर, 
चेहरे का रंग निखर न सका ।”* 
श्री श्यामनारायण पाण्डेय की “हल्दीघाटी” की सुन्दर “पेरोडी” 
“बूनाघादी ” शीषंक से चोंच जी ने की है-- 


“नाना के पावन पाँव पूज, 

नानी पद को कर नमस्कार । 

उस श्रण्डी की चादर वाली, 

सालो पद को कर नमस्कार । 

उस तम्बाकू पीने वाले के, 

नयन याद कर लाल लाल । 

डग डग सब हाल हिला देता, 

जिसके खों-खों का ताल ताल । 

घन घन घन घन घन गरज उठी, 

घण्टी टेबल पर बार बार । 

चपरासी सारे जाग पड़े, 

जागे मनीग्राडर श्रोर तार 

कविवर श्रीनारायण गागे, 

दफ्तर में जगमोहन जागे। 

घर घर कवि सम्मेलन जागे, 

बेढव जागे, बच्चन जागे ।”+ 
कत्री रदास के दो दोहों की पेरोडियां भी 'बोंच' लिखित देखिए-- 

“नेता ऐसा चाहिए, जंसा सूप सुमाय । 

चन्दा सारा गहि रहै, देय रसीद उड़ाय ॥ 

यह घर थानेदार का खाला का घर नाहिं। 

नोट किनारं पग धरं, तब बंठे घर मांहि ॥/३ 
बेघड़क बनारसी ने चन्द्रश्स्ाद वर्मा “चन्द्र” के प्रसिद्ध गीत “मेरे 

श्रांगन में भीड़ लगी मैं किसको कितना प्यार कहूँ” की पंरोडी की है -- 


१ हास-परिहास--पृष्ठ १०८ 
२. खरीखोटी ».. ७६. 
३. न छः दिफ, 


कविता में हास्य श्भ्रे 


“मेरे ध्रॉयन में मोड़ लगी, में किसको किसको प्यार करू ? 
ये सास-ससुर साली-साले, 
बोबी बच्चे प्रोर घरवाले, 
थे दिली दोस्त गोरे-काले, 

सब पुझे “डियर” कहते हैं प्रिय, किसका किसका इतवार करू ? 

कुछ कविवर हैं, कुछ शायर हैं, 
कुछ डायर हैं, कुछ फायर हैं, 
कुछ ठयूब झोर कुछ टायर हैं, 

भारत रक्षा का भय मुझको, फंसे इनका व्यापार करूँ 2१ 


“बच्चन'” की कविताओं की “पैरोडियाँ” विशेष लिखी गई हैं । 
“लैयाजी बनारसी” ने वच्चन के “तुम गा दो मेरा गान श्रमर हो जाये” की 
“वैरोडी” लिखी है-- 


“तुम रो दो भेरा गान श्रमर हो जाये । 
मेरा हृदय बड़ा उच्छु खल-- 
उछल-उछल रह जाए। 
दोनों हाथ दबाकर इसको, 
मैंने छत्द बनाये । 
फिन्तु रेडियो सम्मेलन में, 
मैं जाकर पढ़ श्रापा-- 
तुम छ दो, सेरा कान प्रमर हो जाए।"* 
उपरोबत “पैरोडी” उच्च कोटि कौ नहीं कही जा सकती । इसमें न 
बच्चन की शैली का ही परिहास हो पाया है भोौर न छन्‍्द-साम्य ही है । केवल 
एक पंक्ति का उलटफेर कर देना भ्रच्छी पेरोडी के लिए पर्याप्त नहीं होता । 
श्री गोपालप्रसाद व्यास ने तुलसी तथा रहीम के दोहों की पेरोडियाँ 
लिखी हैं-- 


“रहिसन लाख मभली करो, जिन्‍ना जिद न जाय, 
राग सुनत, पय पियत हू, सांप सहजि घर खाय । 





१. हास परिहास--पृष्ठ ४५. 
३ कक 4 ८ ६. 


र्श्४ 


लिखते 


हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


तुलसी या संसार में कर, लोज दो काम, 
भरतो हूर्ज फौज में, वारफन्ड में दाम ।”* 


श्री ब्रजकिशोर चतुर्वेदी जो मिस्टर चुकन्दर के नाम से हास्प-रस 
हैं, “रत्नाकर” के उद्धवशतक की पैरोडी में लिक्षते हैं-- 


“कौज देश-भक्ति को प्रचार गिरि-शड्भून पे, 
हिय में हमारे श्रब नेकु खटिहै नहीं । 

कहै “रत्नाकर'" जे हंंसिया हथोड़ा हांड़ि, 

हाथ में “तिरंगा भण्डा” श्राजु सदि है नहीं । 
रसना हुमारि चारु चातको बनी है ऊधो, 

“लेनिन” बिहाय श्रौर रट रटि है नहीं । 

लोटि पोटि बात को ववण्डर बनावत क्यों ? 
नन ते हमारे श्रव रूस हटि है नहीं ॥/* 

पं० सोहनलाल द्विवेदी की “वासवदत्ता” शीपंक कविता की उत्कृष्ट 


कोटि की पेरोडी पं० श्रीनारायणा चतुर्वेदी ने “महाश्वेता” शीप॑क में लिखी 
है । छन्द-साम्य एवं शैली के हास्यमय अनुकरण दोनों ही हृष्टि से यह सुन्दर 
बन पड़ी है-- 


“श्रातुर पुण्डरीक ने, 

फेंकी निज्ञ साइकिल 

आ्रौर बंठा घुटनों के बल 

देवी की प्रार्थना में भक्त जैसे बेठा हो, 
बोला-- 

योवन यह श्रषित यह पद्म में है। 
इसे स्वीकार करो, 

यह न तिरस्कार करो । 

रूप यह, 

योवन यह, 

जिसने प्राप्त करने को 


१. अ्रजी सुतो--पृष्ठ ११२. 
२. पेरौड्यावली पृष्ठ १३. 


कविता में हास्य र्श्श 


श्रपनी कन्याश्रों के लिए 

कितने कलक्टर श्रौर डिप्टी कलबटरों ने, 
८ ३ ६ 

चक्कर हैं काटे मेरे पिता के घर के । 

औई हर < 

अरपित है यौवन यह 

अ्रित करियर है यह्‌ 

प्रणय निवेदित है । 

हृदय निवेदित है । 

फरो स्वीकार मुझे 

तृप्ति वरदान सुम्े। 

तप्त उर शीतल करो गाढ परिरम्भन दे ।* 


श्री ऋषिकेद चतुर्वेदी ने बच्चन की “मधुशाला” की प॑ रोडी “विजय 
वाटिका” शीष॑ंक लिखी । 


प्रन्त में श्री बरसाने लाल चरुर्वेदी की “सुदामा चरित” की पेरोडी 
से हस प्रकरण को समाप्त करते हैं-- 


“सोने की कप्तानी को चश्मा सुलोचन पे, 

खहर की टोपी को मुकुट घरे माथ हैं । 

पहिने कारी श्रचकन भ्रो पायजामा चूड़ोदार, 

झभिननन्‍्दन ग्रन्यन के पदूम धरे हाथ हैं । 

मिडिल तक संग पढ़ श्रागे वे छोड़ि गये, 

तुमही कहत जेल गए एक साथ हैं । 

लखनऊ के गये दुख दरिद्र हरेंगे नाथ, 

लखनऊ के नाथ बे अनाथन के नाथ हैं । 
भझ्राम की गुठलो से मुख सो, प्रभु जाने को भ्राय बस केहि ग्रामा । 
खद्दर को एक थला है हाथ में, “'वाटा” को चप्पल सोहत पामा ॥ 
हार खरो स्वयं-सेवक एक रहो चक्िसो, वसुधा प्णश्रासा। 
पूछत दोनदयाल को घाम धो कागज पे लिखि दीनो है नासा ॥” 


१. छेड़ुछाड--पृष्ठ ७४. 


२५६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


उपसंहार 

भारतेन्दु काल में हास्यरस की कविता का अच्छा प्रचलन था। 
तत्कालीन पत्रों में बराबर हास्य रसमय काव्य प्रकाशित होता था। सरकार 
के खुशामदी, सरकारी भ्रफसर, हिन्दी के विरोधी श्रादि भ्रालम्बन बनाये जाते 
थे । द्विवेदी युग में साहित्यक वाद विवादों में हास्य रस की कविता का उपयोग 
किया गया । इसके श्रतिरिक्त घाभिक पाखंडी एवं भ्रसामाजिक लोग, बाल- 
विवाह, वृद्ध-विवाह, भ्रादि प्रालम्बन बनाये गये । वर्तमान युग में राजनेतिक 
नेता, सरकारी योजनाएं, फंशनपरस्त युवक, कालिज के छात्र, श्रादि प्रालम्बन 
बनाये गये । पेरोडी का प्रचलन भारतेन्दु काल में ही हो गया था किन्तु उसकी 
समृद्धि श्राधुनिक युग में ही हुई । 

हास्य के प्रभेदों में सबसे भ्रधिक व्यंग्य ही मिलता है। सबसे भ्रधिक 
कमी स्नेह-हास्य की कविताश्रों की रही है। 


११५: 
हास्य रस के पत्र-पत्रिकाएं 


भारतेन्दु-काल में ही हिन्दी-गद्य-साहित्य का विकास हुआ । समाचार- 
पत्र तथा साहित्यिक मासिक एवं पाक्षिक पत्रों तथा पत्रिकाओ्रों का प्रकाशन भी 
भारतेन्दु काल में हुआ । यद्यपि प्रमुख रूप से भारतेन्दुकाल में हास्य-रस का 
कोई पत्र नहीं निकला किन्तु उस समय के अधिकांश पत्रों में हास्य एवं विनोद 
का महत्वपूर्ण स्थान रहता था । 


“हरिव्यन्द्र-मेगजीन” सन्‌ १८७३ में निकली । पत्रिका का विवरण 
प्रथम पृष्ठ पर इस प्रकार छुपा है-- 


*॥ एगा पाए [०णवथ एपलाल्त 0 ०णा३९०४०ा छाप 0॥0 
एबशांए४०ी)४७४-७5७०॥8 ०णा(श्वाग।हू शापंलु९्ड णा ॥0शक्वाए, 806७॥(४४॥0, 
एगा0ंट्ड] धागे एशांह्0०8. 8प्र॑ं९०(४, शाएंवृर्ण'ं९४8, 7९ए९एछ8, तै/0]93, 
ग्रांडघ079, 707९३, ए0०९७४४८०६] 8९९०(०१९, 8०४39, ऐ्श०प7 बाते जो. 
हास्य एवं ब्यंग्य भी उसके उद्दृढ्यों में से एक था । 


हरिश्चन्द्र-मंगज्ञीन का नाम बदल कर “हरिद्चन्द्र-चन्द्रिका” हो गया। 
इसके ही खण्ड १ संख्या € सन्‌ १८७४ के श्रंक में शिवप्रसाद गुप्त की उद्दू- 
प्रियता पर “है है उदूं हाय हाय” शीर्षक “स्यापा” छपा था। भारतेन्दु बाबू 
की इच्छा थी श्रंग्रंजी के “पंच” पत्र की भाँति हिन्दी में भी एक विशुद्ध 
हास्य रस का पत्र प्रकाशित किया जाए जैसा कि उनकी सूचना से स्पष्ट है-- 


“मेरी बहुत दिनों से इच्छा हे कि एक हास्य रस फा हिन्दी 
भाषा में पंच पत्र प्रचलित करू सब हिन्दों के रसिकों से सहा- 
यता को प्रार्थना है। प्र॒भी केवल १३ ग्राहक हुए हें झोर १०० 
ग्राहक होने पर पत्र छपेगा |” * 





१. श्री हरिद्चन्द्र चन्द्रका--अ्रक्टूबर १८७७ ई०, संख्या १. 


रश्८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


“हरिश्वन्ध चन्द्रिका” में “चोंज़ की बातें” ज्षीषंक से मनोरंजक 
चुटकुले बराबर प्रकाशित होते थे। इसी में उनकी “बन्दरसभा”, “ठुमरी 
जुबानी शुतरमुर्ग परी के”, “चिड़ीमार का टोला” शीष॑क हास्य-कविताएँ भी 
प्रकाशित हुईं | इसमें हास्यमय “चित्रकाव्य” भी छपते थे, तथा-- 

“8838 (0 एए छिग तजि 08 
ठानिस ४ ॥ह मत करो +. ससों ]' स ।”* 


“हिन्दी-प्रदीष” का सम्पादन पं० बालकृष्ण भट्ट ने सन्‌ १-७८ में 
प्रारम्भ किया। उस समय भारतेन्द्र जी जीवित थे । इसके मुखपृष्ठ पर सूचना 
रहती थी-- 

“विद्या, नाटक, समाचारावली, इतिहास, परिहास, साहित्य, 
दर्शन इत्यादि के विषय में ।” 

“हिन्दी प्रदीप” में तत्कालीन टंक्स इत्यादि पर स्यापे लिखे गए जो 
व्यंग्यात्मक हैं। भट्ट जी हिन्दी प्रदीप में हास्य-मय परिभाषा हौ दिया करते 
थे, यथां-- 

“/डाक्टर--बेपरवाह वंद्य । 

चुगी--व्यापार का नफ़ा चट कर जाने वाली डायन । 

टेक्‍्स--जबरदस्त का ठेंगा सिर पर, दाल भात में मूसलचन्द 

हो या न हो, सरकार का भरना भरो। 

पुलिस--भले मानुसों के फजीहत की तदबीर।* 

“प्रशनोत्तर' के रूप में भट्ट जी हास्य रस की सामग्री बराबर देते थे-- 

“स्वगें क्‍या है ?--विलायत 

महापाप का फल क्या ?--हिन्दुस्तान में जन्म लेना । 

महापापी कौन ?--देशभाषा के श्रखवारों के एडीटर ।”* 


इसके श्रतिरिकत हास्य रसमय विज्ञापन, उर्दू तथा संस्कृति मिश्रत 


परोडियाँ श्रादि वराबर उसमें निकला करती थीं। यहाँ तक कि वे समाचर 
भी हास्यमय भाषा में अ्रधिक्रतर देते थे-- 


१. श्री हरिश्वन्द चन्द्रिका--सितम्बर १८७४, खण्ड ६, संख्या १२. 
२. हिन्दी प्रदीप--मार्च १८७६, पृष्ठ ७६. 
३. हिन्दी प्रदीप- - सितम्ब्रर १८७६, पृष्ठ ६. 


हास्य रस के पत्र-पत्रिकाएं २५६ 


“पुलिस इ स्पेक्टर की कृपा से दिवाली यहाँ पन्वरहियों के पहिले 
से शुरू हो गई थी, पर भ्ब तो खूब ही गली गली जुग्ना को 
धुम मची है। खेर, लक्ष्मी तो रहो न गई जो दीपमालिका कर 
महालक्ष्मी पूजनोत्मक हम लोग फरते तो पूजनोत्साह कर लक्ष्मी 
की बहिन वरिव्रा ही का प्रावाहन सही ।”* 


“ब्राह्मण” मासिक पत्र पं० प्रतापनारायण मिश्र ने १५ मार्च सन्‌ 


१८८३ को नामी प्रेस कानपुर से निकाला और जून सन्‌ १८६१ तक बराबर 
इसे निकालते रहे यद्यपि इसके लिए उन्हें प्रनेक कष्ट सहने पड़े । इसमें हास्य 


रस का प्रमुख स्थान था। १० प्रतापनारायण 


मिश्र प्रक्खड़ प्रकृति के थे । उनकी 


ग्राहकों से चन्दा न मिलने पर बराबर चलती रहती थी। वे उन पर मृदुल 
व्यंग्य की वर्षा किया करते थे-- 


“हुज्षरत माविहंंद साहब श्रव तक तो हम समझे थे कि थोड़ी 
बात पर क्यों रंज्षिण हो पर श्राप श्रव तक न समझे तो खेर 
जनवरी में हम प्रापकी ईमानदारी, जमामारी झोर मान को 
ख़्वारी करेंगे, क्षमा कोजिए ।”* 


उनका चन्दा माँगने का ढंग भी हास्यपूर्ण था, देखिए-- 
हरगंगा 
“झाठ भास बीते जजमान, श्रव तो करौ वक्षिणा दान । हर० 
प्राजु काल्हि जो रुपया देव, मानो कोटि यज्ञ फरि लेव । हर० 
मांगत हमका लागे लाज, पे रुपया विन चले न काज । हर० 
तुम श्राधोन ब्राह्मए के प्रान, ज्यादा फोन बके जजमान । हर० 
जो कहे देहो बहुत लिकाय, यह कोनिउ भलमंसो भाय । हर० 
८ >< >< 

चार महोने हो चुके, ब्राह्ममा को सुधि लेहु । 

गंगा माई जे करें हमें दक्षिस्ा देहु । 

जो बिन मांगे दोजिए, दूहुँ दिशि होय प्ानन्‍्द । 

तुम निचित को हम करें, सांगन को सौगन्द ।” 


१. हिन्दी प्रदीप--नवम्बर १८७५८, पृष्ठ १६: 


ब्राह्मण-- १५ दिसम्बर १८८४ (भाग २, संवत १६१०) 


२६० हिन्दी साहित्य में हारय रस 


ब्राह्मण के प्रति अंक में “गपशप” शीषंक स्तम्भ में मनोरंजक टिप्परियाँ 
प्रकाशित होती थीं । “तृप्यंताम” शीर्षक उनकी हास्य-रसात्मक कविता १५ 
दिसम्बर, १८८४ के अंक में प्रकाशित हुई थी। “ब्राह्मण” की फाइलों में 
सैकड़ों हास्य-व्यंग्य पूर्ण लेख एवं कविताएं” मिलेंगी जिनको एकत्रित कर 
प्रकाश में लाने की श्रावश्यकता है । 


“भारतेन्दु' को पं० राधावरण गोस्वामी वृन्दावन से निकालते थे। 
यह मासिक छपता था। इसका प्रथम अंक २२ श्रत्नेल, सन्‌ १८८३ को 
प्रकाशित हुआ । इसके पहले प्रंक की सूची इस प्रकार है-- 


मंगलाचरखण 

फौजदारी के कानून में संशोधन 

राजा शिवप्रसाद फोन हैं ? 

सर्वताश उपन्यास 

कवियर श्री दयानिधि को कविता 

कृष्णा कुमारी नाटक 

महामहा राक्षिसी सभा १ 


इसके प्रत्येक भ्रंक में हास्य रस की कोई कविता, प्रहसन, निबन्ध 
श्रयवा टिप्पणी प्रवश्य रहती थी। इसमें “समाचार” भी व्यंग्यात्मक छपते 
थे। वृदावन में हैजा फैलने पर गोस्वामी जी ने सूचना निकाली है-- 
“इब्तिहार !!! 
बहुत से श्रादमी दर्कार हैं 


#ए (छ #0 उ>द « 0 «७ 


जनाव नव्वाब हैजा खाँ बहादुर रिसालदार मलिकुल मौत इन 
दिनों शहर मथुरा में तशरीफ लाये हें, श्रोर रोज चार बजे 
सुबह से चार वजे शाम तक भ्रश्छे खुबसूरत जवानों को भरती 
करते हें जिस किसी को इनके रिसाले में मरती होना हो इनके 
हैड क्वार्टर दशावइवमेघ घाट या ध्र,व घाट पर जाकर नाम वर्ज 
रजिस्टर करावे ।”” 

(्‌ ध्रूव घाट पर मथुरा का इमशान स्थित है) 


इसी प्रकार इसमें “रेलवे स्तोत्र ”, कलयुग राज्य का सकयू लर”, “इल 
वर्ट बिल पर स्यापा” श्रादि भ्रनेक हास्य रमात्मक कृतियाँ प्रकाशित हुईं । 





हास्य रस के पत्र-पत्रिकाएँ २६१ 


लखनऊ से “रहिक-पंच” नामक हास्य रस का मासिक पत्र भी 
निकला । “भारतसित्र” कलकत्ते से सन्‌ १८७८ में निकला इसमें बाबू 
बालमुकुन्द गुप्त के हास्य-रसपूर्णा लेख व कविताएं होती थीं। “हिन्दी-- 
बंगाली” में भी बाबू वालमुकुन्द ग्रुप्त हास्य रस की कविता तथा लेख 
लिखते थे । 


ह्िवेदी युग में “मतवाला” हास्य रस का धत्यन्त प्रध्चिद्ध साप्ताहिक 
निकला । कलकत्ते से महादेव प्रसाद सेठ इसे निकालते थे। इसके सम्पादक 
मंडल में थे बाबू नवजादिक लाल श्रीवास्तव, निराला एवं प्राचार्य शिवपूजन 
सहाय । सब्‌ १६२३ में यह निकला था इसके मुख पृष्ठ पर यह दोहा प्रकाशित 
होता था-- 


“भ्रमिय गरल शशि शीकर, राग विराग भरा प्याला, 
पीते हें ज्ञो साधक उनका प्यारा है यह 'मतबाला' ।॥” 
मूल्य इस प्रकार लिखा जाता था-- 
“एक ध्याले का एक प्राता नगद, वाधिक बोतल तोन रुपये पेशगी ।” 
सम्पादकीय के ऊपर यह दोहा छपता था-- 
“खींचो न कमानो न तलवार निकालो, 
जब तोप सोकाबिल है तो प्रखबार निकालो ।” 
इसमें श्रघिकतर लेख गुप्त नामों से प्रकाशित होते थे । “चाबुक" 
शीषंक स्तम्भ में साहित्यिक चोरों पर ब्यंग्य वाण बरसाएं गये ये । “मतवाला 
की बहक” छ्ीपं क स्तम्भ में सामायिक विषयों पर हास्यमय टिप्पणियाँ दी 
जाती थीं। “चलती चक्‍की”” शी६ंक स्तम्भ में समाचारों के सार हास्यम्रय 
ली में दिये जाते थे । इस शीष क को श्री चक्रधर शर्मा लिखते थे । 


इस पत्र की श्रपने समय में बड़ी धूम रही । इसके जवाब में कलकत्त 
से “मोौजी” नामक हास्य रस का पत्र निकला । इसकी तथा “मतवाला” की 
खूब नोक-फोंक रहती थी। इसमें “भास्कतरानन्द” नामक लेखक प्रति भ्रंक में 
मनोरंजक निवन्ध लिखा करते थे । “मतवाला” के “होलिकाँक” में तत्कालीन 
प्रसिद्ध लेखक एवं कवि यथा प्रसाद, प्रेमचन्द झादि सब लिखते थे । उग्र जी 
का “दिल्ली का दलाल” तथा “चन्द हसीनों के खतूत” मतवाला में ही 
घारावाहिक रूप से प्रकाशित हुए । 





१. भारतेन्दु--२२ श्रप्नंसल सन्‌ १८८३, मुख पृष्ठ का झन्तिम पृष्ठ । 


२६३ हिन्दी साहित्य में हास्य रसे 


कलकत्त से “हिन्दू-पंच” निकलता था इसके सम्पादक थे पं ० ईश्वरी 
प्रसाद शर्मा तथा प्रकाशक थे श्रार० एस० वमंन। इसमें भी हास्य-रस की 
कविताएं तथा लेख बराबर छपते थे । 


श्रायं समाजियों के मुखवत्र “आायंमित्र” में भी हास्य रस की सामग्री 
यथेष्ट मात्रा में निकलती थी । सम्पादकाचार्य पं० रुद्रदत्त शर्मा “पंच-प्रपंच' 
शीष॑क प्रहसन इसमें लिखते थे जिनकी उस समय बड़ी धघुम थी । “कण्ठी जनेऊ 
का व्याह ”” तथा “स्वर्ग में सबजेक्ट कमेटी” इसी में प्रकाशित हुए । प० हरि- 
शंकर शर्मा भी “विनोद-विन्दु”' स्तम्भ में “विनोदानन्द' के नाम से हास्य रस 
की चीज़ें इसमें बराबर लिखते रहे । 
हरिद्वार से “सरपंच” नामक हास्य रस का एक पत्र थोड़े दिनों निकला 
“प्रे मा” नामक माप्तिक पत्र लोकनाथ ध्िलाकारी के साम्पादकत्व में जबलपुर 
से निकलता था। उतका “हास्य॒रसांक” श्री श्रस्नपुर्णानन्द वर्मा के साम्पादकत्व 
में निकला जिसमें हास्य रस के अनेक लेख तथा कविताए' निकलीं । 
इलाहाबाद से “मदारी” नामक हास्य रस का साप्ताहिक कई वर्षो 
निकला इसका मूल्य “"'फी तमाशा दो पैसे!” था । इसके सम्पादक एस० पी० 
श्रीवास्तव थे । इसके मुखपृष्ठ पर यह दोहा छपता धा-- 
“सोटा लेकर नये ठाठ से, सदा मवारी शक्रावेगा, 
जो भारत का श्रहित करेंगे, उनको पकड़ नचायेगा ।/'* 
इसके स्थायी स्तम्भों के श्षीपक थे--“मदारी का सोटा”, “बानर का 


नाच”, “घंटाघर के कंगूरे से”, “डमरू की डिमडिम” श्रादि । 


लखनऊ से अ्रमृतताल नागर तथा नरोदम नागर के सम्पादकत्व में 
“चकल्लस” हास्यरस का साप्ताहिक कई वर्षों निकला। अ्रमृतलाल नागर 
“तस्लीम लखनवी”” उपनाम से “नवाबी मसनद” शीष॑क कहानियाँ प्रति भ्रक 
में लिखते ये। इसके “फूल अश्रक” में पं० गोविन्द वल्‍लभ पंत्त, राज्षि 
पुरुषोत्तम दास टण्डन आ्रादि ने हास्य रस के लेख लिखे। “गुस्ताखीनामा” तथा 
“कुकड़'कू”” इसके स्थायी स्तम्भ थे । 

“नोंक-कोंक” मासिक जनवरी सन्‌ १६३७ में श्रगरा से निकला था 
तथा पिछले १६ वर्षों से निरन्तर निकल रहा है। यह विशुद्ध हास्य रस का पत्र 





१. मदारी--सितम्बर १६३२. 


हास्य रस के पत्र-पत्रिकाएं २६३ 


है। केदारनाथ भट्ट इसका सम्पादक करते हैं। पिछले कई वर्षों से भगवत- 
स्वरूप चतुर्वेदी भी इसका सम्पादन कर रहे हैं । “हमारी-प्रापकी नोंक-ोंक” 
स्तम्भ में पाठकों के प्रढन तथा उनके मनोरंजक उत्तर रहते हैं। सामायिक 
विषयों पर मनोरंजक लेख एवं ब्यंग्यपूर्णा कविताएँ निकलती हैं । 


बनारस भी हास्यरस के पत्रों का केन्द्र रहा है। “तरंग” पाक्षिक 
पिछले कई वर्षोंसे निरन्तर निकल रहा है। प्रारम्भ में सम्पादक बेढब 
बनारसी थे, श्राजकल इसके सम्पादक “बेघड़क बनारसी” हैं। कुज विद्दारी 
पाण्डे, राधाकृष्ण, वेढ़ब बनारसी, चोंच, भैयाजी बनारसी, आदि इसमें बरा- 
बर अपनी हास्यमय कृतियाँ दिया करते हैं । इसमें व्यंग्य चित्र भी बराबर 
निकलते हैं । प्रतिवर्ष होली के श्रवसर पर * होलिकाँक'” तथा १ श्रप्न॑ल को 
“कूल झक” प्रकाशित होते रहते हैं । “तरंग के छींटे” शीषंक में हास्यरस 
की टिप्पशियाँ मिकलती हैं। “अजगर”, “करेला” तथा “भूत” नामक हास्यरस 
के पत्र भी थोड़े-योड़े दिन बनारस से निकल कर काल-कवलित हो गये । 
“खुदा की राह पर” काश्षी से मुशी खेराती खाँ के सम्पादकत्व में मासिक के 
रूप से कई वर्ष निकला । इसके मुख पृष्ठ पर एक व्यंग्य चित्र निकलता था। 
“खेराती खाँ की भोली से” छ्षीषंक हास्य रस की टिप्पणियाँ इसमें बराबर 
निकलती थीं। “बनारसी बैठक” शीर्ष क स्तम्भ में हास्य-रस की कविताएं" 
निकलती थीं। “बिखरे हुए फूल” स्तम्भ में उदूं की हास्य रस की कविताएं 
प्रकाशित होती थीं। १५ जोलाई, सच्‌ १६४० के भ्रक के मुखपृष्ठ पर एक 
नवाब साहब का व्यंग्य चित्र है भ्रौर नीचे निम्नलिखित पद्य छपा है-- 


“सड़ा हुआ्आा समान सजाफर सन्मुख बेठे, 

कसे फसाए देश-नाश का काठी बुमचा । 

बदबू से ताक फटी लोगों की जाती, 

लेकिन “लोद नवाब” झकड़ कर बेचें खुमचा ।”* 


जनवरी सन्‌ १६४१ से एक वर्ष तक “बेढ़व” मासिक हास्यरस का पत्र 
निकला जिसके सम्पादक श्री किशोर वर्मा “श्रीश” थे। इसमें हास्य-रस की 
कहानियाँ, कविता, आदि बराबर प्रकाशत होते ये । “बीबी भोर शौहर के खत 
शीर्षक रत्ननाथ शरशार, लखनवी के पत्रों का उदू से भनुवाद क्रमशः प्रका- 
शित होता था। 


१. खुदा की राह, पर-प्रेदी ४, भाग ६. 


२६४ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


“किसमिस” हास्य-रस मासिक कानपुर से सन्‌ १६४८ से एक वर्ष 
तक निकला । इसके सम्पादक वागीश शास्त्री रहे । इसने हास्यरस के प्रसिद्ध 
कवि रमई काका के सम्मान में “रमई काका विश्ञेप भ्रक” फरवरी सन्‌ 
१६५३ में निकाला । इसमें देहाती जी, भुशंडिजी, रमई काका, वंशीघर शुक्ल 
हास्य-रस की कविताए” बराबर लिखते रहे । इसमें श्रधिकतर श्रवधी भाषा 


की कृतियां ही निकलीं । प्रहसन भी इसमें पर्याप्त प्रकाशित हुए । 


बंगाल के प्रसिद्ध हास्य-रस पत्र “सचित्र भारत” का हिन्दी संस्करण 
“हिन्दी सचित्र भारत” में पाथिक रूप से बराबर निकलता है। श्रीनारायण 
भा इसके सम्पादक हैं। इसमें व्यंग्य चित्र भी बराबर प्रकाशित होते हैं। 
“चाचा उवाच” शीपंक में सामायिक समाचारों पर हास्यमय टिप्पणियाँ छपती 
हैं। “ज्ञान से बाहर” शी क स्तम्भ में कहानियाँ छपती हैं। “चका्चांघ” 
नाम से हास्यरस की कविताए' प्रकाशित होती हैं। “लबड़ घों-धों“ शीष॑क 
स्तम्भ में “'लवाल बलास” पाठक़ों के मनोरंजक उत्तर देते हैं । 


पटना से पिछले दो वर्षों से मासिक पुस्तिका के रूप में “चाणक्य” 
प्रकाशित हो रहा है| इसके सूत्रधार “शिवनन्दन-सांस्कृत्यायन” एवं “सुरेन्द्र 
कौडिल्य” हैं। “कौमुदी महोत्सव” शीषंक स्तम्भ में ब्यंग्यात्मक कविता 
प्रकाशित होती है। राक्षस-मान-मर्दन में सामयिक प्रसंगों पर कट्ठु श्रालोचना, 
तथा “शकटार-दर्प-दलन” शीषंक स्तम्भ में साहित्यिक ब्यंग्य, “आकाशवाणी” 
शी क में रेडियो विषयक व्यंग्य, “शिक्षा-परीक्षा” में शिक्षा विषयक समस्याझ्रों 
पर व्ंग्यात्मक श्रालोचना तथा “खूबी-खराबी” में पुस्तकों की हास्य-रसपूरां 
आलोचनाएँ निकलती हैं । 

१५ जनवरी १६५६ को पाण्डे बेचन शर्मा “उम्र ने हिन्दी-पंच/ 
नामक पाक्षिक हास्य-रस का भ्रक निकाला है। मुख पृष्ठ पर गणेश जी का 
खद्दर की टोपी लगाये व्यंग्य चित्र प्रकाशित हु्ना है। “पंचायत” स्तम्भ में साहि 
त्यिक एवं राजनेतिक समाचारों पर व्यंग्यपूर्णा टिप्पणियाँ हैं। “उल्टी-सीघी 
बातें” स्तम्भ में हास्य-रसपूर्ण कविताए' हैं । “कसौटी” में साहित्यिक श्रालो- 
चनाए हैं । 

उपसंहार 


श्रंग्रेज का “पंच” जोकि सैकड़ों वर्षों से भ्रनवरत निकल रहा है; ऐसा 
श्रभी तक हिन्दी में हास्य-रस का कोई पत्र नहीं निकला । “मतवाला” कलकत्ता 


हास्य रस के पत्र-पत्रिकाएं २६५९ 


से बहुत समय तक निकला प्रौर उसकी खूब धूम रही। उसका स्तर भी ऊँचा 
था । बाद में मिर्जापुर से “मतवाला” उग्र जी के सम्पादन में पुनः निकला, 
किन्तु वह भी काल-कवलित हो गया । “जोधपुर” से भी कुछ उत्साही साहित्य 
प्रेमियों ने “मतवाला' 'निकाला परन्तु वह भी बन्द हो गया। दिल्ली से “शंकद 
वीकली” जिस प्रकार निकल रहा है उस प्रकार के पत्र निकलने की हिन्दी में 
श्रावश्यकता है। 


४ हैऐ : 
अनुवादित गद्य साहित्य में हास्य 


हिन्दी साहित्य में विदेशी लेखकों तथा प्रान्तीय भाष!श्रों की हास्य रस 
की कृृतियों के अ्रनुवाद मिलते हैं। फ्रांसीसी नाटककार मोलियर के श्रनुवाद तो 
कई लेखफ़ों ने किये हैं। इसके श्रतिरिक्त साप्ताहिक एवं माप्तिक पत्रों के 
होलिकांक़ों एवं हास्य-रप्त विशेषांकों में तथा कभी-कभी साधारण भ्रंकों में भी 
श्रन्य भाषाग्रों के प्रसिद्ध हास्पर-रस के लेखकों की क्ृतियों के अ्रनुवाद भी प्रकाशित 
होते रहते हैं । 

प्रसिद्ध विदेशी व्यंग्यकार ' स्विफ्ट” के “गुलीवर ट्रेविल्स” का अनुवाद 
पं० जगस्ताथ प्रसाद चतुर्वेदी ने “विचित्र विचरण” नाम से किया । इन्होंने 
ही प्रतिद्ध विदेशी हास्य-रस लेखक “मार्क ट्वेन” की रचना “डान वयुवज्ञोट 
का श्रनुवाद “विचित्र वीर” नाम से किया । 


श्री जी० पी० श्रीवास्तव ने मोलियर के नाटक ,6 (87 886 
707०९ वा भ्रनुवाद “नाक में दम” नाम से किया था 7,8छ 08]0प्रशं० 
708. 8%7॥077])6 का अनुवाद “जवानी बनाम बुढ़ापा”” नामसे तथा ,& 
[80॥ ५0796 का श्रनुवद ' मार-मार कर हक्रीम” नाम से किया। 
श्रीवास्तव जी ने श्रनुवाद में मूल नाटकों के रीत-रिवाजों तथा नामों में परि- 
वतन कर भारतीय वातावरणमें ढालने का सफल प्रयत्न क्रिया है। जैसे “नाक 
में दम” के पात्र हैं--मुसीबत मल, भकटपट राम, पं० संकोचानन्द, घर बिगाड़, 
मेडम कुलच्छनी । “जवानी बनाम बुढ़ापा” में मुन्शी बरबाद मुन्शीवर, मिस्टर 
घरपकड़ तथा “मार-मार कर हकीम” में लालबरूश, हरेंखाँ, खूसट बेग, झादि। 
7.6 )(877986 707०० का श्रनुवाद '“राबबहादुर” नाम से पं० लक्ष्मी- 
प्रसाद पाण्डेय ने किया है। 

बंगला से विश्वकवि रवीन्द्र नाथ टेगोर के “नाट्य कौतुक” का भनु- 
वाद पं० रूपनारायण पाण्डेय ने “हास्य-कौतुक” के नाम से किया है। इसमें 


पझनुवादित गद्य साहित्य में हास्य २६७ 


छात्र की परीक्षा पेट झौर पीठ, अम्यर्थना, आदि १५ हास्य-रस की कहानियाँ 
हैं। राजशेखर वसु जो बंगला में “परशुराम” नाम से हास्यरस की कहानियाँ 
लिखते हैं उनके दो कहानी संग्रह “लबड़ धों घों” तथा “मेड़िया धसान” नाम 
से हो चुके हैं। रवीन्द्र नाथ मंत्र की हास्य-रस की कहानियों के एक संग्रह का 
प्रनुवाद “विश्रलोचन कविराज” के नाम से हुश्रा है उसमें “प्रंम व्याधि”, 
“आझालस्टार टू जेडी , «ज्वार-भाटा”', “समाज सुधारक” नामक कहानियाँ हैं । 

“धुर्ताख्यान”” एक द्वेताम्बर भिक्षुक कृत संस्कृत ग्रन्य का श्रनुवाद है 
इसमें “एलापाड़”, “शंस'” तथा “खंडवर्णा'” नामक पात्रों का मनोरंजक 
वार्तालाप है। 

मराठी के प्रसिद्ध लेखक स्व. श्री नृसिह वितामरणि केलकर के प्रसिद्ध 
ग्रन्थ “सुभाषित श्रारिण विनोद” का श्रनुवाद हिन्दी रूपान्तर श्री रामचन्द्र वर्मा 
ने “हास्य-रस” के नाम से किया है। इसमें हास्य रस का शास्त्रीय विवेचन एवं 
श्रनुशीलन है । 

उद्ू के प्रसिद्ध लेखक “रत्ननाथ सरशार” का कथा-प्रन्थ “फ़िसानये 
भ्राज़ाद” का श्रनुवाद स्थर्मीय प्रेमचनद जी ने “प्राजाद कथा” नाम से किया। 
उद्द्‌ के प्रसिद्ध कहानी लेखक मिर्जा श्रजजीम वेग चग़ताई की कहानियों का श्नु- 
वादित संग्रह “चग्रताई की कहानियाँ”! तथा उनका उपन्यास “क़ोलतार” का 
भ्रनुवाद हिन्दी में “कोलतार” के नाम से हुआ्आा है। शोकत थानवी के उपन्यास 
“राजा साहब” का श्रनुवाद भी “राजा साहब” के नाम से हुआ है । 

प्रसिद्ध गुजराती हास्य-लेखफ ज्योतीन्द्र दुबे की कहानियों के भ्रनुवाद 


"साप्ताहिक हिन्दुत्तान” में प्रकाशित हुए हैं । 


हिन्दी में विदेशी तथा प्रास्तीय भाषाप्रों की हास्य रस की कृतियों के 
श्रनुवादों की बहुत आवश्यकता है। 


ह- १३ डर 
रेडियो-रूपक साहित्य 


रेडियो-रूपक हिंदी साहित्य में नवीन वस्तु है। साधारण नाटक एवं 
रेडियो रूपक में भेद है। दोनों के तन्‍्त्र (टेकनीक) एवं प्रयोग भिन्न-भिन्न हैं । 
नाटक जहाँ दृश्य-काव्य है वहाँ रेडियो रूपक श्रव्य-काव्य है। रेडियो नाटक में 
ध्वनि ही प्रमुख साधन है। रंगमंच पर नृत्य एवं भ्रांगिक भ्रभिनय द्वारा रस की 
सृष्टि की जाती है जबकि रेडियो रूपक में इन साधनों का प्रयोग नहीं किया 
जा सकता । रेडियो नाटक देश, काल एवं स्थान के बन्ध नों से मुक्त होता है। 
रेडियो-रूपकों में स्वग॒त-भाषणा, स्वप्न-सम्भाषण स्वाभाविक होते हैं किन्तु 
रंगमंच पर ये भ्रस्वाभाविक लगते हैं । हृदय-गत भाव स्वगत कथन द्वारा 
ग्रधिक स्पष्ट रूप से व्यंजित किये जा सकते हैं । 


दिल्ली झाकाशवाणी केन्द्र से भगवतीचरण वर्मा के हास्य-रस प्रधान 
नाटक “सबसे बड़ा भ्रादमी” एवं “दो कलाकार" प्रसारित हो चुके हैं । विष्णु 
प्रभाकर का “कांग्रेस मेन बनो” तथा उदयशंकर भट्ट का “दस हजार” भी 
दिल्‍ली से प्रसारित होने वाले प्रसिद्ध हास्य-रस प्रधान नाटक हैं। इध र “बिरं- 
जीत” के कई व्यंग्यात्मक नाटक दिल्ली श्राक्राशवाणी से प्रकाशित हुए हैं जिन 
में “दफ्तर जाते समय” एवं “अखबारी विज्ञापन” सुन्दर हैं । दफ्तर जाते समय 
एक वाबू साहब कंघा न मिलने से घर में तुफान खड़ा कर देते हैं । भ्रन्त में जब 
कंघा मिल जाता है तो पता लगता है कि श्राज रविवार की छूट्टी है। “प्रख- 
बारी विज्ञापन” में एक साहब नौकरी पाने के लिए विज्ञापन देते हैं, पोस्ट 
बाक्स नम्बर ग़लत हो जाने से विवाह योग्य लड़कियों के श्रभिभावकों के पत्र 
मय चित्रों के उनके पास श्रखबार के दफ्तर से भेज दिये जाते हैं श्रोर उनकी 
स्त्री यह जान कर कि उसके पति दूसरा विवाह करने जा रहे हैं, घर में क्लेश 
मचाती है। श्रन्त में अखबार का मैनेजर श्राकर भ्रम का निवारण करता 


रेडियो-रूपक साहित्य २६६ 


है। इस नाटक का कथोपकथन सजीव एवं प्रभावोत्पादकफ है। मदनमोहन की 
स्त्री दुर्गा उससे कहती है-- 


“मदनमोहन (घवराया हुप्ना सा)-ड़ुर्गा, मैं सच कहता हूँ मुझे इसका 
नहीं । मैंने विज्ञापन “"“* । 


दुर्गा (गुस्से से तिलमिला कर)- यों भूठ बोलने से भ्रव कोई फायदा 
नहीं । प्रापका सारा पड़यंत्र प्रमाण-सहित मेरे कब्जे में है। 
(एक चिट्ठी दिखाकर) यह वेलिए, इलाहाबाद से आये इस 
पत्र के साथ इश्तिहार की कतरन भी नत्थी है। इस पर वक्‍स 
नं० ३११ हो दिया हुप्ला है। इश्िहार में श्राप लिखते हैं-- 
“जरूरत है ४००९. मासिक वेतन पाने वाले सम्रान्त कुल के एक 
सुयोग्य उन्‍नतिशोल ३० वर्षीय बर के लिए एक सुन्दर पढ़ी- 
लिखी कुमारी कन्या की । जात-पांत का कोई वन्धन नहीं । 
पत्र व्यवहार के लिए पता, बक्स नं० ३११ मार्फत नेशनल 
पत्रिका | (सब्यंग्य) ऐसे वर के घरणों पर कौन कुंश्रारो 
कन्या भ्रपना तन सन धन श्र्पण नहीं कर देगी ?“ 


--(अ्रखबारी विज्ञापन) 


रेडियो-रूपक में वर्तालाप का सजीव होना प्ावश्यक है क्योंकि वही 
प्रभाव डालने का एक प्रमुख साधन है । 


लखनऊ भ्राकाशवारी केन्द्र से “रमई काका” के भवधी के प्रहसन 
लोकप्रिय हुए हैं ॥ उनका “रतौंघी” नाटक तो कई बार विभिन्न श्राकावाणी 
केन्द्रों से प्रसारित किया जा चुका है। नाटक के लायक “विरजू” को रतौंघी 
श्राती है । वह श्रपनी ससुराल एक विवाह में जाता है भौर साथ में भ्रपने गाँव 
के नाई को ले जाता है। नाई की हाजिरजवाबी बिरज़ू की रतोंधी को ससुराल में 
छिपाने में बरावर सफल होती है। कई बार पोल खुलते-खुलते रह जाती है । 
ससुराल में खाने को विठाते हैं, विरज़ू खाने की तरफ पीठ तथा दीवार की 
तरफ मुह करके बेठ जाता है, नाई स्थिति को तुरन्त संभाल देता है। 


“अंगनु--भ्ररे द्याखों मालिक देवाल तन मुह फीन्हे बइठ हैं । 


नाऊ काका- वाह सालिक ! ससुरारिऊ मां ठेहलाव के झ्रादति नहीं 
छुटि । भोजन पाछे घरा है झो मुह देवाल तन कोन्हूँ बहठ हो । 


२७० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


विरज़ु--ताऊ काका हमका दु्माति नहीं नौकी लागति । तुम हमारे 
भ्राहिउ तौनु हम कहा जब तक भौतर न श्राय जइहो तब तक 
भोजन खायकी को कहै हम भ्रांखिन ते द्याखब तक ना ।” 


इसी प्रकार की श्रनेक घटनाएँ घटित होती हैं किन्तु नाई उन्हें संभा- 
लता जाता है श्रौर बिरजू विवाह सम्पन्न कराकर वापिस लोटते हैं। इनके 
भ्रन्य नाटक जो प्रसारित हुए हैं वे हैं--दुसाला, बहिरे बाबा, तीन प्रालसी, 
नटखट पूसी, श्रफीमी चाचा तथा का हम कोहू ते कम हन । 


श्री रामउजागर दुबे के भी कई प्रहलसन लखनऊ श्राकाशवारी केन्द्र से 
प्रसारित हो चुके हैं । उनमें 'सुजंनसिह-इन्टर क्लास में” श्रधिक लोकप्रिय 
हुआ है । इस नाटक में एक सफेदपोश बाबू की वेईमानी श्रौर श्रसम्यता की 
पोल खोली गई है जो स्वयं विना टिकट सफर करते हुए भी ड्योढ़े दरजे का 
टिकट लेकर यात्रा करने वाले एक सीधे सादे ग्रामीण सज्जन को सताता है। 
साथ ही साथ उन ग्रामीण सज्जन की उदारता का भी चित्रण किया गया है 
जो उन सफेदपोश बाबू की लाज बचाते हैं। इनका रोचक वार्तालाप देखिए-- 


“(गाड़ी का सीटी देना तथा धोरे-धीरे चलना। प्लेटफार्म की 
भोड़ कुछ कम । मुसाफिर श्रपने मित्रों से विदाई के संकेत कर 
रहे हैं) 
सुजंन धिह- मुझे क्या देखने सुनने श्रावेंगे । दिखलाना है तो सुर्जन- 
सिह के लड़के फो दिखलाइये । सुजं नसिह का तो श्रत॒ चालीसा 
लगा है। 
वाबुजी--तुम श्रपनी वेजा हरकतों से बाज्ञ नहीं श्राश्रोगे ? श्रमो भी 
टर्रा रहे हो । 
सुजेनर्तिह--इनमें टरं फ्री कौन सी बात है | में कोई जनाना थोड़ ही 
हूँ कि श्रपनी मदद के लिए श्रपने श्रादमी को बुलाऊं। मुझे तो 
श्रपने बलबूते पर भरोसा है । श्रगर टरं-टरं कर भी रहा हूँ तो 
इसमें किस्ती का क्या इजारा ।” 
इसमें रेल के सफर में ही घटनाएँ घटित होती हैं जो कि रेडियो द्वारा 
ध्वनि की सहायता से सुनाई जा सकती हैं। रंगमंच पर यह उतनी ॥फ़लता- 
पूर्वक नहीं खेला जा सकता । 


रेडियो-रूपक साहित्य २७१ 


इलाहाबाद श्राकाश वाणी केन्द्र से केशवचन्द्रवर्मा के दो रूपक जो प्रसा- 

रित हो चुके हैं, देखने में श्राये-- “शहनाइयाँ” तथा “जंसे कोल्हू में सरसों” । 

दोनों ही प्रहसन सामाजिक हैं। “जंसे कोल्हू में सरसों” में चिरंजीव, रेखा एवं 

कैप्टन प्रमुख पात्र हैं। रेखा को चिरंजीव तथा कंप्टेन दोनों प्यार करते हैं। 

हास्य का सूजन कंप्टेन साहब के कुत्ते के माध्यम से किया गया है जिससे चिरं- 

जीव बहुत भयभीत होते हैं । इसमें श्राजडल के उन नवयुवकों पर व्यंग्य किया 

गया है जो सस्ते प्रेम के चक्कर में पड़ कर श्रपना जीवन नष्ट करते हैं। कंप्टेन 
के कुत्ते को देख कर प्रेमी चिरंजीव दीवाल के ऊपर चढ़ जाते हैं-- 

“ चि०--(घबड़ाते हुए) देखिए, वह कुत्ता श्रलग कर दीजिए, मिस्टर। 

(कुत्ता भांकता है) ये..... झरे बाबा । ध्रजी साहब, श्राप हसे 

तो प्लग कर दीजिए''* “श्राप जो फहियेगा फिर समझ कर 


बताऊंगा....... (कुत्ता फिर मॉफने लगता है) श्रजी साहब, 
भगवान्‌ के लिए"***। 

क०--देखो जी चिरोंजी लाल... ...में जो कह रहा हूँ उस पर ग्रौर 
करो । 


चि०-- (कुछ बिगड़ते हुए से) देखिए जनाब, मेरा नाम चिरंजीव 
है ६2302 चिरौोंजी लाल नहीं प0प ट््ा ०णा९८६ 5०ण३९, 
झपनी जवान दुरुस्त कर दीजिए '*॥/86 8 (08 १ चिरौंजी लाल ? 
के०--५॥७६ ए9. 799 |8 707-808९. (कुत्ता भौंफने लगता है) 
दोनों एक हो बात है । 
(सहसा फुर्सो गिरने की श्रावाज होती है भ्ोर चिरंजीव मेज 
पर चढ़कर खड़ा हो जाता है श्रोर चिल्लाता भी है, “भरे वाप 
परे !!)” 
श्री विजेयदेव नारायण साही का “एक निराश क्‍्रादमी” शीर्षक रेडियो 
झूपक इलाहाबाद आकाशवाणी केन्द्र से प्रसारित हो छुका है। इसमें राजशेखर 
प्ग्रवाल, मंनेजर गुप्ता एवं शास्त्री तथा निराश झादमी प्रादि पात्र हैं । समाज 
में फेली हुई “सिफारिश” पर इसमें व्यंग्य किया गया है । एक व्यक्ति जिस 
की सिफारिश नहीं है लेकिन एम० ए० पास है वह नौकरी पाने से रह जाता 
है किन्तु एक कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति उसी स्थान को सिफारिश के बलवूते पर 
प्राप्त कर लेता है। सिफारिश-पसन्‍्द व्यवित “सिफारिश” का महत्त्व बतलाता 
हुआ कहता है-- 


रण्र 


हिन्दो साहित्य में हास्य रस 


“निराश प्रादमी--वया मैं भूंठ बोल रहा हूँ । यह लौजिए में श्रपना 


एम० ए० का सा्टोफिकेट भी लेता भाया हूँ क्योंकि प्राज इसके 
भी राख होने की बारी ध्रा गई । 


(सार्टॉफिकेट निकालकर फेंक देता है । 


गुप्ता--तो यह झ्ाघार है प्रापकी योग्यता का जिस पर श्राप 


नौकरी चाहते हैं । भप्रच्छा कारण है। मेरी समर में नहीं भ्राता 
कि किसी यूनिवर्सिटी के वाइस-चाँसलर का हस्ताक्षर किया हुप्न/ 
यह सिफारिशी कागज किस तरह दूसरी सिफारिशों से भिन्‍न 
हैं । मिस्टर निराश आदमी, क्या भ्राप कहना चाहते हैं कि भ्रगर 
कोई वाइस-चांसलर या प्रोफेसर साहब पश्रपने हस्ताक्षर से 
मुझे किसी की योग्यता के बारे में पत्र भेजें श्रौर जबानी सिफा- 
रिश करें इन दोनों में कोई मौलिक प्रन्तर हो जायगा ।” 


--(एक निराश प्रादमी ) 


श्री भारतभूषण पश्रग्रवाल का “इम्ट्रोडक्शन-नाइट” शीर्षक रूपक 
श्राकाशवाणी के इलाहाबाद केन्द्र से प्रसारित किया जा चुका है। यह विशुद्ध 
हास्यात्मक है । कालिज-जीवन की रंगरेलियों को लेकर इसमें हास्य का सृजन 
किया गया है। इसमें गीत भी श्रच्छे हैं। नाटक इस “कोरस” से प्रारम्भ 


होता है-- 


“हम फाजिल बाले हैं, 
हम काजिल वाले हैं । 
कदम फदम पर बिखछें, 
हमारे गड़बड़ भाले हैं। 
हम काजिल वाले हैं, 


हम बेकारी के डर से घर से पढ़ने जाते हैं, 
फिर पढ़ने के डर से हरदम सूखे जाते हैं। 
दिल में छाले हाय हमारे मुह पर ताले हैं, 


हम काजिल वाले हैं, 
हम कालिज बाले हैं ।” 


वार्तालाप की सजीवठा इस रूपक की विशेषता है-- 
“'प्रइनकर्ता-- किस ध्यकित को कंसे लूते पसन्द हूँ, वह श्राप फंसे 


पहुचानेंगे ? 


रेडियो-रपक साहित्य २७३ 


उत्तर--उसके स्वमाव प्लौर व्यवहार से । 
प्रबन--भाप कौन-सा जूता पहनते हैं ? 
उत्तर--जब जो मिल जाय। 
प्रदन-- भ्रापकी रिसे कब सप्ताप्त होगी ? 
उत्तर--नौक री मिलते हो । 
प्रदय--प्रगर ध्ापको यह नोकरी मिल जाय तो सबसे पहिले 
झाप क्या करेंगे ? 
उत्तर--शादी करूगा। 
--(ंट्रोडकशन-ना हट) 
रेडियो-रूपक साहित्य में हास्य-रस का विज्ञेष स्थान है। भारतेन्दु 
“बाबू, जी०पी० श्रीवास्तव के तथा उपेन्द्रनाथ झइ्क के कई प्रहसनों का रेडियो- 
रूपान्तर हो चुका है तथा उनका प्रसारण श्रत्यन्त लोकप्रिय हुप्रा है। 


ः शढ 
अंग्र॒ज़ी साहित्य में हास्य रस 


हास्य रस की दृष्टि से श्रेग्रेज़ी साहित्य समृद्ध है। चौदहवीं शताब्दी 
में इगलेण्ड में फ्रांस निवासी नारमन लोगों का भ्राधिपत्य था। उस समय में 
लिखी गई “उल्लू श्रौर वुलबुल” शीर्षक हास्य-रस पूर्णा कविता श्राज तक प्रसिद्ध 
है। इसमें हास्य की वह छटा है जो नन्ददास के “अ्रमरगीत” की याद दिला 
देती है । बुलबुल कहती है, “चल, चल तू क्या बहस करेगा, तेरा तो सिर ही 
तेरे शरीर से बड़ा है।” इसके बाद राज-दरवार में फ्रांसीसी भाषा का स्थान 
श्रंग्रेज़ी ने ले लिया । उस समय “चासर” हास्य-रस की कविता के जनक रूप 
में श्राये । जिस प्रकार “प्रमौर-खुसरो”” की मुकरियों में जन साधारण की सम- 
स्याश्रों को लेकर हास्य का सृजन किया गया है उसी प्रकार इनके काव्य में 
साधारण मनुष्यों के विराग, हुं, श्रौर ग्लानि मिलती हैं । 


शैक्सपीयर के नाटकों में हास्य का सुन्दर सृजन हुआ है । उनकी कला 
में पद-पद पर मानवदावादी दष्टिकोश श्र काव्योचित कल्पना का एक 
प्रदुभुत सम्मिश्रण मिलता है । उनके हास्य में कद्रुता नहीं है। उनके पुरुष-पात्र 
बहुत बातूनी मिलते हैं तथा स्त्रियाँ मितभाषी हैं । शेक्सपीयर का सबसे श्रसिद्ध 
ताटक है “मिडसमर नाइट्स ड्रीम” । इसमें “बाटम'” महोदय नाटक करते हैं 
श्रौर इस कदर उत्साह दिखाते हैं कि प्रत्येक पात्र का भ्रभिनय स्वय' ही कर 
डालना चाहते हैं। श्राखिरकार “बाटम” महोदय का सिर गधे के सिर में परि- 
वतित हो जाता है श्रौर अपने “ढेंचूराग” में तन्‍्मय होकर वह परियों की 
रानी “टाइटेनिया” की खिदमत में प्र म निवेदन करते हैं। हिन्दी के हास्य 
प्रधान नाटकों में शेक्सपीयर जैसा मानवतावादी हास्य का भ्रभाव है। दूसरी 
बात जो शेक्सपीयर में अ्रद्वितीय है, वह है उसके मसखरों का मूर्ख न होना । 
शेक्सपीयर के मसखरों की बाह्य मूखंता के अन्तराल . में प्रनन्त दाशंनिकों की 
गम्भी रता श्र मनन है । प्रसिद्ध नाटक “साइमन भ्राफ़ एथेन्स” में, जो वास्तव 


भंग्रजी साहित्य में हास्य रस २७५ 


में एक गम्भीर रचना है, यह पूछे जाने पर कि कौन-सा समय है, उत्तर मिलता 
है “ईमानदार रहने का समय ।” 

जानसन का व्यंग्य कद्ठ होता था। अपने कोष में जानसन ने बहुत सी 
मनोर॑जक परिभाषाश्रों का संकलन किया है। मछली पकड़ने के काँटे की परि- 
भाषा को इस प्रकार कर देते हैं--'एक ऐसी डण्डी जिसके एक सिरे पर मछली 
श्रौर दूसरे सिरे पर मूर्ख हो ।” भारतेन्दु युग में प्रकाशित “हिन्दी-प्रदीप”! 
एवं “ब्राह्मण” में इस प्रकार की हास्य-मय परिभाषाए पर्याप्त मात्रा में मिलती 
हैं । जानसन हाजिर-जवाब भी थे। एक बार जानसन अपने एक मित्र से बातें 
कर रहे थे कि हजजाम श्रा पहुँचा। जानसन बोले--“महाशय, कृपया मुझे 
छुट्टी दीजिए क्योंकि मुझे कतंन-कलाचार्य से भेंट करनी है ।” पं० जगन्नाथ 
प्रसाद चतुर्वेदी भी अत्यन्त विनोदी प्रकृति के व्यक्ति थे। उनके विनोदपूर्ण 
चुट्ुुकलों का संग्रह किया जाय तो वे हिन्दी के जानसन प्रमाणित होंगे । 

गोल्डस्मिथ सुधार-वृत्ति के उपन्यासकार थे। उनकी “वह जीतने को 
ही हारतो है'' हास्य साहित्य की भ्रमर कलाकृति है। उसका नायक एक व्गधी में 
बेठाकर भ्रपनी माँ श्रोर बहिन को गाँव ले जाने का वायदा करता है । भ्रंघेरी 
रात में बगूघी मकान के श्राम बगीचे में ही घुृमती रहती है भ्रौर उन्हें पता 
भी नहीं चलता । उपन्यास-साहित्य में हास्य हिन्दी में बहुत कम मिलता है 
भ्रौर गोल्डस्मिथ-सी प्रतिभा अ्रभी हिन्दी में नहीं हुई । 

एडोसन तथा स्टोल ने तत्कालीन इंगलेण्ड में “छंला” बनकर भटकने 
वाले युवकों पर ब्यग्य किये हैं। एक जगह तो एक छेला की खोपड़ी की 
शल्य-क्रिया की जाने पर उसमें से औ्रौरतों के हेग्नरपिन, बालों के स्मृति-रूप में 
दिए गुच्छे भोर न जाने क्या-क्या उल-जलूल निकलता है। बालकृष्ण भट्ट, 
प्रतापनारायरा मिश्र तथा नाथूराम शंकर शर्मा ने भी अ्रपनी गद्यात्मक तथा 
पद्मात्मक कृतियों द्वारा तत्कालीन समाज के फैशन-परस्त युवक-युवतियों पर 
व्यग्य वाण छोड़े थे । 

ड्रायडेन के काव्य में राजनीतिक व्यग्य का प्राघान्य था । वह राजा का 
समर्थक था तथा राजा के विरोधियों पर व्य'ग्य वाण छोड़ता था । इसके विप- 
रौत वालमुकन्द गुप्त में भी ड्रायडेन की भांति राजनीतिक व्य ग्य प्राधान्य था 
किन्तु उनके ग्रालम्बन तत्कालीन राज्य के ग्रधिक्वारी एवं गबनंर झादि थे । 

ड्रायडेन के शिष्य पअ्रलेक्ज्ध न्‍्डर पोष ने “रेप आफ दी लोक” शीष॑क 
काव्य पुस्तक में महाकाव्यों का तथा समाज में फंली हुई फंशन की पोल खोली 


२७६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


है । एक युवती के बालों की एक लट कट जाने पर महाभारत का-सा संग्राम 
करवाया गया है। हिन्दो-साहित्य में भी“हल्दी घाटी” की पैराडी “चाँच” ने 
“चुनाघाटी” नाम से की है किन्तु उसमें पोप जैसा निर्वाह नहीं हो पाया है। 


थक रे तथा डिकेन्स भरी हास्य-रस लिखने में प्रसिद्ध थे। “पिकविक- 
पेपसं” डिकेन्स द्वारा हास्य-रस की श्रमर कृति है। “मिस्ठर पिकविक” ऐसी 
कलाबाजियाँ दिखाते हैं कि उनकी तोंद पर तरस पाता है| प्रेमचन्द ने “मोटे- 
राम शास्त्री” को नायक वनाकर हिन्दी में “मिस्टर पिकविक” के सृजन करने 
का सफल प्रयास किया था । 


“डेविड कापरफील्ड” के मिस्टर मिकावर दीवार चढ़ कर घर के 
प्रन्दर पहुँचते हैं ्रोर घर वालों से मिलकर दीवार-दीवार ही चढ़कर बाहर 
निकल जे हैं जबकि फर्ंदार घर के घाहर ही खड़े रह जाते हैं। “दि प्रोल्ड 
क्यूरिश्रासिटी शाप” का “डिक सिलवर” जिस गली से उधार लेता है उस गली 
से भाना छोड़ देता है । 


महारानी विषटोरिया-युग में “जेरोम के जेरोम” हास्य-रस के प्रसिद्ध 
लेखक हुए हैं । उन्होंने भ्रपनी पुस्तक “थी मन इन ए बोठ” में स्वास्थ्य पर 
आवश्यकता से भ्रघिक चिन्ता करने वालों पर व्यंग्य किया है। तीन व्यक्ति 
स्वास्थ्य-लाभ के हेतु नौका भ्रमण का एक लम्बा कार्यक्रम बनाते हैं। एक 
स्थान पर नाव कीचड़ में फेस जाती है। एक साहव चप्यू को कीचड़ में गढ़ा 
कर जोर लगाते हैं। नाव निकल जाती है पर वह साहब चप्पू पर टेंगे रह 
जाते हैं श्रोर वह चप्यू वहीं गढ़ा रह जांता है । 


श्राधुनिक युग में प्रास्कर वाइल्ड तथा बरराड शा सर्वप्रथम भ्राते हैं। 
दोनों चमत्कारवादी थे। दोनों एक तरह से जिन्दगी का मखौल उड़ाना 
चाहते थे । श्ञा ने “जान बुल्स श्रायरलैंड” में श्रंग्रेजों फी साम्राज्य-लिप्सा का 
श्रच्छा विड्लेषण किया है। शा में “वाक्छल” प्रधान है। उनका ब्य ग्य भी 
कद्ठु है। उपेन्द्रनाथ “भ्रश्क”' ने सामयिक समस्थाश्रों पर शा की पद्धति पर सुन्दर 
हास्य व्यंग्य-प्रधान नाटक लिखे हैं। चेस्टरटन ने साहित्यिक हास्य अधिक 
लिखा । “चेस्टरटन” की भांति हिन्दी में पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी ने साहित्यिक 
हास्य श्रधिक लिखा है । “स्विफूट” भी भ्रंग्र जी साहित्य का प्रमुख व्य ग्यकार 
था। “गुलीवसं ट्रं विल्स” उसकी प्रसिद्ध कृति थी । ऐसा ही प्रखर व्यग्य पद्य में 
“महाकवि निराला” ने तथा गद्य में शिवपृूजन सहाय तथा भारतेन्दुकाल के 
राधाचर - स्वामी में मिलता है । 


श्रेग्र जी साहित्य में हास्य रस २७७ 


निवन्ध साहित्य में ए० जी० गाडिनर तथा चाल्स लेम्ब छोटे-छोटे 
विषयों पर सुन्दर ट्वास्य-रस पूर्ण निबन्ध लिखने में प्रसिद्ध हैं। गाडिनर ने 
अपने एक लेख में प्रदन उठाया है कि जब पुरुषों के बस्त्रों में इतनी जेबें होती 
हैं तब स्त्रियों के वस्त्रों से जेब का फेंशन ही क्‍यों उठ जाना चाहिए जेबों के 
फैशन उठ जाने के कारण ही उन्हें इतने बड़े वद्गुए की श्रावश्यकता होती है । 
इसी प्रकार भारतेन्दु काल में वालकृष्ण भट्ट ने दाँत, भों, भाँख, इत्यादि छोटे- 
छोटे शीर्षकों से सुन्दर हास्य-रस के लेख लिखे ये तथा भ्राधुनिक युग में बेढ़व 
बनारसी तथा प्रभाकर माचवे ने स्नेह-हास्य युक्त निवन्ध लिखे हैं । 


“वी० जी० बुडहाउस” हास्य-रस के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैँ । उनके 
उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुए हैं। उन्हीं की शैली में हाल ही में श्री द्वारका 
प्रसाद लिखित उपन्यात्त “गुनाह बेलज्जत” प्रकाशित हुप्ना है। श्रमेरिकन 
लेखक “स्टीफ़ेन लो काक” भी हास्य के सुन्दर निवन्ध लेखकों में गिने जाते 
हैं। उनके निबन्ध भी श्राघुनिक समाज में श्रत्यन्त लोकप्रिय हुए हैं। रूस का 
“गोगोल"” अपने व्य ग्य के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध है । 


वास्तव में देखा जाय तो हास्थ-रस की दृष्टि से प्रंग्र जी साहित्य हिन्दी 
साहित्य से कहीं भ्रधिक समृद्ध है। जंसाकि पूवव भ्रध्यायों में बताया जा चुका 
है कि हास्थ्र स्वाधीन तथा घनधान्य से पूर्ण देशों में न पनपेगा तो कहाँ 
पनपेगा, किन्तु हिन्दी साहित्य में भी पिछले वर्षों में हास्य-रस की जो कूतियाँ 
निकली हैं उनमें यह भ्राशा होती है कि ज्षीघ्र ही हमारे यहाँ का हास्य-रस का 
साहित्य भी दिन प्रति दिन श्रधिक समृद्ध होता जा रहा है। 


|: 
कार्टून कला 


“'का्टू न” शब्द का शाब्दिकग्र्थ चित्र का कच्चा खाका या “रफ डिज़ा- 
इन” बनाना है । सन्‌ १८४३ में इंगलैंड की पालियामेंट के भवनों की भित्तियों 
पर अंकित करने के लिये चित्रों के कच्चे खाकों की एक प्रदर्शनी की गई थी। 
इंगलेंड के प्रसिद्ध ब्यंग्य-चित्रकार (का निस्ट) श्री “लीच” को यह काम सौंपा 
गया था। ये चित्र इंगबेंड के सुप्रसिद्ध हास्य-पत्र “पंच” में प्रकाशित हुए थे । 
उसी समय से कार्टून शब्द का महत्व लोगों ने समझा तथा इसका व्यायक 
प्रयोग होने लगा । का्ू न-कला हमारे जीवन की मूक आलोचना है। व्यंग्य- 
चित्रकार अ्रपनी तूलिका के सहारे समाज औ्रौर मानव के घट में कड़वी झालो- 
चना को हुँसी-हंसी में उतार देते हैं । लोकतन्त्रीय देश में वे जनता की श्रावाज 
बुलन्द कर मीठे विरोधी दल का काम करते हैं। इन व्यंग्य चित्रकारों ने राज- 
नीति में एक रस की सृष्टि की है। हमारे वहुरंगी जीवन पर प्रकाद्य डालने वाली 
इकरंगी व्यंग्य-रेखाएँ यथार्थ श्रोर आदर्श का अनोखा सम्मिश्रण हैं । भारतीय 
जनता की रुचि इस ओर बढ़ती जा रही है । श्राज उस समाचार पत्र का 
ग्रधिक पसन्द किया जाता है जिसमें ब्यंग्य चित्र प्रकाशित होते हैं । 

प्रारम्भिक काल में व्यंग्य चित्रों में हास्य श्रौर व्यंग्य का समन्वय बहुत 
सफल ढंग से होता था । एक चित्र के नीचे कुछ हास्योत्यादक वातें लिख 
दी जाती थीं । यहाँ तक कि साधारण कहानी के चित्रों में और इन कार्ट नों में 
कोई मौलिक अन्तर नहीं होता था । राजनीतिक कार्टू नों के साथ भी यही बात 
थी । व्यंग्य चित्रकार अ्रधिकतर लाक्षणिक संकेतों का उपयोग करते हैं। यद्यपि 
झज के व्यंग्य चित्रकार भी यदाकदा इन संकेतों का प्रयोग कर लेते हैं। हाँ, 
इस परिपाटी का यह परिणाम हुआ्रा है कि श्रधिकतर देशों को प्रस्तुत 
करने के लिए सांकेतिक चिन्ह मिल गए, जंसे अमरीका के लिये “चाचा सेम” 
और इंगलेंड के लिये “जोन बुल” । व्यंग्य और हास्य कार्टून के ग्रभिन्‍न अंग 
बन गए । अ्ब॒ तो कदाचित हास्यहीन काहू न की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती । 


कार्टून कला २३६ 


इतिहास 

मिश्र, चीन तथा भारत में चित्रों द्वारा परिहास, विनोद एवं कटाक्ष 
प्रस्तुत करने के प्राचीन नमूने मिलते हैं | दो हजार वर्ष पुरानी भ्रजन्ता की 
गुफाओों की चित्रावली में व्यंग्य चित्रों के सुन्दर नमूने मिलते हैं। उन चित्रों 
में हमें मोटे पेट वले वामन जी, परिचारिकाएँ तथा श्रन्य पात्र उपलब्ध होते 
हैं । मध्ययुगीन देव मन्दिरों श्नौर हस्तलिखित पुस्तकों में भी कहीं-कहीं विनोद- 
भरी प्राकृतियाँ मिल जाती हैं। भूगु - संहिता मे व्यंग्य चित्र का उल्लेख 
श्राता है। 
ह १७वीं शताब्दी में चित्रों द्वारा विरोध प्रदर्शित करने का प्रयोग इटली 
में हुआ था । रोमन के एकेडेमी के ग्रध्यक्ष 'एनीवाल केरास्त' ने पोप के विरूद्ध 
चित्रों को प्रदर्शित किया था । इटालियन भाषा में ऐसे चित्रों को उस समय 
“करीकेचर” कहा जाता था । विरोधी को हीनता प्रकट करने के लिये उसकी 
विकृत चित्रता मूर्ति रची जाती थी। श्रपने देश में समाज-विरोधियों की 
विकृत श्राकृतियाँ बनाकर उन्हें जलाया जाता था । 


इटली के “कंरीकेचरों” को फ्रास ने ग्रहणा क्रिया और उनका नाम 
“करीकेचर” रबखा। फ्राँस ने उसे इंगलैंड से लिया झौर उसका नाम “का्ू न! 
रख दिया | इसके पहले कटाक्ष चित्रों को “करीकेचर” कहा जाता था । 
श्राजकल तो “कंरीकेचर भर काहूं न”” शब्द पृथक्‌ पृथक्‌ भ्रर्थों में व्यवहृत होते 
हैं। कार्टून द्वारा राजनीतिक या सामाजिक प्रसंग, घटनाएँ या मनोभावनाएँ 
मीठा परिहास करती हुई भ्रंकित की जाती हैं। 'करीकेचर' में व्यक्ति का ठ्ट्ठा 
चित्र प्रस्तुत किया जाता है जिसमें व्यक्ति की मौलिक विद्र, पताएँ भ्रदृभुत 
व्यंग्यपूर्ों भंगिमाश्रों में प्रलिखित होती हैं । 

इंगलैंड में निपुणा चित्रकार “विलियम होगार्थ” (१६६७-१७६४) ने 
बड़ी खूबी भरे कटाक्ष चित्र बनाये । होगार्थ को हम ब्रिटिश कटाक्ष-चित्रों का 
पितामह कह सकते हैं । इसकी बनाई चित्रावलियाँ श्रभी तक सेंट गेलरी तथा 
सोन म्युज़ियम में सुरक्षित हैं। पहले-पहल विनोद पुर्णं चित्रों का सामयिक पत्र 
“चारी-बारी" फ्राँस में प्रकट हुआ था। उसकी खुबी भौर सफलता से प्रेरित 
होकर सन्‌ १८४१ में इंगलैंड में “पंच” का प्रकाशन शुरू हुआ जो अब तक 
प्रकाशित हो रहा है। “पंच के कदाक्ष चित्रकारों में “जान लीच" बहुत 
प्रसिद्ध हुआ । इसके लगभग ३००० व्यंग्य चित्रों में विनोद की बड़ी सामग्री 
भरी पड़ी है। 


२८० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


आजकल के ब्रिटिश कार्टूनकारों में डेविड लो, फुगास, ई० एच० ज्षैफार्ड, 

डेविड लेंगडन, सिलिस फ्रैक रेनोल्ड्स, हिथ रौलिन्सन, भादि की भच्छी 

ख्याति है। इंगलैंड के पंच से प्र रणा प्राप्त करके बीसवीं सदी के प्रारम्भ में 

विभिन्‍न देशों में अनेक विनोदी चित्रमय सामयिक पत्र प्रकाशित होने प्रारम्भ 

हुये जिनमें भारत में “हिन्दी-पंच” कनाडा में “ग्रिप”, आस्ट्रेलिया में “सिडनी 
पंच” शोर अ्रहमदाबाद में “गुजराती पंच” मुख्य हैं । 


भारत में उन्‍्नीसवीं सदी के भ्न्त में तथा बीसवीं सदी के प्रा रम्म में 
कटाक्ष चित्रों का प्रारम्भ हुआ | भ्रनेक वस्तुझों की तरह कठाक्षपूर्णो चित्रपट की 
शुरूआत भी एक पारसी सज्जन ने की है श्रंग्रेजी चित्र-पत्र “पंच” से प्रे रणा 
पाकर भारत में “हिन्दी-पंच” शुरू हुआ । इसके सम्पादक घरजोर जी थे। भपने 
कराक्ष चित्रों के लिए यह देद्य विदेश दोनों में लोकप्रिय हो गया था। राज- 
नेतिक पुरुषों के व्यंग्य-चित्र बनाना भ्रोर सत्तारूढ़ लोगों की त्रुटियों के विरुद्ध 
चित्रों द्वारा प्रहार करना इसकी विशेषता थी । इसका मुखचित्र तो श्रेग्रे जी 
“पंच” से भ्रधिक कलात्मक था। सब्‌ १६३४ में “हिन्दुस्तान टाइम्स” भौर 
“हिन्दुस्तान” में श्री शंकर के व्यंग्य चित्र प्रकाशित होना प्रारम्भ हुम्ना । ये 
चित्र भ्रत्यन्त लोकप्रिय हुये | कुछ व बाद शंकर ने श्रपना “शंकर्स वीकली” 
नामक हास्य-रस प्रधान साप्ताहिक अंग्रेजी में निकालना प्रारम्भ किया 
जो बराबर प्रकाशित हो रहा है। शंकर के कटाक्ष-चित्र जब से उसी में 
निकलते हैं । 


शंकर के अ्रतिरिक्त आर० एम० नायडू, माली, मून, मनरो, वासु, 
बीरेश्वर, भ्रहमद, भार० के० लक्ष्मण, दलाल, ग० ना० जाघव, बाल ठाकरे, 
शिक्षार्थी, प्रथम, शैल, कडीरवां, शिक्षिर दे, चकोर भोर फॉजिलाल श्रग्रगण्य हैं। 
डिल्पाचारय्य श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर के भाई स्वर्गीय गगनेन्द्र नाथ ठाकुर के कादू न 
बड़े प्राणपूर्ण होते थे । उनका एक संग्रह भी छपा था। इसके भ्नतिरिक्त श्री 
शंकर, मनु, मनरो, किलेंस्किर, दलाल, दनि, भ्रहमद श्रौर चकोर की चित्र- 
पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी हैं । 

राजनंतिक काटून 


राजनंतिक व्यंग्य चित्र कार को सदा देनिक खबरों से सुपरिचित रहना 
पड़ता है । यही नहीं, किसी भी घटना की पृष्ठ-भूमि से भी पूर्णतया भ्रवगत 
होना श्रावदयक है। इसके बिना वह सही दृष्टिकोण नहीं बना सकता । उसे 


कार्टून कला र5१ 


राजनैतिक व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन और प्रादतों से परिचित होना 
चाहिए। राजन॑तिक व्यंग्य चित्रकार सदा व्यापक प्रभाव डालने वाले विषय 
ही छुनता है। कलाकार एक समानान्तर परिस्थिति की , क्ञोज में साहित्य, 
इतिहास झ्ौर पोराशिक कथाओ्रों का सहारा लेता है। राजनंतिक व्यंग्य चित्र- 
कार को चित्र बनाने के लिए बहुत कम समय मिलता है श्रोर यही कारण है 
कि उसे बड़ी तेजी से काम करना पड़ता है । 


सामाजिक काटू न 


इनमें समाज की परिहासपूर्णा आलोचना रहती है । इस क्षेत्र में उदीय- 
मान चित्रकार सैमुएल और प्रकाश का काय॑ विशेष सराहनीय है। सेमुएल ने 
“मुसीबत है”, “दिल्ली के स्वप्न”, “यह दिल्ली है” शीपंक से जो हमारे 
जीवन पर व्यंग्य किये हैं वे हंसाये विना नहीं रहते । सुनील चट्टोपाध्याय ने 
भ्रति आधुनिकता के “तिकोनिया फैशन” पर अच्छे व्यंग्य चित्र बनाए हैं। 
अनवर ने पाकिस्तान में फंले भ्रष्टाचार पर वड़ी गहरी चोटें की हैं। एक 


बालक यात्री को कहते दिखाया कि मैं उस्त कुली को लूगा जिसके पास मिनि- 
स्टर की सिफारिश का पत्र होगा। 


व्यंग्य पट्टियाँ 


इनके बनाने का प्रचार भी खूब हो गया है। “खूरो की बड़ी-बड़ी मूर्छे', 
“चन्दू की पगड़ी” शोर “पोपट का बड़ा पेट” नित्य पाठकों को हँसाते हैं। ये 
अधिकतर कथा-प्रघान होती हैं। वे बालकों के लिए बहुत स्‍झ्राकषंक होती हैं । 


हिन्दी फी साहित्यिक मासिक पत्रिकाओ्नों में भी समय समय पर व्यंग्य 
चित्र प्रकाशित होते रहते हैं। “सरस्वती” में द्विवेदी जी ने कई वर्षों तक 
सामयिक विषयों पर व्यंग्यचित्र प्रकाशित किये। माघुरी, सुधा, मतवाला, नोंक- 
भोंक भ्रादि में भी व्यंग्य चित्र छपे हैं। प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार “वशिक्षार्थी” ने 
हास्य-प्रधान “'मुसकान'” मासिक में झपने व्यंग्य चित्र प्रकाशित करना प्रारम्भ 
कर दिया है। पुराने मासिक एवं साप्ताहिक पन्नों के देखने से प्रतीत होता है कि 
साहित्यिफ क्षेत्र में व्यंग्य चित्रकारों के शिकार अभनाड़ी आलोचक, छायावादी 
कवि, प्रेमी तथा फैशनेविल नवयुवक नवयुवतियाँ रहे हैं। “नवमारत टाइम्स” 
देनिक एक छोटा-सा व्यंग्य चित्र प्रतिदिन मुख पर प्रकाशित करता है भौर उसका 
विषय सामाजिक अथवा राजनेतिक रहता है । 


रेपर हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


हमारे देश में कटाक्ष-चित्रणा-कला के विकास की बड़ी सम्भावनाएं है । 
चित्रमय विनोदपूर्ं सामयिक पत्र तो देशी भाषाओं में नहीं के बराबर हैं। 
कार्टून कला से लोकमानस को विनोदब्रिय और अ्रवुद्ध बनाया जा सक्रता है। 
सरकारी कलाशालाओं में जहां चित्र विद्या के श्रन्य अंकों की शिक्षा दी जाती है 
वहाँ कार्ट,न और कटाक्ष-चित्रण का व्याकरणा भी सिखाना चाहिए, क्‍योंकि 
स्वाधीन भारत में देशी भाषा के पत्रों का विकास हो जाने पर कार्ट,नकारों 
की बड़ी श्रावश्यकता है । 


ड् २ दर $ई 
उपसंहार 


मानव जीवन में हास्प का विशिष्ट स्थान है। जातीय सजीवता के 
साथ साथ यह सुधार का माध्यम भी है। मनुष्य श्रौर पशु में एक विशेष श्रन्तर 
यह है कि मनुष्य हँस सकता है, व्यंग्य समझ सकता है श्रोर हास्य पर मुस्करा 
सकता है । जो मनुष्य जितना अधिक “प्राकृत” होगा उसमें हास्य से आ्रानन्द 
उठाने की उतनी ही मात्रा श्रधिक होगी। हमारा साहित्य प्रारम्भ से ही 
प्रकृतस्थ रहा है क्योंकि भारतेन्दु काल की कृतियों ही से हमें व्यंग-विनोद के 
छींटे मिलने लगते हैं। 

शास्त्रीय-विवेचन 


संस्कृत के आचार्यों ने श्य गार-रस को ही प्रधान माना है। संस्कृत 
साहित्य में हास्य-रस की क्ृतियाँ भी भ्रपेक्षाकत कम मिलती हैं। भ्रंग्रेजी साहित्य 
में हास्य-रस का विवेचन अ्रधिक मिलता है। “हम क्यों हँसते हैं ?/” 
इस प्रइन पर विदेशी विद्वानों ने विशद विवेचन किया है। यद्यपि झसंगति 
हास्य का मूल सर्वमान्य रहा है | हमने प्रतिपादित किया है कि हास्य रस भी 
रसराज माना जा सकता है। वास्तव में ह।स्य रस भ्ाचार्यों की दृष्टि से भ्रव 
तक उपेक्षित रहा है। भरत से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ तक सभी भाचार्यों 
ने हास्य रस के लक्षण तथा उदाहरण देकर इसको समाप्त कर दिया है। 
हास्य के प्रभेद विदेशी साहित्य में स्पष्ट मिलते हैं। उनका झ्लग अलग विवेचन 
भी मिलता है, किन्तु हमारे यहाँ जो वर्गीकरण किया गया है वह हसन-क्रिया 
का है, हास्य का नहीं । 

अभाव के कारण 


पराघधीनता, श्रज्ञार रस का प्राघान्य, भरद्तवादी दाशंनिक दृष्टिकोण 
भादि ही हिन्दी में हास्य रस के प्रभाव के कारण रहे हैं किन्तु यह घारणा 
गलत मालूम पड़ती है कि हिन्दी साहित्य हास्य रस की दृष्टि से बहुत पीछे है। 


शेप हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


अमीर खुसरो से आज तक पद्मत्मक साहित्य में हास्य रस प्रमुख मात्रा में 
मिलता है, हाँ गद्य में हास्य विदेशी साहित्य की भ्रपेक्षाकृत कम है किन्तु भार- 
तेन्द्ु काल से इस दिशा में भी समृद्धि हो रही है । 


नाटक 


भारतेन्दु काल में हास्य रस के प्रहसनों का प्रचलन प्रारम्भ हो गया 
था उनके जमाने में प्रच्चुरमात्रा में प्रहसन लिखे गए । उनमें वार्तालाप प्रधान 
था। घामिक रूढ़ियाँ, विधवा विवाह, बाल विवाह, बहुविवाह, नशेवाजी के 
दुष्परिणाम, श्रादि सामाजिक विषय प्रधान रहे । एक एक समस्या पर कई 
लेखकों ने प्रहसन लिखे । कलात्मक दृष्टि से वे उच्च कोटि के नहीं थे। उस 
समय के कई प्रहसनकारों ने भारतीय एवं पाइचात्य--दोनों प्रकार की नास्य- 
शलियों का मिश्रण किया तथा अपने प्रहसनों को इसी मिश्रित शैली में लिखा। 
ह्विवेदी युग में प्रहसनों की गति मन्यर रही द्विवेदी युग के बाद प्रहसनों की पुन: 
बाढ़ श्राई। रेडियो पर प्रहसनों के प्रसारण ने भी प्रहसनों के सृजन को 
प्रोत्ताहित किया । कलात्मक हष्टि से प्राधुनिक युग के प्रहसनों में निखार 
आया। भ्रालम्बत धाभिक रूढ़ियों से बदल कर फिल्‍मी जीवन, घरेलू समस्याएँ 
तथा राजनेतिक नेता हो गए । 


कहानी 
भारतेन्दु काल में हास्य रस प्रधान कहानियों का प्रायः श्रभाव ही 
रहा | द्विवेदी युग में हास्य रस प्रधान कहानियों का श्री गरोश हुश्ना किन्तु 
शिल्प की दृष्टि से वे अ्रपरिपक्व ही रहीं। व्ंमान युग में हास्य रस की 
कहानियों से हिन्दी साहित्य सन्‍्तोषजनक रूप से पल्‍लवित हुआ । भाषा, कथा- 
वस्तु एवं चरित्र चित्रण की हृष्टि से हास्य रस प्रधान कहानियाँ श्रव प्रचुर 
मात्रा में मिलती हैं । 


उपन्यास 


हास्य रस प्रधान उपन्यासों का श्रभाव भारतेन्दु काल से ही रहा है। 
यद्यपि द्विवेदी काल के उपरान्त कुछ प्रयास इस ओर हुझ्ना है किन्तु वह नगण्य 
है । श्रेग्रेजी साहित्य के “वुड हाउस”, “डिकेन्स”, “डीफो” की सी प्रतिभा 
अभी हिन्दी में नहीं हुई । 


उपसंहार र्पश 
निवन्ध 
भारतेन्दु काल से ही हास्य-रस के सुन्दर निबन्धों का खजन प्रारम्भ 
हो गया था। ढ़िवेदी युग में भी इस भोर लेखकों का झुकाव रहा। आ्राधुनिक 
युग में भी हास्य रस के सुन्दर निघन्ध मिलते हैं। हास्य रस की दृष्टि से हिन्दी 
का निबन्ध साहित्य पर्याप्त मात्रा में समृद्ध रहा है । 
कविता 
हास्य रस पूर्ण काथ्य हिन्दी के प्रारस्भिक काल से ही मिलता है। 
भारतेन्दु काल के काव्य में हास्य रस प्रचुर रूप में मिलता है । “स्थापा” उस 
समय की हास्य रस कविता की विशिष्ट शैली थी! फंशनेवुल युवक युवतियाँ, 
टैक्स, प्रेग्रेजी र/ज्य के भधिकारी गण, कंज़ूस कविता के श्रालम्बन थे। उस 
समय का हास्य प्रकट हास्य था। उसमें स्नेह हास्य का श्रभाव था। व्यंग्य में 
कद्ुता विशेष थी । हिवेदी युग के वाद हास्य रस की कविता कम लिखी गयी । 
वह समय भी गम्भीरता एवं भाषा परिष्कार का था। हिवेदी युग के बाद 
हास्य रस की कविता बी एक बाढ़ सी भाई। भारतेन्दु काल तथा द्विवेदी युग 
में मुक्त छन्‍्द ही हास्य रस के भ्रघिक मिलते हैं। किन्तु पिछले ५० वर्षों में ऐसे 
कवि बहुत मिलते हैं जिन्होंने केवल हास्य रस में ही भपनी कविताएं लिखीं 
तथा वे हास्य रस के कवि के रूप में ही प्रख्यात हैं । 
हास्य के प्रश्नेदों में व्यंग्य ही कविता में श्रधिक मिलता है। यह बात 
जो भारतेन्दु काल के लिए लागू होती थी वह झ्राज भी है। परिहास उससे कम 
मिलता है । विशुद्ध हास्य का श्रमाव हिन्दी कविता में प्रारम्भ से ही रहा है 
जो भ्राज तक चला भा रहा है। वेसे हास्य रस की कविता में प्रोढ़ता एवं 
परिष्कार दृष्टिगोचर भ्रवव्य होता है किन्तु बौद्धिक हास्य की कमी खटकती 
है। यही कारण है कि भ्राधुनिक गौरव प्राप्त मासिक पत्र तथा पत्रिकाओ्रों में 
हास्य रस की कविताष्नों के दशंन दुलंभ हैं । हाँ, होलिकांकों में भ्रवद्य प्रति- 
वर्ष हास्य रस पूर्णा कविताएँ देखने को मिल जाती हैं। इसका एक कारण यह 
भी है कि श्रभी पाठकों में हास्य रस की कविता में भ्रानन्द लेने की रुचि उचित 
मात्रा में जाप्रित नहीं हो बकी है । लोग हल्के से व्यंग्य के छीटे से तिलमिला 
जाते हैं । 
पत्र-पत्रिकाएँ 
हास्य रस प्रधान पत्र-पत्रिकाए भारतेग्दु काल में नहीं थीं। हास्य रस 
डी कृतियाँ भ्रवश्य हर पत्र में निकलती थीं । द्विवेदी युग में इनका प्रारम्भ 


र८६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


हुआ । ग्राजकल लगभग पाँच छः हास्य रस प्रधान पत्र-पत्रिकाएँ निकल रही हैं 
किन्तु उच्च कोटि की एक भी नहीं कही जा सकती ॥ व्यंग्य चित्र के बिना 
हास्य रस का पत्र कुछ मूल्य नहीं रखता । वर्तमान पत्र पात्रिकाओं में व्यंग्य- 
चित्रों का अ्रभाव है, यदि निकलते भी हैं तो दूसरेपत्रों से उद्धृत करके या 
किसी नवसिखिए व्यंग्य चित्रकार के प्रयोगावस्था में बनाए हुये | इंग्लैंड के 
“पंच” तथा भारत के “शंकर वीकली” ( प्रग्र जी ) जैसे हास्य एवं व्यंग्य चित्र 
पत्र की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है । 
अनुवाद 

विदेशी साहित्य एवं प्रान्तीय भाषाओ्रों के साहित्य के हास्य रस के 
ग्रन्यों के बहुत कम अनुवाद हिन्दी में प़लिलते हैं। कम से कम प्रसिद्ध श्र ग्रेजी 
के हास्य रस की कृतियों का ग्रनुवाद तो हिन्दी में शीघ्र हो जाना चाहिए 
जिससे नए लेखकों को इस बात का ज्ञान हो जाय कि हास्य का स्तर कंसा 
होना चाहिए । 

रेडियो-रूपक साहित्य 

श्राकाशवाणी के विभिन्‍न केन्द्रों से हास्य रस पूर्ण नाटक प्रसारित 
होते रहते हैं | हिन्दी के प्रसिद्ध नाटककारों के भ्रतिरिक्त रेडियो-टेकनीक से 
प्रहसन लिखने वालों का एक नया लेखक-मण्डल तंयार हो गया है। इन 
नाठकों में ध्वनि की सहायत। से प्रभाव उत्पन्त किया जाता है। 

का टू न-साहित्य 

हास्य रस का “व्य ग्य-चित्र” एक प्रमुख रूप है। श्राज के युग में 
इनका महत्व बहुत अधिक है । राजनैतिक एवं साम्राजिक विषयों को लेकर 
अनेकों काटू न समाचार पत्रों में प्रतिदिन निकलते हैं। “व्यंग्य-पट्टियाँ” श्राघु- 
निक युग की विशेषता है । 

श्राज का हास्य-साहित्य हँसने हसाने के मजमे की सीमा को लाँघ 
छुका है । श्राज के हास्य में सामाजिक चेतना मुखरित हो चुकी है। “स्थूल” 
हास्य का स्थान “बौद्धिक हास्य” ने ले लिया है। साहित्य के श्रन्य श्रंगों की 
समृद्धि के साथ-साथ हास्य-रस के श्रभाव को पूरा करने की शोर भी विद्वानों 
का तथा लेखकों का ध्यान गया है और अब यह आ्राशा होने लगी है कि शीघ्र 
ही हिन्दी साहित्य का हास्य साहित्य पूर्ण समृद्ध हो सकेगा । 


& 


परिशिष्ट--१ 
उर्दू में हास्य की परम्पराए' 


काव्य में 
हिन्दी साहित्य के रीतिकाल में “भड़ौए” लिखे गये थे। "भड़ोप्नों/' में 
उपहास-पूर्ण निन्‍दा रहती थी | कवि-गण जब शपने आश्रयदाताश्रों से बिगड़ते 
थे, तो उन पर “भड़ौए” लिखते थे । उधर उत्तर-रीतिकाल में उदू "साहित्य 
में “हजोए” लिखी गई थीं। 'हजो/ उदूं में उपहास-पूर्ण निन्‍दा काव्य को 
कहते हैं । हिन्दी भौर उदू में इस प्रकार से साम्य मिलता है । बेनी कवि को 
किसी ने मरियल घोड़ा दे दिया, वे उस पर लिखते हैं-- 
“थोड़ा गिरयो घर बाहर हो, 
महाराज कछु उठवावन पाऊ । 
ऐड़ो परे बिच पेड़ोई मार, 
चले पग एक ना ऊंसे घलाऊ । 
होय कहारन को जु पे प्रायसु, 
डोलो चढाय यहां तक लाऊ । 
जोन घरों कि घरों तुलसो, 
मुख देउ' लगाम कि रास कहाऊ ।” 
हि “सौदा” उद्ग' साहित्य में 'हजो' लिखने में माहिर थे । उन्होंने भी एक 
मरियल घोड़े पर “'हजो' लिखी है-- 
“जा ताक़तो का उसके कहाँ तक करूँ बयाँ, 
फाकों का उसके श्रब में कहां तक करू शुमार । 
सानिनन्‍्द नक़शे नाल ज्ञमो से बजुज्ध फ़ना, 
हरगिज्ञ न उठ सके वह्‌ भ्रगर बेठे एक बार । 
हैं इस क्रदर ज़ईफ़ कि उड़ जावे बाद से, 
मेखें गर उसको थान को होवें न उसत्वार । 


न हिन्दी साहित्य में हास्य रपत 


है पीर इस क़दर कि जो बतलावे उसका सिन, 
पहले वह ले के रेंगे बयाबाँ करे शुमार । 
लेकिन मुझे ज़रूए तवारीख याद है, 
शयतां इसो पे निकला था जन्नत से हो सवार ।” 
एक दूसरा ढंग भ्ोरथा। आ्रापस में भी कवियों द्वारा एक दूसरे पर 
छींटाकशी की जाती थी । वेनी कवि ने लखनऊ के ललकदाम महंत पर एक 
कवित्त लिखा-- 
“घर-घर घाट-घाट बाट-बाट ठाट ठठे, 
बेला श्रो कुत्रेला फिरं चेला लिए प्रार-पास । 
कविन सों बाद करं, भेद बिन नाद कर, 
महा उन्माद करें धरम करम नास। 
बेनी कवि कहै बिभिचारिन को बादसाह, 
अतन प्रकासत न सतत सरम तास । 
ललना ललक, नंन मंन की भलफ, 
हँसि हेरत श्रलक रद खलक खलकदास ॥” 
सौदा के मित्र मीर जाहिक पेट थे। अपने मित्र के यहाँ दावत खाने 
गये । लोग बातचीत ही कर रहे थे कि मीर जाहिक भण्डारे में जा पहुँचे-- 


“जाके मतबख पे यह पड़ा इस तरह, 
मैं बयाँ उसका श्रव करू किस तरह । 
लाठियाँ ले ले हाथ पीरो जवां, 
क रते ही रह गये, सभी हां ! हाँ ! 
गोइत, चावल, मसाल, तरकारी, 
सब समेट उसने एक ही बारी । 
रख के क ल्‍ले में कर गया सब चट, 
मुतलक उसने न मानी डांट-डपट । 
जिन है या श्रादमी है या क्या है, 
या कोई देव बोखलाया है। 
नहीं डरता यह लाठी पाठी से, 
क्या करे लाठी इप्तकी काठी से ।” 
उस समय हास्य की प्रवृत्ति व्यक्तिनिष्ठ थी। निन्‍्दा एवं छणा की 
मात्रा मुखर हो उठी थी । शब्द-जन्य हास्य ही श्रधिक लिखा जाता था 'सौदा' 


परिशिष्ट रष६ 


का कार्यकाल सन्‌ १७१३ ई०्से १७८९१ ई० तक रहा । सन्‌ १७५० से १८५० 
ई० तक ही भड़ौवे भ्रधिक संख्या में लिखे गये। १८७० ई० से भारतेन्दुकाल 
में हास्य-काव्य की प्रवृत्तियों ने मोड़ लिया । 


सनू १८१७ ई० के लगभग श्राते हैं इंशा श्रल्ला खाँ । ये मस्त तबियत 
के शायर थे । इन्होंने हास्य श्रौर सेक्‍स का समन्वय करके कवितायें लिखीं-- 
“ख़बाल कीजिए वया ध्राज काम मैंने किया, 
जब उसने दी मुझे गाली सलाम मैंने किया ।/ 


उर्दू में व्यंग्य को 'तन्ज' कहते हैं। इंशा साहव ने किसी महन्त को 
झालम्वन बना कर ये शेर लिखा-- 
“यह जो महन्त बेढे हैं राधा के कु ड पर, 
अवतार बन के गिरते हैं, परियों के कुड पर ।” 
मच्छर हास्य-रस के कवियों के प्रिय धालम्बन रहे हैं। हिन्दी साहित्य 
में भी मच्छरों पर हास्य-रस की कविताएँ बहुत मिलती हैं। इंशा साहब को 
भी मच्छरों ने परेशान किया श्रौर उन्होंने लिखा-- 


“मच्छरों को हुमा है प्रवके ये भ्रोज्ञ । 
दव गई जिनसे मरहठों की फोज ॥ 
सूले सहमें हैं काले काले हैं । 
यह भी पर कोई घोड़ वाले हैं ।॥। 
>< 3 ८ 
हुए मच्छर बहुत से जो साथी । 
जितने थे भेंसे हो गए हाथी ॥ 
श्रागे क्या लिये कोई हनका भेद। 
पड़ गए कागजों में लाखों छेद । 
किस ने रकक्‍्खा है मच्छर इनका नाम । 
इन को क हिए तो क हिए लइकरे शाम ॥। 
यों हुई ज्ञाम, यों ये ह्ला लागे, 
आदमी इनसे भझब कहाँ भागे ?” 


इंशा के हास्य में विनोद की मात्रा भ्रधिक है। भाषा सरल एवं बोध- 
गम्य है उद्ूं में एक स्कूल तो उन हास्य-रस के कवियों का है जिन्होंने स्वतंत्र 
रूप से हास्य-रस की कविताएं लिखीं। दूसरा स्कूल उनका है जिन्होंने 'ग़जल' 


२६० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


लिखते-लिखते भूले भटके कोई “हज़ल” भी लिख दी। नज्ीर श्रकवरावादी 
दूसरे स्कूल के शायर थे। इनका प्रालम्बन इनका माशूक था। इनके कुछ 
शेर देखिए-- 
“कल शबे में कया खूब कटी थो घड़ियाँ, 
श्राज क्‍या सर गए घड़ियाल बजाने बाले । 
हमारे मरने को हां तुम तो भूठ समभत्े ये, 
कहा रकीब ने लो भ्रब॒तो एतबार हुप्ला । 
८ 2 ८ 
सुबह जब बोल उठा मुर्गे- सहर कुकडड-कु', 
उठ गए पास से वह रह गया में टुटरू हूं" । 
9८ 2८ अर 
श्रादम एक दमड़ी की हुकिया को रहे ध्र/जिज्ञ सवा, 
हमको क्या-क्या पेचवाँ औ्ौर गुड़गुड़ी पर नाज्ञ है। 
ग़ोर से देखा तो भ्रव यह वह मसल है बे नज्ञौर, 
बाप ने पिदड़ी न मारी बेटा तीरंदाज है।” 
नज़ीर साहब ने विनोदात्मक काव्य ही श्रधिक लिखा। इनके प्रालम्बन 
सामान्य व्यक्ति होते हैं । 
महाकवि 'ग़ालिब' के काव्य में भी यत्र तत्र हास्य-रस के छींटें मिलते 
हैं वेसे उनका काव्य दाशिनकता से श्रोत-प्रोत है। ग़ालिब लिखते हैं - 
“इदक ने ग़ालिब निकम्मा कर दिया, 
वर्ना हम भी श्लादमी थे काम के। 
टर् ९ टर् 
हमको मालूम ; है जन्नत की हकीकत लेकिन, 
दिल के घहलाने को ग़ालिब ये ख्याल भ्रच्छा है। 
>< ८ 2८ 
कर्ज की पीते ये मय लेकिन समभते थे कि हाँ, 
रंग लाएगी हमारी फ़ाकामस्ती एक दिन । 
टरर् मर 0 
पूछते हैं वह्‌ कि ग्रालिब कौन है, 
कोई बतलाञ्रो कि हम बतलायें कण ?” 


परिशिष्ट २६१ 


“ग़ालिब' का हास्य परिष्कृत एवं उच्चकोटि का है| वह गुदगुदाता भर 
है, चिकोटी नहीं काटता | ग़ालिब के बाद 'दाग्' ग्राते हैं जिन्होंने हास्य रस 
पूर्ण शेर लिखें । इन्होंने भी प्रम को लेकर ह।स्य-रस की सृष्टि की । 'सेक्स' 
इनके भी हास्य में प्रधान है । दाग़ फ़रमाते हैं-- 


“यह तोर दिल चुशाफे, हुआ उस निगाह का। 
मेसे कफ़तम के वक्‍त हो भूठे गवाह का ॥ 
८ >< ८ 
जिनमें लाखों बरस की हूरें हों ॥ 
ऐसोी जन्नत का क्या करे कोई ॥ 
>< 2८ 2८ 
भ्राके वाजार मुहब्बत सें करा सर करो। 
लोग क्या करते हें, क्या लेते हें, क्‍या देते हैं ॥ 
८ ८ ८ 
भा गया कुछ याद, बिल भर झाया पझ्ांसू गिर पड़े 
हम न ऐसे थे तुम्हारे मुस्कराने के लिये॥ 
८ ८ ८ 
रहता है इबादत में हमें मौत का खटका। 
हम याद खुदा करते हें कर ले न खुदा याद ॥” 


“दाग! के हास्य में व्यंग्य की मात्रा प्रधिक है। व्यंग्य मृदुल है तीखा 
नहीं । इनके हास्य में मोलिकता है । आ्रासी ग़ाजीपुरी ने भी कुछ हास्य रस के 
शेर लिखे हैं-.. 

“हाय क्या बोक बुढ़ापे में भरा था प्ल्लाह, 
सर तो सीने में घुसा पीठ फमर तक खम है। 
>८ है >< 
दर्दें दिल इतना पसन्द पश्राया उसे 
मेने जब को झाह उसने बाह को। 
3८ 
बुरा क्यों मानें हम जो भेस घाहो शोक से बदलो, 
हमारी हो नुमायश्ञ है तुम्हारी खुदनुमाई में ।” 

भासी में चमत्कार है, स्वाभाविक हास्य-सृजन की क्षमता कम हृष्टि- 

गोचर होती है । 


२६२ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


श्रकबर “इलाहाबादी” को हम उदू-साहित्य का हास्य रस सम्राट 
कह सकते हैं । इनमें विलक्षण प्रतिभा थी । इन्होंने सामयिक विषयों पर म्म- 
स्पर्शी शेर लिखे | फ़ेशन-परस्ती, स्त्री शिक्षा, वेकारी, धर्मान्धता, राजनैतिक 
दिद्र पताए' आदि इनके झ्रालम्वन थे । इनके शेर निशाने पर चोट करते थे । 
श्रपने समय के ये अत्यन्त लोकप्रिय शायर थे। श्रकबर ६ञहाबादी के कुछ 
चुने हुए शर मुलाहिज्ञा फ़ारमाइये-- 
“मेंबरी से श्राप पर तो वानिश हो जायगी, 
कौम की हालत में कुछ इससे जिला हो या न हो । 
९ >< 2 
कोम के ग़म में 'डिनर' खाते हैं हुक्कामों के साथ, 
रंज 'लोडर' को बहुत हें मगर श्राराम के साथ । 
है 9८ ८ 
महबूबा भी रुखसत हुई साक़ी भी सिघारा, 
दौलत न रही पास, तो श्रब हो है न 'शी' है। 
9८ ८ ८ 
हुए इस क़दर म्‌हज्ज़ब कमी घर का मुह न देखा, 
कटी उम्र होटलों में, मरे प्रस्पताल जाकर । 
८ >८ > 
बूट डासन ने बनाया, मैंने एक सजमस्‌” लिखा, 
मुल्क में सजमू न फला, श्रौर जूता चल गया। 


> ८ ०4 
जान शायद फरिके छोड़ भी दें, 
डाक्टर फ़ोस फो न छोड़ंगे । 

है. >< >< 


शेख जी के दोनों बेटे बाहुनर पंदा हुए, 
एक है खुफ़िया पुलिस श्रोर एक फाँसी पा गए।” 
अ्रकवर इलाहाबादी की भाषा में अंग्र जी शब्दों के सहज प्रयोग से 
विनोद उत्पन्न हो जाता है । इनका हास्य एवं व्यंग्य सोहू शय था । उसमें सुधार 
की भावना थी । तत्कालीन परिस्थितियों में इनके काव्य ने सम.ज सुधार का 
श्रत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया । 


हि 


छह अर. 





परिश्षिष्ट २६३ 


5 रीप लखनवी ने भी सामयिक विषयों पर मधुर छींटे कसे हैं । श्राज 
कल चुनावों का महत्व है। 'शामते इलेक्शन श्वीषंक उनकी प्रसिद्ध कविता 
में एक 'वोटर' का खाका खींचा गया है-- 

“उस जगह से उठ कर घर पर एक साहब के गए, 
बस बरस नाकाम रहने पर हुए थे जो बी. ए। 
रेलवे में थे मुलाज़िम खुब मो थे चलते हुए, 
झापको तन्ख्वाह तो कम, ठाठ थे लेकिन बड़े । 
इंग्लिश स्टाईल प॑ रहने का जो इनको ज्ञोक था, 
बूट बेड़ी पाँव को कालर गले का तौक यथा। 
फूस के छप्पर में रहते थे, यह इस साम्रान से 
शझौर फरनीचर तो खारिज इनके था इमकान से । 
टूटी फूटी कुरसियाँ लेंकर किसी वूकान से, 
बंठते थे इनप छुप्पर में निहायत शान से। 
नाप इक तख्ती प॑_ लिख रक्‍्खा था यू बहरे बिकार, 
मिस्टर ग्रव्राहम बी. ए, बो> टो० सी ई० श्राई० श्रार० ।” 


रियाज खंराबादी की गजलों में भी हास्य रस का समावेश हुश्रा है। 
. शरात्र पीने से सम्बंधित उनकी एक हास्यृर्णं उवित देखिए-- 
* नीची दाढ़ी ने आवरू रख ली, 
कर्ज पी झ्राए इक दुकान से श्राज । 
घड़े नेकतीनत, बड़े साफ बातन, 
रियाञ्ञ भ्रापको कुछ हमी जानते हैं ।” 
वर्तमान युग में कवि “जोश” मलीहाबादी का उद्दू-साहित्य में महत्वपूर्ण 
स्थान है । राजनेतिक व्यंग्य लिखने में प्राप सिद्धहस्त हैं । झापने कबी रदास के 
समान धर्मंघ्वजियों एवं पाखंडियों की भी खूब खबर ली है। पाइ्चात्य शिक्षा 
का कुप्रभाव जो नवयुवकों पर पड़ा, उस पर एक तीक्षण व्यंग्य देखिए-- 
“छोन लो तुपने नेसाईग्रत से हर शीरीं श्रदा, 
सरहवा ! ऐ नाजुकन दामाने कालेज मरहबा। 
खालो खुइ से जज्ञब। हाए सिम्फे न.जुक प्राशोकार, 
कर्ज नो चेहरों में ज्ञन वनाने के ध्रमां बेकरार । 
नाजुकी का सुक़तज्ा _पतलो छड़ी बांधे हुए, 
शोक कंगन का कलाई पर घड़ो बाँघे हुए । 
६>0&3 उठ 2मक ढ००४22० 


देश्म्म्बश्बा 


२६४ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


देर से तोपों के मुह खोले हुए हैं रोज्ञगार, 
सीनए गेतो में है जिसकी धमक से खल्फेशार । 
दागले जोवन से तुम्हें फ़ुरसत मगर मिलती नहीं, 
क्या तुम्हारे पांव के नीचे ज्ञ्॒मों हिलती नहीं ।”” 
श्राधुनिक हास्य-लेखकों में श्री श्रता हुसेन भी श्रग्रगण्य हैं । सामयिक 
विषयों पर उनकी कतिपय उक्तियाँ पठनीय हैं-- 
“ग्रेजुएट के मुकद्दर में नोकरी न हुई, 
निकाह जंसे हुआ झोर रुखसती न हुई ) 
महीने सब थे बराबर बराबरी न हुई, 
कभी जमाने में इकतीस की फरवरी न हुई । 
नहीं जबाल है उल्फत के कारनामे को, 
वह जूये शेखी जो श्राज तक बरी न हुई। 
सफेद जुल्म दवासे सियाह हो न सकी, 
जो घास सूख गयो फिर कमी हरी न हुई ।” 
“बिस्मिल इलाहाबादी” ने भी हास्य रसपूर्ण शेर लिखे जो काफ़ी 
पसन्द किये गये । कुछ देखिए-- 
“कुछ लिख नहीं सकते हैं, बेकार निकलते हैं। 
किस वास्ते फिर इतने भ्रल्लवार निकलते हैं ॥ 
८ तर ८ 
श्राज कल बदला हुप्ना मभूजञन है । 
हर क़दम पर एक एफ नया कानुन है ॥ 
2९ टरर् >८ 
बात यह मुभको पसन्द श्राई जनाबे पोप की । 
इस ज़माने में हुफूमत रह गई है तोप को।” 
इनके ग्रतिरिक्त हास्य रस की शेर लिखने वालों में श्री 'शौक' बहराइची 
माचिस साहब, “जलाल' महहूर हैं। श्री न्मंदेश्वर जी भी “श्रहमक जौनपुरी” 
के नाम से उदृ' की मजाहिया करते हैं । 
गद्य में 
महाकवि गालिब के कुछ पत्रों में व्यंग्य एवं विनोद मिलता है। उर्दू 
साहित्य में गद्यात्मक हास्य का विकास समाचार पत्रों द्वारा हु्ला । देश गुलाम 


परिशिष्ट २६५ 


था। लोग अपने ग्रमस्तोष की ग्रमिव्यक्ति हास्य एवं व्यंग्य के माध्यम से ही कर 
सकते थे । जी हुजुरों' का बोलवाला था। 

लखनऊ से 'भ्रत्रध पंच' निकला । ये हास्य रसपूर्णो साप्ताहिक था। 
सम्बादक ये श्री सज्जाद हुसेत साहव । अवध पंच' के लेखकों में श्री रतननाथ 
सरशार बहुत प्रसिद्ध हुए | इस पत्र में सामविक विययों पर व्यंग्यपुर्ण लेख 
प्रकाशित होते थे । रतननाग्र सरशार का “क्रिवानए आज़ाद” काफी प्रसिद्ध 
हुआ । उसका एक नमूना देखिए-- 


चौवदार--(हाथ जोड़कर) जां-बख्शी हो, तो पश्र्ज करू | बटेर सब 
जड़ गये । 


नवाव--(हाथ मलते हुए) सब !! श्ररे सब उड़ गये ! हाये मेरे वोर 
योधा को जो हूंढ़ लाये हज्ञार नक़द गिनवा ले। इस वक्‍त 
में जीते जी सर मिटा, उफ़, मई श्रभी सांडनी सवारों को 
हुक्म दो कि पंचकोत्ती दौरा करें। जहां वह बांका वीर 
मिले समभा बुकाकर ले हो आयें ।” 
उदू के वर्तमान हास्प-लेखकों में फरहत उल्ला बेग, सुलतान हैदर 
जोश, पितरस, मुल्ला रमुजी, शौकत थानवी, रशीद अ्रहमद सिद्द की, कन्हैयालाल 
कपूर तथा स्वर्गीय मिर्जा ग्रजीमवेग चगताई हैं । इन लेश्वकों ने उपन्यास, 
कहानी, लघु निवन्ध ग्रादि साहित्य के अनेक रूपों के माध्यम में राजनेतिक, 
सामाजिक एवं पारवारिक विद्र पताओं पर व्यंग्य-वाण छोड़े हैं । मुल्ला रमूजी 
गुलाबी हास्य लिखने में सिद्धहस्त हैं । 


फरहतऊल्ला बेग के “ऊँह” शीषंक़ लघु निवन्ध का एक प्रंश देखिए-- 

“घरवाली की ऊँह ! सबसे ज्यादा भयानक ऊ ह होती है । किसी दासी 
पर रुध्ट हो रही हैँ । वह्‌ वरावर जवाब दिये जा रही है । यह 'ऊह' ! करके 
चुप हो जातो है लीजिये नौकर शेर हो गया। घर का सारा प्रबन्ध प्रस्त- 
व्यस्त, इनके भ्रधिकार छिन गये'**-* प्ब क्या है विटारी में से कत्या, छालियाँ 
रायब, केश वकस से रुपये गायब, सन्‍्दूकों से कपड़े गायब । बच्चों ने फोयलों 
से दीवारों पर लकोरे खोंचों, दरवाजों पर पेन्सिल से कोड़े-सकोड़े बनाये, 
पहले तो भ्रोमतो जो फुछ योड़ा बहुत बिगड़ीं। फिर 'ऊह' करके चुप हो 
गई । श्रब जाकर देखो तो थोड़े दिनों में सारा मकान साँति-माँति की चित्र- 
फारी से प्रजन्ता को गुफाशों को मात फर रहा है 7” 


२६६ हिन्दी धाहित्य में हास्य रस 


प्रो० रक्षीद श्रहमद सिह्तकी के हास्य में मघुरता श्रधिक मिलेगी । 
उनकी श्रपनी शैली है जो प्रसाद गुणा युवत है। “जीने का सलीका” शीप॑क 
लेख का प्रारम्भ देखिए-- 

“एक साहब पिठते भी जा रहे थे श्रौर हँसते भी जा रहे थे। जिस 
कदर बेतहाशा पिटते थे उसी क॒द बेतहाशा हँसते थे । दरियापत करने पर 
मौसूफ ने बड़ी मुइकिल से बताया कि पीटने वाला गलत श्रादमी को पीट रहा 
था इसलिए वह उसकी हिमाकत से लुत्फन्दोज हो रहे थे। तो हजरत यह 
तो रहा पिटने का तरीका “'**।” 

मिर्जा भ्रजीमवेग चग्रताई ने पारिवारिक सभस्याग्रों को विषयवस्तु बना 
कर मज़ेदार कहानियाँ तथा लेख लिखे हैं। ये परिस्थियों के निर्माण में श्रत्यन्त 
कुशल हैं । भाषा चुस्त व सीधी सादी है । दुर्भाग्य है कि वे इस दुनियाँ से 
बहुत जल्दी कूच कर गये । चगताई साहब की “पट्टी' शीषंक कहानी का एक 
श्रंश देखिए-- 

“पट्टी एक तो होती है जो चारपायी में लगाई जाती है, दूसरी वो जो 
सिपाहियों के पेरों पर बांधी जाती है फिर श्रौर भी बहुत किस्म की पद्टियां हैं; 
लेकिन मेरा मतलब यहाँ उस पट्टो से है जो फोड़ा, फुन्सी श्रोर चोट चपेट के 
घिलसिल में डाक्टरों के यहां बांधी जाती है। 

८ >< 2 

घरेलू बीबी हिन्दुस्तानी बीबी है जिसको फ़रीकंन के वालद॑न व्याहते हैं, 
फ़रीकन निबाहते हैं श्रोर मुल्क श्रौर मिललत सराहते हैं । दूसरी तरफ़ ताली- 
मयाफ़ता रोशन खयाल बीबी है जिसको फ़रीक् न के भ्रहवाब ब्याहते हैं, श्रहवाब 
ही निबाहते हें श्रोर सोसायटी सराहती है।” 

चगताई का हास्य परिस्थिति-जन्य श्रधिक होता है । हिन्दी में इनकी 
कृतियों के श्रनुवाद बहुत प्रचलित हैं । यह इनकी लोकप्रियता का प्रमाण है । 

पितरस विनोदपूर्णे लेख लिखने में प्रवीण हैं । पहले ये श्राकाशवाणी 
के डायरेक्टर जनरल थे । पाविस्तान बनने पर आप वहां के डायरेक्टर जनरल 
होकर चले गये । “कुत्ते! शीपंक उनके एक हास्यमय लेख का ये श्रंश देखिए-- 

“ कल ही की बात है कि रात के कोई ग्यारह बजे एक कुत्ते की तबि- 
यत जो जरा गुदग्रुदाई तो उन्होंने बाहर सड़क पर श्राकर तरह का एक धिसरा 
दे दिया । एक श्राध मिनट के बाद सामने के बंगले में से एक कुत्ते ने “मतला 
भर्ज कर दिया । श्रव जनाब एक पुराने कवि सम्राद को जो गुस्सा श्राया 


परिशिष्ट २६७ 


एफ हलवाई के चूल्हे में से बाहर लपके और भिन्‍ना के पूरा ग़जल मकता तक 
कह गये । इस पर उत्तर पूरव की श्रोर से एक काव्य मर्मज्ञ कुत्ते ने जोरों की 
दाद दी | श्रव तो हज़रत वह मुशायरा गर्म हुम्रा कि कुछ न पूछिये, कम्बर्त 
बाज्ञ तो दो ग्रज़ले सेह गजले लिख लाये थे, बहुतों ने तो श्राशु फविता कही 
भ्रोर कसीदे पे क़तीदे कह गये । वह शोर मचा कि ठडा होने में न श्राता था । 
हमने खिड़की में से हजारों दफ़ा “ श्रार्डर-आईर” पुकारा लेकिन ऐसे मोकों 
पर सभापति की भी कोई नहीं सुनता अब इनसे कोई पूछे कि 'मिर्या' तुम्हें 
ऐसा ही ज्रूरो मुशायरा करना था तो दरिया के किनारे खुलो हवा में जाकर 
“काव्य की सेवा" करते । यह घरों के बीच में श्राकर सोतों फो सताना कोन 


सी शराफ़त है ? 

शौकत थानवी ने हास्य कम, व्यंग्य ग्रधिक लिखा है। इनमें शब्द-जन्य 
हास्य की श्रधिकता है । इनका व्यंग्य मुदुल होता है। इनके कई उपन्यास एवं 
कहानी-सं ग्रह हिन्दी में भी श्रनुवादित हो चुके हैं। उनकी “स्वदेशी” शीपंक 
कहानी का एक अंश देखिए-- 

“इस वक्‍त तमाम मोहज्जब श्रकवाम का यह हाल है कि वह श्रपने को 
मोहज्जव साबित करने के लिए कुत्ता जरूर हमराह रखती हूँ । कोई जंण्टिल- 
मेन बगर कुत्ते के कमी मुकम्मिल जंण्टिलम न नहीं हो सकता । कोई लेडी 
बगेर कुत्ता बगल में दबाए कमभो लेडी नहीं हो सकती । कोई मोटर बगेर कुत्ते 
के मोट र नहीं होता श्रोर कोई मकान बगंर कुत्ते के दौलतखाना नहीं होता ।” 

श्राधुनिक लेखकों में कन्हैया लाल कपूर श्रग्रगण्य हैं। इनके हास्य में 
गुदगुदाने का प्रभाव है जहाँ उपहास किया है वह भी कट नहीं है, श्रालम्बन 
के प्रति स्नेह के भावों में प्राप्लवित है | ये जीवित है किन्तु “अपवी याद में”! 
शीषंक लेख में लिखते हैं-- 

“उद्ू' के इस मशहूर तनज्ञ निगार की मौत दिल के सबे से हुई'*' 
प्रोफ़ सर कन्हेयालाल कपूर बड़ी दिलचस्प शख्सियत के मालिक थे। उन्हें देख 
कर एक बयक श्रन्नाहीम लिकन, कायदे श्राज़मम मुहम्मद प्रलो जिन्‍्हा झ्लोर झार० 
एल० स्टीविन्सेन का रुयाल थ्रा जाता था । वह ह॒द से ज्यादा लम्बे श्रौर दुबले 
ये। जब बंढे होते तो मालुम होता कि खड़े हें श्रोर जब खड़े होते तो ऐसा 
लगता कि खड़ नहों बल्कि गिर पड़ने को तंयारी कर रहे हैं ।... ...किशनचन्द 
के क़ोल के मुताबिक उन्होंने कमी किसी से मुहब्बत नहीं की । दुनियां में किसो 
ने उनको मुहब्बत करने के क़ाविल हो नहीं समझा । इस लेहाज से वह सिर्फ 


र्ध्द हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


नाम ही को कन्हैया थे । हैरत इस बात पर नहीं कि उन्हें उम्र भर कोई राघा 
नहीं मिली बल्कि इस पर है कि उन्हें कभी कोई सुदारा भो नहीं मिला ।/”! 
वास्तव में उद्गू में भी हमें हास्य की स्व्रस्थ परम्परा मिलती है। गद्य 
तथा पद्य दोनों में प्रचुर मात्रा में हास्य रस की सामग्री उपलब्ध है । 
उदू के श्राधुनिक हास्य कवि 
उद्ू में श्रकबर इलाहाबादी हास्य के श्रन्यतम कवि हुए। उनकी 
हास्य-कविताए' श्रत्यन्त लोकप्रिय हुई । श्रकवर से पहले भी उद्ग में हास्य 
कविताएँ लिखी गई । वे कविताएँ श्रधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। भ्रकबर के बाद 
उद्ू में हास्य बराबर लिखा जा रहा है । गद्य में हास्य भ्रधिक लिखा गधा 
है, किन्तु पद्य में भी कम नहीं है । 
हास्य के श्रालम्बन समय के अनुसार बदल जाते हैं। श्राधुनिक हास्य 
कवियों ने समाज की श्राघुनिक स्थिति पर मामिक व्यंग्य किए हैं। 'सेक्स” पर 
हास्य लिखना टेढ़ी खीर है । उदू-काव्य में इढक नहीं तो कुछ नहीं । हास्प- 
काव्य भी इश्क से कंसे बच सकता है ? आधुनिक युग में तरक्की क्यों न 
करते ? 'अहमक' फफूदनी लिखते हैं :-- 
“किया करते थे पहले, नाखुदाई कश्ति-ए-दिल की 
सुना है घाघरां में श्रब, वह इस्टीमर चलाते हैं 
मुहब्बत श्राज कल इक, शल है बेरोजगारों का 
नहीं लगती है जिनकी, नौकरी वो दिल लगाते हैं 
वो इक दिन था कि पाँव चलना भो श्राता न था उनसे 
यह इक दिन है कि श्रव, श्राशिक को वो चालें बताते हैं ।” 


अहमक साहब को किसी ने रुचमुच परेशान किया है ! श्रोर तो क्या कहा 
जाय, माशूकों के घर पर उनका कंसा स्वागत हुम्ना है ! 

“श्रापही को खू है, बिल्कुल श्रापके कुत्ते में मो, 

बेतहाशा दोड़ता है, काट खाने के लिए 

क्या मुहब्बत क्‍या सुरव्वत, किसकी चाहत, किसका प्यार 
सब ये वातें हैं हमें उल्लू बनाने के लिए 

ज्ब बनाया है उन्होंने, कोई श्रच्छा राईफिल 

सबसे पहले हमको ताका, है निशाने के लिए 

मैंने आशिक वनके यह, शौक उनका पूरा कर दिया 

चाहिए था उनको हक, बन्दर नचाने के लिए।” 


परिशिष्ट २६६ 


अ्रहमक साहब, आपको ग्राइचर्य क्यों होने लगा ? प्रेम में वन्दर वन 
के नाचने में भी एक श्रानन्‍्द है । महाकवि कालीदास ने 'ेघ' के द्वारा यक्ष 
का सन्देश उम्रकी प्रेयसि को भिजवायाथा, “मजीद' लाहौरी न्यूयार्क जाने वाले 
के साथ अपना सलाम भिजवा रहे हैं :-- 

“न्यूबाक॑ जाने वाले, बस इक पयाम लेजा 
मेरा सलाम लेजा, फंली हुई ये बाहें 
कशकोल सी निगाहें, इनका खयाल करना 
श्रौर 'शार्टहैंड में हो,कुछ श्र्जे - हाल करना 
वो जानते हैं सब कुछ, पहच।नते हैं सब कुछ 
नाशाद श्रारजू में, नेफे की सारी लजूयें 
बेताव हो रही हैं ताहम विमोश रहना 
ले जा सके तो माई, ये फंजे -प्राम लेजा ।” 

'फुरंत' काकोखी टेक्सों से परेशान नजर श्राते हैं। वे तो टेक्सों के 
कारण इ़क करने में परेशानी महयूध्ष करते हैं। “मृत्युकर' को लक्ष्य करके वे 
लिक्षते हैं :-- 

“झ्राशिक का इस जमाने में, वो पहला हाल है 
श्रव मुफलिसी में इइक, मो करना महाल है 
कूचे में उसके टंक्‍्स, का टेढ़ा सवाल है 
मरिये बगेर - टेक्स, यह किसकी मज़ाल है 
मुर्दा पड़ा रहेगा, न दफनाया जाएगा 
परवाना लिखके ठंक्स, का जब तक न झावेगा ।” 

टैक्स से भ्रधिक तो टैक्स ,वसूल करने वाले दुःखदाई होते हैं। 
“शहबाज” भ्रमरोहवी साहब ने कहीं क्लर्को की कॉफ़ेंस देखी होगी । उन्होंने 
जो उस कॉँफ़ेंस की 'रिपोर्टिग' की है वह माननीय है :-- 

देखा जो मुझको कोट में, कहने लगे क्ल्क 
यारो शिकार श्राया है इसको खसोट लो, 
जमशंद जी यह बोले, कि मोटा है यह किसान 
रिह्वत में इससे, बढ़िया सी बलों की जोट लो 
जुस्मन ने कांप कर, कहा यारो करो न शोर 
जो कुछ भो तुमको, लेना है पर्दे को श्रोट लो 
नत्यू कड़क के बोले, कि डर की है बात क्या 
झपना हो झ्रब तो, राज है डंके को चोट लो। 


३६०० हिन्दी साहित्य में हास्य रसं 


5 ग्राजकल “स्पेशलिस्ट' हुए बिना काम नहीं चलता । नाना प्रकार के 
रंगों के अलग-प्रलग विशेषज्ञ होते हैं। 'रईस' अमरोहवी को देखिए, वे किस 
प्रकार का “स्पेशिस्ट” चाहते हैं :-- 


“गर मुरत्तत हो हमारे मुल्क में, माहिराने-फन की फनकारना लिस्ट 
सौ मैं निकलेंगे पिचृहुतर नौजवां कारोबारे-इइक में स्पेशलिस्ट ।” 


“रईस” किसी मंत्री महोदय से गिलने गये । उन्हें श्रपनी याद दिलाते 
हुए कहते हैं :-- 
“माना कि में हूं खाकनश्ञीं श्राप हैं वजीर 
किर भी न तक-रस्मे, मुलाकात को जिए । 
जिसने दिया था वोट, इलेक्शन में श्रापको । 
सरकार में वही हूँ, जरा बात कीजिए ।” 


“लकलक” साहब ने जो प्रेम-पत्र लिखा उसका क्या हाल हुम्ना ? 

उन्होंने श्रपने प्रिय का फोटो लिया, हाथ से कमरा भी खो बंठे :-- 
“खत को भिरे खोला, श्रौर नौकर से मिले बोले 
कमबख्त से कह देना, टाइप तो किया होता 
पहलू से गया दिल, श्रौर पाकिट से गया कंमरा 
उनसे न मिले होते, फोटो न लिया होता ।/” 

“मुशाग्ररा” शीपंक कविता में 'जरीफ' लखनवी लोगों को ये सलाह 
देते हैं कि ब्याह बरातों में गाने वालों पर पैसा खर्च करने से मुशायरा करा 
लीजिए पैसा कम खर्च होगा आनन्द भी अधिक आवेगा :-- 

“वंसे वालों की समझ में, श्रा गई है श्रव यह बात-- 

सर्फ बेज़ा नाच-गाने का है ब्रिल्कुल वाहियत 

जब कोई जलसा खुशी का, हो कहीं पर हो बारात 

मुनअ्किद बज्मे-सुखन, होती है तो कट जाय रात 

पहले श्ररबाबू-ए-तशात, श्राते थे गाने के लिए 

श्रव॒ तो शायर श्राते हैं, गजलें सुनाने के लिये ।” 

आजकल हीरो बनने का शौक युवकों को बहुत जल्दी लग जाता है। 

घर वालों से बिना कहे हीरो बनने को भागे हुए नवयुवक तथा युवतियों के 
समाचार प्रायः समाचार पत्रों में देखने को मिलते हैं । राजा मैंहदीश्रली ने 
ऐसे ही एक हीरो बनने के श्राकांक्षी युवक का ग्रात्म-निवेदत लिखा है:-- 


परिशिष्द प ३०१ 


“मैं घर से भाग श्राया हूं, मुझे हौरो बना लोजे 
मैं जो तनख्वाह मांगू, उसमें इक जीरो घटा लीजे 
मैं थोड़ा रो भी सकता हूं, मैं थोड़ा गा भी लेता हूँ 
बहुत बेशमं हुँ थोड़ा, मगर शर्मा भी लेता हूँ 
पता लिखवा दिया है, शौक से सुे बुला लोजे 
में घर से भाग श्राया हूं, मुझे होरो बना लीजे (” 

“शाद प्रारिफी” ने आपसे मिलिए' शीएष॑क से बड़े मजेदार शब्द चित्र 
लिखे हैं। इन शहद चित्रों में सामाजिक प्रसंगतियों को श्रालम्बन बताया गया 
है । एक बिगड़े हुए रईस का परिचय देखिए :-- 

“क्या इन्हें मी श्रौप पहचाने नहीं 
बुलवल-फिरदौस के साले हैं यह 
बात इतनी है जरा काले हैं यह 
छिन चुकी जागीर श्रामद बन्द है 
भ्रब फकत श्रकियून में श्रानन्‍्द है 
'फन्न-फलारी' बेचते हैं प्राजकल 
“भोगता है श्रादमी करनी का फल' 
हैं परीक्षा-हाल दीवाने , नहीं, 
क्या इन्हें भी श्राप पहचाने नहीं ।” 

आपने स्मृति-काव्प प्रनेक पढ़े होंगे । किन्तु “गर्म शेरवानी” पर इतने 
गहरे से कभी न सोचा होगा । 'परवेज' शाहिदी अ्रपनी “गर्म शेरवानी” की 
आहलिरी हालत पर फरमाते हैं :-- 

*ठिठरे हुये बदन श्रव, नारे लगा रहे है 
बोसीदा पेर इन श्रव, नारे लगा रहे है 
याराने - धन्जुमन श्रब, नारे लगा रहे है 
नादारे-अहले-फल, श्रब नारे लगा रहे है 
है चन्द दिन की मेहमां, जाड़ों शो हुक्मरानी 
ऐ मेरो शेरवानी ।” 

“मुसल्की” श्रमरोहवी साहव अ्रपनी चारपाई से परेशान हैं। किस 

कदर हबकर उन्होंने श्रपनी चारपाई का वर्णंत किया है। :-- 
“यह जो हम पास चारपाई है, 
गोर है या कु्ग्रा है, खाई है 
पटटी पाए तमाम नाहमसवार, 


३०२ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


ओऔर बानों को भल जंसे गार 
झोर कसता हूं जिस विन भ्रदवायन, 
इक जरा उस घड़ी तो जाए है तन 
लेफे जिस वक्‍त उस पे पांव घरा, 
जंसे कोई कुएं में श्रान पड़ा 
छेव रक्‍खे हजारों बानों में, 
दीं गिरहें वेशुमार बानों में ।” 
जव चारपाई से “मुसहफी” श्रमरोहवी साहब इतने परेशान हैं तो खट- 
मल इन्हें परेशान न करें, ये कंसे हो सकता है ? वे लिखते हैं :-- 
“इनके हाथों से है मुझे ऐ यार, 
बेठना चारपाई पर दुशवार 
श्रलगरज शाम से हो शब-बेदार, 
खेलता हूँ में खटमलों फा शिकार 
मारे जो मोटे चुनचुन कर, 
छींट का थान बन गई चादर 
नहीं मरते है तो मी बदजात, 
क्या इन्होंने पिया है श्राबे-हयात ।” 
“शाहवाज” बलन्‍्द परवाज ने मुर्गें मुर्गी के माध्यम से श्राघुनिक 
फंशन पर क्‍या करारा व्यंग्य किया है :-- 
“एक मुर्ग ने यह, मुर्गो से कहा 
लोटतो है खाक पर क्यों बेतमोज 
हंस के मुर्गों ने, दिया उसको जवाब 
जिस्म पर मलती हूँ, पौडर ऐ श्रजोज 
बोला मुर्गा है, यह पाउडर क्‍या बला 
बोलो मुर्गो है यह, इक फंशन की चीज 
पूछा मुर्ग ने कि है, फंशन यह फया 
बोली मुर्गो बच्च -ए- कृमफर्ट-प्रो-इजे 
डांटा मुर्ग ने कि, श्रग्रजी न बोल 
बोली मुर्गो तेरे सर, में है डिजीज 
मुर्गा कु कलाया कि, फिर-फिर-फिर वही 
मुर्गी बोली चुप भी, रह ऐ बदतमीज ।” 
श्राज भी उदृ कविता में हास्य श्रौर व्यंग्य लिखने वाले शायरों की 
कमी नहीं श्रौर वे लोग काफी श्रच्छा लिख रहे हैं । 


परिशिष्द--२ 


| ५ 
हास्य साहित्य के विगत बाहर वर्ष 
(हिन्दी हास्य साहिस्य १६५०-६२ तक) 
हिन्दी साहित्य में हास्य रस उपेक्षित रहा है। श्राचार्य पं० रामचन्द्र 
शुक्ल से लेकर भाधुनिक हिन्दी के श्रालोचकों ने सर्वंसम्मति से इस कथन को 
दोहराया है कि हिन्दी में हास्य रस का श्रभाव है। मेरा यह मत है कि यह 
भावना साहित्यिक विद्वानों के मन में इतनी गहरी बेठ गई है कि वे इस ओर 
से प्रायः उदासीन हो बेठे हैं। यह घारणा यथार्थ से परे है । हास्य रस के 
साहित्य का सूजन भी द्र[तगति से हो रहा है । हास्य रसपूर्णा काव्य, कहानी, 
उपन्यास तथा निवंध बराबर लिखे जा रहे हैं। इन कृतियों का स्तर क्‍या है ? 
यह प्रशइन भ्रवश्य विचारनीय है । श्राज स्थिति यह है कि हास्य रस की 
कृतियों का लेखा-जोखा करना आधुनिक “आचायं" भ्पनी शान के खिलाफ 
समभते हैं । क्या वास्तव में हास्य रस इतना उपेक्षणीय है ? क्या इसी उपेक्षा 
के बल पर हम यह भाशा करते हैं कि भविष्य में हम भपने साहित्य के इस 
निर्वल प्रंग को दाक्तिशाली बना सकेंगे ? यदि उच्चकोटि का हास्य रस लेखक 
प्रशंसित न होगा तथा निम्नकोटि के “कवि सम्मेलन ब्रांड” लेखक भ्रपनी 
निम्नस्तरीय रचनाप्रों से हास्य रस को बदनाम करने के लिए निरंकुश छोड़ 
दिये जायेंगे तो स्थिति गंभीर हो जायगी । 


गत वर्षो में हास्य-साहित्य का सृजन सन्तोषजनक रहा है। काव्य, 


नाटक, कहानी निवंघ, झ्ालोचना, प्रत्येक क्षेत्र में नवीन कृतियों का प्रकाशन 
हुआ है । 


काव्य 


वेढब बनारसी का नया संकलन 'बिजली' नाम से प्रकाशित हुप्ना है । 
वेढत्र जो का हास्य सेक्स संक्रांत है किन्तु इस संकलन की कविताओं में भ्रदली- 
लता नहीं झ्ाने पाई है। श्षिष्ट एवं परिप्कृत हास्य का ही सृजन हुभा है । 


झ्ेग्४ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


पं “जज्वाति ऊँट” के रचयिता हैं, 'ऊँट विरहलवी' । इसमें संकलित हास्य 
कविताएँ सामयिक विषयों पर लिखी गई हैं। इस संग्रह में रचयिता की उदू 
तथा हिन्दी दोनों भाषा्रों की कविताए' संग्रहीत हैं । कबिताशओ्ों के नीचे पाद- 
टिप्पणियाँ दी गई हैं जो कविताग्रों में श्राये हुए प्रयोगों को स्पष्ट करती 
हैं। कविताए” चमत्कार-प्रधान हैं प्रौढ़ शिक्षा-आ्रान्दोलन पर एक मृदुल व्यंग्य 
देखिए-- 
समुभायो है सेर छटांक तुम्हें, 
सन तो तुमहू समभाबो करो। 
दिखराई तुम्हें दुनिया सिगरी, 
तुम श्रानन तो दिखराबो करो । 
तुम्हें पाठ पढ़ाए श्रनेक भद्दू, 
तुम प्र॑म॒ को पाठ पढ़ाबो करो । 
कबहूँ तो सिलेट-कितावें लिये, 
तुम 'ऊट' की गेलिन श्रावो करो ।” 
सम्भवत: कवि ग्रध्यापक प्रतीत होते हैं जिन्हें प्रौढ़ शिक्षा में जोत दिया 
गया हो । वे श्रपनी शिष्या को गणित, भूगोल तथा हिन्दी-रीडर पढ़ाकर 
उसे श्रपने यहाँ पघारने का निमन्त्रण दे रहे हैं । हृषिकेश चतुर्वेदी कृत “छेड़- 
छाड़” उनकी विनोदपूर्ण कविताओं का संग्रह हास्य-काव्य में महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है। ह॒पीकेश जी स्थायी हास्य साहित्य की रचना करते हैं। “बारात 
या डाका' शीपंक उनका एक कवित्त देखिए-- 
“आस्त्र-साज बाज से सुसज्जित स दल बल, 
श्राकर उन्होंने चट, धेर लिया नाका है। 
माँग है सहस्त्रों की, न चिन्ता से है काम उन्हें, 
द्रव्य श्रापका है, किसका है, या कहां, का है । 
भूषरणा, बसन, पात्र, श्रन्न पशु, वाहनादि, 
हाथ लगा जो भी, सब उनके पिता का है । 
खातिर जमाई जंसी सभी चाहते हें, भला, 
श्राप ही तो बताइये, वरात है कि डाका है ?” 
भीष्मसिह चौहान कृत “गुटरगू” तथा चर्द्रमोहन 'हिंमकर' कृत 
“बिडम्बना” दोनों ही हास्प-काब्य संग्रह हैं। दोनों लेखकों में हास्य रस की 
कविता लिखने की प्रतिभा है किन्तु श्रभी भाषा तथा-व्यंजना, दोनों में ही 
साधना श्रपेक्षित है । 


परिशिष्ट ३०५ 


विस्ध्य प्रदेशके हास्य कवि चतुरेश की कविताओं का संकलन “चटनी” 
शीषक प्रकाशित हुआ है। कुटिलेश की “गड़बड़ रामायण” में तुलसीकृत 
रामायण की हास्यानुकृतियाँ हैं । परोडी निम्नस्तरीय है। “खिचड़ी' निर्भय 
कवि की हास्य-कविताग्रों का संग्रह है। कहीं-कहीं इनकी कविताश्रों में अश्ली- 
लता एवं कदुता श्रा गई है जो रसाभास कर देती है। इनके हास्य रसपूर्ण 
लोकगीत पर्याप्त लोकप्रिय हुए हैं। एक गीत देखिए-- 
“टेढ़ी दुषिया लगावें, कुरता खादी को सिमादं, 
सखि ! मौज उड़ाब़ें, हो हमारे बालमा, 
हो हमारे साजना । 
जब ते भयो स्वराज्य सखि, बालम के हूँ ठाटि, 
कुरता के ऊपर लई नेहरू जाकट डाट, 
श्रबतो नेता जो फहावें, खूब बोलत समा में, 
प्रपनो फाम बनायें । 
हो हमारे बालमा, हो हमारे साजना ।” 


श्रीमती कमला चौधरी की हास्य रस की कविताओ्रों का संग्रह 
श्रापन मरन जगत के हांसी” श्षीपंक प्रकाशित हुआ्ना है। इस संग्रह में 
उनकी प्रवधी, हिन्दी उदद की हास्य कविताएँ संकलित हैं। इन कविताग्रों 
में राजतेतिक एवं सामाजिक व्यंग्य का मधुर समावेश हुआ्ना है। ““बहुपत्नी प्रथा 
शीपंक़् इनका एक राजनैतिक व्यंग्य देखिए-- 


“है प्रजातन्त्र का प्रथम नियम पार्टियाँ बहुत सो होतों हैं, 
जंसे राजों महाराजों फे रानियाँ बहुत सो होती हें। 
राजघराने में श्राते ही, सब पटरानो कहलातो हें, 

इसी भांति से राजनोति में पार्टो भी मानो जाती है; 

पर एफ बात में एक समो इस फन में सब लासानो हैं, 
प्रेम जोग है लिया सभी ने सब जनता पर दीवानो हैं । 
पर किसी एक फी पांचों घो में, शेष माग को रोतो हैं, 
है प्रजातन्‍्त्र का प्रथम नियम-पार्टियाँ बहुत सी होती हैं ।” 


प्रभुलाल गे “काका का संग्रह 'पिल्ला' नाम से निकला है। इसमें 
भन्‍य कवियों की कविताए' भी संग्रहीत हैं। 'काका” ने भ्रधिकतर 
सिनेमा के गानों की पैरोडियाँ लिखी हैं। इनकी हास्य-कविताश्रों में सुरुचि 
का प्रभाव है। 


३०६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


इधर कुछ वर्षो से सशक्त व्यंग्य लिखने में नागाजुन ने यवेष्ट कीति 

- श्रजित की हैं। ये 'निराला' की व्यंग्य-परम्परा में से हैं। यद्यपि निराला की 

भाँति कविवर पन्‍्त ने भी 'भ्राम्या' में व्यंग्य लिखे किन्तु मुख्यतः पन्‍्त जी ने 

व्यंग्य रचना को विशेष महत्व नहीं दिया। नागाजुन के आलम्बन कल्चर- 

वर्ोखी बाबू वर्ग, एम. एल. ए., नेता श्रादि रहे हैं नागाजुन का थ्यंग्य ग्रत्यन्त 

२०8४ है । कट्क्ति लिखने में वे सफल हुए हैं। उनका एक राजनैतिक व्यंग्य 
खए-- 


“श्रजादी की कलियां फूटीं, 
पांच साल में होंगे फूल। 
पांच साल में फल निकलेंगे, 
रहे पनत जी भूला भूल। 
पाँच कम खाद्रो भंया, 
ग़म खाश्नो दस पन्द्रह साल । 
श्रपने ही हाथों तुम भोंको, 
यों श्रपनी श्रांखों में धूल ।” 
भ्रथवा 

“बेच-बेच कर गाँधी जीका नाम 

बटोरी वोट 

हिलाश्रो शीश 

निपोड़ो खोस 

बैंक बेलेंस बढ़ाप्रो 

राजघाट में बापु को वेदी के श्रागे श्रश्भ, बहाओ्रो । 

तंसे घी के चहबच्चों में श्रमृत को हौदी में, 

बाबू खूब नहाओ्रो 

हमें छोड़ दो राम भरोसे 

जिएँ तो भले 

मरें तो मले 

क्या बिगड़ुगा श्रजी, तुम्हारा ।” 


बिहार के जानकीवल्लभ शास्त्री ने भी कुछ उत्तम व्यंग्य कविताएं 
लिखी हैं। यद्यपि वे हास्य रसके कवि के रूप में प्रख्यात नहीं हैं। उनकी व्यंग्य 
रचना का एक नमूना देखिए-- 


परिशिष्ट ३०७ 


“सोने का बाज्ञार मनन्‍्द है लोहे का है तेज, 

पाठ यही इतना है बच्चा, उलट रहा क्‍या पेज । 

श्रगर काटनी है घ्वांदी तो ले सोने से लोहा, 

फिर क्‍या तुलसी को चोपाई क्या रहोम का दोहा । 

शास्त्री जी के व्यंग्य में चोट देने की शक्ति है। भवानी प्रसाद मिश्र 

के गौत-फर्रोश' शीषंक कविता में लोगों की होन रुचि पर मधुर व्यंग्य मिलता 
है। एक गीतकार अपने गीतों को लेकर एक रईस के पास जाकर उनका परि- 
चय देता है-- 


“जी, छुन्द श्रौर बेछन्द पसन्द करें, 
ज्ञी, श्रमर गीत श्रौ वे ज्ञो तुरन्त मरें। 
इनमें से भाएंँ नहीं नए लिख दूं, 
जी, नए चाहिए नहीं गए लिख दूं। 
जी, गीत जन्म फा लिखूं, मरा का लिखूं, 
जो, गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखू । 
कुछ श्रोर डिजाइन भी है ये इल्‍्मी, 
ये. लोजे चलती चीज नई फ़िल्मी ।” 
प्रगतिशील कवियों में व्यंग्य लिखने वाले कवि हैं डां० रामविलास 
दर्मा, शंकर दलेन्द्र, केदार तथा भारत भूषण भ्रग्रवाल । शंकर शलेन्द्र के काव्य 
में वचन विदृग्धता प्रमुख है-- 
“जिंदगी भर फाव्य ही रचता रहा हूँ, 
जगत के कम से बचता रहा हूँ; 
बड़ा हो मूख हूँ पछता रहा हूँ।” 
डा० रामविलास शर्मा ने भ्रधिक व्यंग्य रचना भ्रपने छक्म नामों (गोरा 
बादल, या भ्रजिया वेताल ) से लिखी है-- 


“भूला भूलें जवाहर लाल, 
ताली दें-द॑ ताल समिला्ें साथी सरनायेदार, 
इनके पिया परदेश बसत हूँ डालर भेजें उधार ।” 
भारतभूषण भध्रग्रवाल ने विनोद, हास्य एवं व्यंग्यपूर्ण कविताएँ नये 
टेकनीक में लिखी हैं । इनकी कविताझरों में शिष्ट हास्य का सूजन हुआ है। 
भग्रवाल की कुछ पंक्तियाँ देखिए--- 


३०८ हिन्दी साहित्य में हास्य॑ रस॑ 


“पहिले बिके धर्म पर 
फिर बिके शोल पर 
रूप पर सध्य युग में बिके-- 
बविकन। तो अश्रपनी परम्परा है। 
श्राज इस संकट की बाढ़ में 
जब कहीं धर्म नहों 
शील नहीं 
रूप नहीं, 
हार कर हम बिके चांदी के टुकड़ों पर; 
हम प्रसन्‍न, 
हम कृत्य कृत्य हैं 
हमने श्रपने पुरखों की श्रान 
श्रक्षुष्णा रक्‍्खी है !!” 
विजयदेव नारायण साही की “माड, चमगादड़ और मैं” शीषंक कविता 
भ्रत्यन्त प्रसिद्ध है । इस कविता के माध्यम से इन्होंने विभिन्‍न काव्य रूपों की 
पंरोडी की है। अ्रवधी भाषा में इसका रंग देखिए-- 
“मुल श्रबतो माड चली श्राग्रो 
मुल घिरंरउश्ना केर वर्गचा में, 
हम घण्टन ताकेन दुकुर-दुकुर 
डर लागे॑ गजब श्रंघेरिया में, 
मुल॒ होय करेजा घुफुर-घुकुर 
ई रात माघ के जस पाला, 
ददई ई कौन भई  साँसत 
का कही कुलच्छन श्रांख लड़ी, 
कल जिउ न जाय खांसत-स्रांसत 
हम ठाढ़े इहां सुभीते से-- 
घर भर को छांड़ चली श्रावो, 
मुल श्रब तो माड चली श्रावो ।” 
ग्राघुनिक व्यंग्य लेखकों में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मनोहर प्रभाकर, 
लक्ष्मीकांत वर्मा तथा वेशव चन्द्र वर्मा प्रमुख हैं। इनके हास्य में बौद्धितता का 
प्रमुख स्थान है । हवास्य-काव्य को इन कवियों ने नई दिशा में मोड़ा है, एक 


परिश्षिष्टं ३०६ 


गति दी है। केशवचन्द्र वर्मा की एक हास्य-कविता का एक श्रश देखिए जिसमें 
वे घोश में भ्रपनी 'शार्ट साइटेड' प्रेयसी से प्रणाय निवेदन किये चले जाते है-- 


“जब-जब मैंने कनफुसकियों में 

पाक की बैंच पर साथ बेठ 
गुनगुनाया । 

“हाय प्रिया ! तूने तो जिया लिया । 
तब तब तुम बराबर ही मुस्कराती हो रहीं 
हाथ राम ! 

तब मैं कहां जानता था कि-- 

यह मुस्कराना 

तो ध्षिर्फ शिष्टाचार है ! 

तुम तो 'शार्ट साइटेड हो ! 

और 

काफी ऊँचा सुनतो हो ।”' 


बम्बई के भरत व्यास की हास्य कविताप्रों का संकलन “ऊंट सुजान' के 
नाम से प्रकाशित हुप्ना है । हास्य के उन कवियों में जिनके संकलन प्रकाशित 
नहीं हुए हैं उनमें बालमुकुन्द चतुर्वेदी रामलला, कृष्णगोपाल शर्मा, वाबूराम- 
सारस्वत, चिरंजीत, गोपालकृष्ण कौल, विनोद शर्मा, देवराज 'दिनेश', राघे- 
दयाम शर्मा 'प्रगल्भ', परमेश्वर 'द्विरेक', चोंच भ्रलीगढ़, गंगासहाय 'प्रेमी', राजेष 
दीक्षित' शांति सिंघल, प्रमुश्न हैं। श्री रामनारायण श्रग्रवाल का भी आ्राधुनिक 
हास्य रस लेखकों में महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


कहानी 

हास्य रस के कथा साहित्य में मोहन लाल गुप्त “भेया जी बनारसी”” 
का संकलन “मखमली जूती” उल्लेखनीय है । कहानियों की विपय-वस्तु सामा- 
जिक एवं राजनैतिक विषमताएं हैं । भाषा विषय के श्रनुकूल है । शिल्प की 
दृष्टि से भी सभी कहानियाँ उत्कृष्ट बन पड़ी हैं। “महिला-शासन” चिरंजी- 
लाल पाराशर की हास्य एवं व्यंग्यवृवंक कहानियों का संकलन है। “शरियत का 
शास्त्र”, “नीली साड़ी” एवं “प्यार का बुखार” इस संकलन की उत्कृष्ट कहा- 
निया हैं । इसमें स्थितियाँ भ्रत्यन्त मनोरंजक हैं। श्री श्रलबर्ट अली के “ऊंट- 
पटाँग संग्रह में स्थिति-जन्य हास्य का भ्रच्छा परिपाक हुभा है। इसकी शैली 


5302 हिन्दी साहित्य में हास्य रसे 


ऊठपटांग ढंग की है। हास्थ का उभार स्वाभाविक नहीं हो पाया; यत्नज है। 
स्वर्गीय बल्देवप्रसाद मिश्र के दो कहानी संप्रह प्रकाश में श्राये हैं । प्रथम है 
“/'उलूक तंत्र” तथा द्वितीय है “मौलिकता का मूल्य” । हास्य के सृजन के लिए 
“स्वप्न! का सहारा स्थान-स्थान पर लिया गया है। “मालिश” एवं प्रोफेशनल” 
इस संग्रह की उत्कृष्ट कहानियाँ हैं। हास्य शिष्ट एवं परिष्कृत है। “अ्रमृतराय'! 
के “हायी के दांत” में राजनैतिक एवं सामाजिक विषमताओ्ों पर श्रेष्ठ कहा- 
नियाँ संग्रहीत हैं । इन में ढोंगियों की तथा पाखण्डियों की कलई खोली गई है। 
“उम्रसेन नारंग”” का “श्राह बकरा” भौंड़े हास्य की कहानियों का संग्रह है। 
इसका हास्य मु हफट है। अ्रशिष्ट एवं निम्नस्तरीय उपहास सर्वत्र व्याप्त है। 
धमंदेव चक्रवर्ती का कहानी संग्रह “कंगला श्र बंगला” उत्कृष्ट कोटि की 
हास्थ-रस की कहानियों का सुन्दर संग्रह है । कहानियाँ कलापूर्ण एवं तरल 
हास्य से पूर्ण हैं। 


निबन्ध 

मोहन लाल गुप्त “भेया जी बनारसी” के विनोदपूरां लेखों का संग्रह 
“बनारसी रईस” नाम से प्रकाशित हुआ है । “ग्रसत्य के प्रयोग” “खुशामद 
करिये', “बीबियाँ शीषंक लेखों में हास्य का सृजन उत्कृष्ट हुआ है । शैली 
विषय के सर्वथा श्रनुकूल है। हास्य स्वाभाविक है। “खुशामद करिये” शीप॑क 
लेख का एक श्रंश देखिए-- 

“खुशामद कोई बुरी चीज़ नहीं । भ्रपनी तारीफ़ न कर दूसरों की 
प्रशंसा करना, प्रपने को नगण्य समझ दूसरों को बड़ाई देना श्रापके हृदय की 
महाशयता प्रौर महावता प्रगठट करेगा। श्राप खुशामद नहीं कर सकते--इसका 
मतलब्र है श्राप वूसरों से खुशामद करवाना चाहते हैं | श्रपने को इतना ऊंचा 
समभते हैं कि दूसरे लोग श्राकर श्राप के पर चूमें, श्रापकी प्रशंसा के गीत 
गायें । समझदार लोगों को राय है कि शिखर पर पहुँचने के लिये नीची सीड़ी 
से चढ़ता चाहिए, इसलिए घम्ण्ड श्रोर गरूर फो ताक पर रखकर मेरी बात 
सानिये--खुशासद करिये ।” 

श्री वासुदेव गोस्व्रामी कृत “बुद्धि के ठेकेदार” में उनके बिनोदपूर्ण 
निश्रन्‍्बों का संग्रह है । लेखों की भाषा दुरुह है । हास्य छब्द-जन्य है। यत्न 
करके हास्य उत्पन्न करने की चेष्टा दृष्टिगोचर होती है। हास्प का सहज 
उभार नहीं है । 


परिशिष्ट ३११ 


श्री हपदेव मालवीय के हास्य पूर्ण लेखों का संकलन “ढुलकते इव्के 
पक्के श्राम” में सामयिक विषयों पर मृदुल व्यंग्य कसे गये हैं । 

श्री तिलक 'खानाबदोश' के हास्यपुर्णा निबन्धों का संकलन “बीबी के 
लेकचर” के नाम से प्रकाश में श्राया है। लेखक उदृ' शायरी एवं झॉली से 
श्रधिक प्रभावित है। पारवारिक समसस्‍्याओ्रों पर अच्छे व्यंग्य हैं । सस्ते प्रेम, 
नेतागीरी श्रादि समस्याग्रों को श्रालम्बन बनाया गया है। “वरना हम भो 
भ्रादमी थे काम के” शीपंक लेख का यह श्रंश देखिए-- 

“ग्राखिर हम कोई वाजिदग्रली ज्ञाह तो थे नहीं, जो इन सब के नाज्ञ 
उठाते। न दिल को 'लेबोरेटरी” बनाना चाहते ये और उसका “पोस्टमार्टम” 
फराते भी डर लगता या। वह इसलिये कि एक ठो “सदहयाँ दिल लेगए 
बढुवे में” वाले भजन से ही हमें दिल की कोप्तत फा कुछ-फुछ श्रंदाज़् हुआ्रा। 
श्रोर दूसरे हम यह भो बखूबी समभते थे कि “बहुत शोर सुनते हैं पहलू में 
जिसका, जो चोरा, तो ऐक कतरए खून निकला ।” 


नाटक 

संस्कृत साहित्य में प्रहसन बहुत कम मिलते हैं । पाश्चात्य “कामेडी” 
के “पेटनं” पर हिन्दी में भी हास्य-एकांकी तथा हास्य नाटक लिखे जाने लगे 
हैं। पदचात्य “कामेडी” को हम हिन्दी में “कामेदी” नाम से यदि पुकारें तो 
श्रसंगत न होगा। “प्रहसन”” तो वास्तव में “श्रंग्र जी साहित्य के 'फा्स (]79७॥'०6) 
का रूपान्तर है। प्रहसन में बिलकुल ऊटपटांग घटनाएँ एवं चरित्र होते हैं। 
भारतेन्दु कालीन हास्य नाटकों एवं हास्य एकांकियों को हम प्रहसन ही कहेंगे 
किन्तु श्राधुनिक-युग में “कामेडी'” का सृजन भी यथेष्ट हुआ है । डा० रामकुमार 
वर्मा के सोलह “कामेडियों” का संग्रह ' रिमम्रिम” नाम से प्रकाशित हुप्रा है। 
पारवारिक, सामाजिक एवं राजनंतिक परिस्थितियों को लेकर इन हास्य-एकौ- 
कियों का गठन हुआ है। चरित्र-चित्रण स्वाभाविक है । विशुद्ध हास्य का 
सफल सूजन हुभ्ना है। हास्य एकॉकियों के क्षेत्र में “रिमम्रिम” का प्रकाशन 

मील के पत्थर के समान है। 
हे रामनरेश त्रिपाठी के “स्त्रियों फी कौंसिल” तथा “सीज्ञन डल है” 
व्यग्य प्रधान हास्य नाटक हैं। सेठ गोविन्दराम के तथाकथित हास्य एकॉकियों 
में हास्य के नाम पर नौरसता मिलती है। व्यंग्य भी तीखा है । “अधिकार 
लिप्सा” “वह मरा क्‍यों”, ”'घोसेबाज” “चौबीस घण्टे”, सेठ गोविन्द दास के 

उल्लेखनीय हास्य-एकांकी हैँ । 


३१२ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


उदयशंकर भट्ट प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार हैं । गम्भीर नाटकों एवं 
एकांकियों के सूजन के साथ-साथ जहाँ उन्होंने हास्यप्रधान नाटक नाटिकाएं 
लिखी हैं, वे भी उच्चस्तरीय स्थायी हास्य का सृजन करती हैं। “दस हजार” 
“गिरती दीवारें” “दो अतिथि", “नये मेहमान ”, एवं “वर-निर्वाचन” में सामा- 
जिक विद्र पताओं पर मृदुल व्यंग्य कसे गये हैं । शिष्ट एवं परिष्कृत हास्य के 
सूजन में भट्ट जी की हिन्दी साहित्य को यह अमुल्य देन है । 

विष्णु प्रभाकर हिन्दी के यशस्वी नाटककार हैं। इनके हास्य-प्रधान 
नाटकों का प्रसारण आकाशवाणी के विभिन्‍न केन्द्रों से प्राय: हुप्रा करता है। 
“काँग्रेसमेन बनो”, “व्यंग्य” “भूख” तथा “औीत के बोल” इनके प्रसिद्ध हास्य- 
रेडियो -रूपक हैं। “भूख”” में एक पत्नी के होते हुए दूसरे विवाह करने के इच्छुक 
व्यक्तियों पर करारा व्यंग्य किया गया है। “पुस्तक-कीट” में विद्याथियों के 
रटने की भ्रादत का मज़ाक बनाया गया है। “सरकारी नोकर” में क्लकं जीवन 
पर सहानुभूतिपूरणं व्यंग्य है। विष्णु प्रभाकर हास्य एकांकियों के सृजन करने 
में श्रपना महत्त्वपूरां स्थान रखते हैं। स्वाभाविक चरित्र-चित्रणा, सरल भाषा 
एवं स्थायी प्रभाव डालने में इनके एकांकी उच्चक्ोटि के हैं । 


प्रभाकर माचवे ने भी इस क्षेत्र में यवेष्ट यश श्रजित किया है । “अ्रदा- 
लत के पास होटल”, “गली के मोड़ पर” तथा “यदि हम वे होते” उनके श्रेष्ठ 


हास्य नाटक हैं। जयनाथ “नलिन” के “लोमड़ियों का शिकार” “लखनवी 
बहादुर" “नवाब का इसराज” उत्कृष्ट हास्य-प्रधान एकांकी हैं। 
उपन्यास 

हास्य-रस प्रधान उपन्यासों की हिन्दी में बहुत वड़ी कमी है । राधा- 
कष्ण के “सनसनाते सपने” में हास्य निर्जीव है। चरित्र-चित्रण भी प्रस्वाभा- 
बिक हो गया है। परिस्थितियों का निर्माण ठीक रहीं हो पाया । 

उद्‌ -लेखक कृष्णचन्द्र का “एक गधे की आत्मकथा'” उच्चस्तरीय राज- 
नैतिक व्यंग्य-प्रधान उपन्यास है । लेखक ने श्राधुनिक समाज एवं राजनीति के 
विकत अंगों पर करारी चोट की है। समाज एवं राजनीति में फंली भ्रष्टाचारिता 
एवं श्रराजकता पर गहरे व्यंग्य किये गये हैं। ग्राधुनिक फ़ंशन-ग्रस्त नारी सम।ज 
की घन लोलुपता,दफ्तरों की लालफीताझशाही का भी पर्दाफाश लेखक ने भ्रत्यन्त 
सफलत! पूर्वक किया है। भाषा मुद्गावरेदार एवं प्रसाद-गुणयुक्त है। कहीं-कहीं 
पर हास्य 'मुहफट' हो गया है यथा गधे का नेहरू जी के यहाँ इंटरव्यू को 
जाना । उनकी वातचीत देखिए-- 


परिशिष्द श्१्३े 


“गधे ने नेहरूजी से कहा, “श्रापसे पन्द्रह मिनट के लिए एक इंटरव्यू 
चाहता हूँ । कहीं श्राप इसलिए इंटरव्यू इनकार न कर दें कि मैं एक गधा हूँ ।”' 

पंडित जी हँस कर बोले, “मेरे पास इन्टरव्यू के लिए एक से एक बढ़ा 
गधा आ्राता है, एक गधा और सही । क्या फ़र्क पड़ता है। शुरू करो ।” यदि 
इसमें एक “वाद” विशेष के सिद्धान्तों के प्रचार की गन्ध न होती तथा केवल 
कलात्मक भ्रभिव्यवित ही लेखक का उद्दं श्य होता तो यह उपन्यास प्रथम श्रेणी 
का हास्य-रसपूर्ण उपन्यास हो सकता था। श्रतिरंजित परिस्थितियों एवं 
श्रस्वाभाविक घटनाओं ने इस उपन्यास को नीचे ढकेल दिया है बीच-बीच में 
कई कार्टू नों की छटा उपन्यास को मनोरम बनाती है। 

'मोहब्बत, मनोविज्ञान, श्रौर दाढ़ी मूछ', केशवचन्द्र वर्मा का उच्च- 
स्तरीय हास्य-प्रधान उपन्यास है जो फला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 


भगवती चरणा वर्मा का “पपने खिलोने” हास्य-रस प्रधान उपन्यासों 
में श्रपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है । यह कहना अतिक्षयोक्तिपूर्ण न होगा 
कि हिन्दी में श्रव तक के हास्य-रस प्रधान उपन्यासों में यह सर्वेश्रेष्ठ है । 
चरित्रचित्रण, कधानक का विकास, परिस्थितियों का गठन, भाषा की मेंजा- 
बट एवं सामयिक समाज के यथार्थ चित्रण में यह उपन्यास भ्रद्वितीय है। यदि 
हिन्दी हास्य के उपन्यासों में “बुड हाउस” तथा “वाल्तयर” के उपन्यासरों के 
समकक्ष किसी उपन्यास को रख सकते हैं तो वह है “अपने खिलौने” । 


अनुवाद 

“दास्तवस्की ” के प्रसिद्ध हास्य-पूर्णो उपन्यास का भ्रनुवाद “हिज़ 
एक्सेलेन्सी” के नाम से उपेन्द्रनाथ 'अइक' ने किया है। हास्य-रस के मराठी 
के सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखकों की कहानियों का संकलन 'एऐप्रिल फूल' के नाम से 
हिन्दी साहित्य में श्राया है । में थिली में लिखे गये ईशनाथ भा के लोकप्रिय हास्य- 
नाटक “चीनी-लड्॒‌ड” का श्रनुवाद परमानन्द भा ने “चीनी के लड॒इ” के 
नाम से किया है। इसमें एक श्रादर्श संयुक्त परिवार में फूट डाल कर उसके 
सत्यानाश करने की कया है । 


आलोचना 


हास्य-रस के शास्त्रीय विवेचन एवं मनोवेज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि 
से प्रो जगदीश पांडे का ग्रन्य “हास्य के सिद्धान्त तथा मानव में हास्य” 
महत्वपूर्ण है। श्री प्रेमनारायण दीक्षित तथा श्री त्रिलोकीनारायण दीक्षित 


२१४ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


हारा लिखी हुई “हास्य के धविद्धांत तथा झ्राधुनिक हास्य साहित्य” भी उल्लेख- 
नीय है। पाव्चात्य विचारकों के सिद्धांतों के स्पष्ट उद्घाटन की दृष्टि से डा० 
एस० पी० खत्नी का ग्रन्य “हास्य की रूप रेखा” उच्च कोटि का है। 
इसमें हास्य के सिद्धांतों का विवेचन एवं विश्लेषण पांडित्यपूर्सा ढंग से हुआ्ना 
है। हास्य लेखक जी० पी० श्रीवास्तव के सिद्धांत-विषयक लेखों का तथा, 
भाषणों का संग्रह “हास्य-रस” के नाम से प्रकाशित हुमा है जो उनके हारय- 
सम्बन्धी विचारों का द्योतक है । मराठी के विद्वान स्व ० न० चि० केलकर के 
“हास्य प्राशिि विनोद,” का हिन्दी रूपान्तर प्रसिद्ध विद्वान श्री रामचन्द्र वर्मा 
द्वारा “हास्यरस” (द्वि० सं०) के नाम से हुआ है | विव्रेचन की गहराई तथा 
विश्लेषण की स्पष्टता की दृष्टि से यह ग्रन्थ सर्वोत्कृष्ट है। 
हिन्दी हास्य साहित्य के गत पाँच वर्ष 

श्राज का युग योजनाप्नों का युग है। हमारी सरकार भी पंचवर्षीय 
योजनाएँ बना रही है। हिन्दी का हास्य साहित्य प्रारम्भ से ही प्रशक्त रहा 
है। हिन्दी प्रेमियों का यह कत्तंव्य हो जाता है कि वह भी समय-समय पर 
श्रपने साहित्य के इस भ्रशक्त भ्रंग का लेखा जोखा देखें । हिन्दी के हास्य साहित्य 
की प्रगति के लिए उसके पिछले पाँच वर्षों का लेखा जोखा संतोषजनक कहा 
जा सकता है। साहित्य की भ्रनेक विधाप्रों के ग्रन्तगंत हास्य लिखा गया है । 
हास्य की कुछ नई कृतियों ने नये क्षितिज को छुप्ना है। हास्य के श्रालम्बन 
बदले हैं, द्लियों ने नये मोड़ लिए हैं । कुछ नये लेखक सामने प्राये हैं। जिनकी 
कृतियों से हास्य साहित्य का भविष्य उज्ज्वल दिखाई देता है । 


कविता 
नागाजुन हास्य व्यंग्य के भ्रन्यतम कवि हैं। उनके व्यंग्य स्क्त होते 
हैं ।॥ उनकी कविताश्रों का संग्रह “प्रंत का बयान' प्रकाशित हुग्ना है। श्राज के 
मंत्रियों पर उनका एक सशस्त्र व्यंग्य देखिए:-- 
“थ्रमी श्रमी उस दिन मिनिस्टर श्राए ये 
बतीसी दिखलाई थी, वादे दुहराए थे 
भाखा लपटाई थी, नंन शरमाये ये 
छपा हुआ्ला माषरा भो पढ़ नहीं पाए ये 
जाते वक्त हाथ जोड़ कंसे मुस्कर.ए ये ।” 
नागाजुन की दृष्टि बड़ी पैनी है। वे सामाजिक विषमताश्रों पर व्यंग्य 
करते हैं जिसकी चोट तिलमिला देने वाली होती है । 'ग्राघुनिक शिक्षा व्यवस्था! 


परिशक्षिष्ट ३६५ 


को लक्ष्य करके उन्होंने लिखा :-- 
“खून पसीना किया बाप ने एक जुटाई फीस 
आ्रांख निकल प्याई पढ़ पढ़ फे नम्बर पाए तीस 
शिक्षा मंत्री ने सिनेट से कहा 'ध्रजोी शावाश' 
जीना हो जाता हराम यदि ज्यादा होते पास 
फेल पुत्र का पिता दुखी है सिर घुनती है माता 
जन गन मन श्रधिनायक ज़य हे भारत भाग्य विधाता ।” 


हास्यकार श्री कोतुक बनारसी की हास्य कविता्रों का संग्रह 'चौवारोर' 
नाम से प्रकाशित हुआ्ना है। इसमें संग्रहीत कविताएँ परिष्कृत भर शिष्ट हास्य 
से ओतप्रोत हैं। श्री मोहनलाल गुप्त “भेया जी बनारसी” का काव्य संग्रह 
“गझ्रबी न फारसी” उल्लेखनीय है। इसमें उनकी समय-समय पर लिखी गई 
राजनंतिक, सामाजिक एवं साहित्यिक विषयों पर लिखी हुई व्यंग्य कविताश्रों 
का संग्रह है। धमंपाल साहू की 'फुलभड़ियाँ” नामक संग्रह की “मच्छर की 
आ्रारती' का एक भ्र श देखिये:-- 


“श्रो5म जय मशक महाराज हरे 
सर्व जनन के प्रानन्द क्षरा में दूर करे 
तुम हो एक भश्रगोचर--सब के लहूपति 
शुद्ध करो उर भेरा-- रोग में होवे गति 
श्रो5म जय मशक महाराज हरे।” 
डा० बरसाने लाल चतुर्वेदी की हास्य कविताहरों का संग्रह “रंग 
श्रौर व्यंग्य” नाम से प्रकाशित हुआ है। भ्रग्न॑जी 'लिमरिक' की शेली पर 
लिखा गया नया छन्द 'तुम्तक' देखिए :-- 
“रेडियो में काम करते, मोहन लाल फाले 
साप्ताहिक संपादक उनके थे साले । 
काले के लेख छपते 
साले के गीत गवते 
दोनों को तिजोरियों में श्रलौगढ़ के ताले ।'' 


बेघड़क बनारसी की कविताश्रों का संग्रह “सुन्दर भ्रसुन्दर” भी हाल 
ही में प्रकाशित हुभा है। इसमें कुछ सुन्दर पैरोडियां हैं । रसखान के “या 
लकुटी भौर कामरिया” वाले सवैया की पैरोडी देखिए-- 


३१६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


“था लक्कटो घड़ी ऐनक प॑ नित नूतन फंशन को तजि डारों, 
'काइन' रेशमी थान के थान लंगोटी प॑ खद्दर के श्रव बारों । 
दावतों और पार्टियों के सुख जेल की रोटियां खाइ बिसारों, 
भारत के श्र ग्र जन को कर में तकली चला श्राज निकारों ।”” 


इधर भोजपुरी श्रोर राजस्थानी के हास्य कवियों के संग्रह भी प्रकाश्ष में 
श्राएं हैं । भोजपुरी हास्य कविताओ्रों का एक संग्रह “भोंकाश' नाम से छपा है 
रचयिता हैं रामकुमार त्रिपाठी । 'पढ़इब” शीपंक कविता का एक पद देखिए:-- 
“लड़की कालेज पढ़इब 
चूना मुह पोताइब 
अपने श्रोकरा कुछ ना श्रावे 
कहला पर श्र गुठा चमकावे 
भोर भये मुह सुसुचाही 
चुल्हा चाह चढइव 
ल लड़की । 
एमें जीए सब कुछ कइली 
लाज चाटि क॑ लेडी [भइली 
ई कोठरी ना श्रपने भरि हैं 
भाड़ रोज चलाईब 
ल लकड़ी ।” 
बुद्धिप्रकाश पारीक के राजस्थानी में दो हास्य काव्य संग्रह “चूटक्या'' 
तथा “चबड़का” नाम से प्रकाशित हुए हैं। इन संग्र हों की श्रधिकांश कवि- 
ताए' उच्च कोटि की हैं । “हिन्दी सै” शीप॑क एक कविता देखिएः-- 
“सुर-सा सुकवि ने कदे पेट मर न रोटी मिलो, 
श्रर न, लंगोटी मिली तुलसी का दाप्त ने, 
जंगल की भूपड़ी में रेताँ ही जमारों गयो, 
बंगलो बंबई में मिल सकक्‍यो न वेद-ब्यास ने । 
हाथ ! हाथ ! हिन्दी, थारा सारा साहित्यरतन 
रोबे है श्राज तक रुपया पचास ने 
हार, भूख सार साल उगणो सो ग्रुणसट में, 
करणा, पड़यो मंटरिक बुद्धि परकास ने ॥” 
इधर मालवी के हरीश निगम एवं श्रीकृष्ण हास्य की सुन्दर कविताएँ 


2० < 


परिशिष्ट ३१७ 


लिख रहे हैं। 'दहाड़' तथा “चमाका' नामक दो भोजपुरी हास्य कविताग्रों के 
संग्रह श्रौर प्रकाश में भ्राये हैं. रचयिता हैं श्री शिवकुमार त्रिपाठी । 


नवोदित नवियों में श्री प्रोमश्रकाश शर्मा हास्यरस की श्रच्छी कविता 

लिख रहे हैं। 'थडंडिवीजन” शींक एक कविता का कुछ भ्र श देखिए :-- 

“घरवाले कहते हैं बेटा तुम कौन डिवीज़न लाओोगे । 

यदि फस्टडिवीजन नहीं लिया तो जीवन पर पदताप्रोगे । 

मैं कंसे उनकी समभाऊं बहुमत का श्राज जमाना है। 

जिस पथ से जनता श्रधिक चले उससे हो मुभको जाना है । 

बसे भी तोन तीसरे की महिमा वेदों में श्राई है । 

इसकी निन्दा फरने वाले प्रल्पन्ञ मूर्ख भ्रन्यायी हें।” 


लखनऊ के करुणेश जी बहुत वर्षों से हास्य रस काव्य लिख रहे है 
“ग्रघरवल्लभा” शीपंक आपकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। 'बम्भोले' 
शीर्षक से ग्रापकी एक लम्बी कविता का यह श्र॑श देखिए: -- 


“भंग पिला कवियों को फंसा लिया 
है जिन्होंने जग क॑ ति प्रचारी । 
दीन दरिद्र बने फिरते वही, 
हो रही है प्रजातन्त्र की ख्वारी 
चंट हो जोगी बड़ ग्रुरुघंट , 
चलेगी नहीं श्रव चाल तुम्हारी । 
कानपुर के वागीश शास्त्री भी हास्यरस की भ्रच्छी कविता लिखते हैं । 
श्री बालमुकुन्द चतुर्वेदी की कविताप्रों का एक संग्रह 'छेड़छाड़' नाम से प्रका- 
शित हुप्रा है | 'नया पँसा' शीषं क एक कविता देशिए:-- 


“माथे को बंदी है कि टोपी है पटाखेन की, 
हींगबटी गोली है कि सिलमा सितारों है। 
मेंढ़की को भ्रांस है कि दांतन की चोंप है। 
खटमल को पिता कि बेरफल भारो है। 
मुदित 'मुकुन्द' चाचा को चना जोर गरम, 
नग है श्र ग्रृठो को कि भूतन कौ मारो है। 
वाह रे तकदीर ! तांबे हूँ में परो टोटो भ्राज , 
पेसा देख ठोको खेतवारे ने कपारों है ।” 
40679 37 /#ष्म्2 (०:४०७७ 


40:35 ७७०७० 


३१८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


कहानी 

कौतुक बनारसी की हास्य कथाओं के तीन संप्रह “कुछ कच्चा, कुछ 
पक्का, कपोल कह तथा करमकल्ला” प्रकाशित हुए हैं। कहानियाँ वस्तु 
एवं ३० हा ही दृष्टियों से कलात्मक हैं । हास्य सुरुचिपूर्ण है। कुछ कहा- 
नियों के शीप॑ कों से ही कथावस्तुओं का अनुमान लगाया जा सकता है--“चार 
सौ इककीस,” 'सविसम्मेलन,' “सेली का सलाका,” “धरमघुरन्चर” तथा “बहि- 
प्कार”। श्री सत्य की हास्य कथाएँ “'मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ला'” शीर्षक से प्रकाश 
में भाई हैं। फिल्‍मी जीवन पर 'शहीद' शीषंक कहानी में तीखा व्यंग्य है। 

भेयाजी वनारसी के दो हास्य कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं । 'चिर- 
कुमारी सभा” एवं “मखमली जूती” । कहानियों में सामाजिक एवं राजनैतिक 
विक्ृतियों पर करारे व्यंग्य किये गये हैं । कहानियों में हास्य उच्चस्तरीय है । 

श्री केशवचन्द्र वर्मा की हास्य रस की कहानियों का संग्रह “प्यासा 
श्रौर बेपानी के लोग” साधारण स्तर का है। “कम्बल्ती की मार” जी० पी० 
श्रीवास्ताव की कहानियों का नया संग्रह है । 

'प्रतिनिधि हास्य कहानियों” के नाम से हास्य रस की कहानियों का 
एक संग्रह प्रकाशित हुप्रा है। इनका अ्रतिनिधि” शब्द भ्रामक है। श्रधिक 
कहानियों में “घोलघप्पे” का हास्य है । कुछ उदं की कहानियाँ भी सम्मि- 
लित करली गई हैं ज॑से “कयामत का दिन” । 

हास्य की कहानियाँ जो कि कहानी कला की हष्टिसे पूर्ं हाँ हिन्दी में 
उनका ग्रभाव ही चला श्रा श्रा रहा है। पिछले पांच वर्षों में भी इस दिशा में 
कोई उल्लेखनीय कहानी संग्रह नजर नहीं पड़ा । 

निबन्ध 

हिन्दी में हास्य निवन्धों की प्रगति संतोपजनक रूप से हो रही है। 
श्री लाल झु'ल के हास्य निबंधों का संग्रह, 'श्रगद के पांव” विशेष उल्लेखनीय 
है । नवोदित लेखक श्री रोशन लाल के हास्य निबंध “खाटपर हजामत” 
शीर्षक से प्रकाश में आ्ाये हैं। निवंघों में “नाम माहात्म्य, साहित्य सजंन तथा 
हमने खाट पर हजामत बनाई है” अधिक रोचक हैं ।” 'शोक सभा' श्री कंचन- 
कुमार के हास्य निवंधों का संग्रह है। “अपनी बीवी पराए जूते” शीष॑क 
लेख यह श्रंश देखिए । 

“मेरे एक तीसरे मित्र जो आफिस में कलक थे, एक दिन हाथ मलते 
मलते मनेजर के पास गये-- 


परिशिष्ट ३१६ 


“सर ।” 

“क्या बात है 7?” 

“जी, बात यह है कि मेरी बीबी ने तनख्वाह बढ़वाने को कहा है ।” 
“अ्रच्छा तो मैं प्रपनी “उनसे” पूछ कर बताऊंगा ।”” 


श्री देवारज दिनेश के हास्य लेखों का संग्रह “रिश्वत के श्रनेक ढंग! 
प्रकाशित हुग्ना है। सामाजिक एवं राजनंतिक विषमताप्रों पर करारे व्यंग्य 
किये गये हैं। “मैं श्रौर मेरी मोटर” श्री राजेन्द्र लाल हांडा के व्यग्य लेखों 
का संग्रह है जिसमें विभिन्‍न मानवीय कमजोरियों पर बड़ी दक्षता से चोटें 
की गई हैं। श्री दीवानचन्द्र शर्मा के लेख संग्रह “विचार तरंग” में कुछ हास्य 
निवंध उच्च कोटि के हैं यया “भगोड़ा विद्यार्थी, “जब मैं बाबा बता” तथा 
“घरेलू चहमा” विशेष रोचक हैं। श्री त्रिभुज नाथ चतुर्वेदी के हास्य-निवंधों 
का संग्रह “क्षमा कीजिए” शीपंक से निकला । ये हास्थ निबंध दंनिक जीवन के 
प्रसामंजस्थ पर प्राधारित हैं। निबंधों का हास्य परिप्कृत है। 'मूड' का 
वर्णन देखिये । 


“अंग्रं जी ने भारतीय वाज्भुमय को श्रनेक उपहार दिये हैं उनमें से एक 
उपहार 'मूड' भी हे । प्राजकल यह शब्द भारतीय जन जीवनमें इतना सामान्य 
हो गया है कि नगरों में रहने वाले रिक्षा वाले से मंत्री तक प्रायः सभी शिक्षित 
श्रौर भ्रशिक्षित नागरिक इससे परिचित हो गए है । मूड बिगड़ना वर्तमान युग 
का एक विद्येप रोग है जो चेचक से भी भ्रधिक संक्रामक भर व्यापक है। यह 
प्राधुनिक सम्यता की एक विज्ञेप व्याधि है जिससे बालक से वृद्ध तक सभी 
ग्रसित दृष्टिगोचर होते है।” 


“चाणक्य राजदूत वने” शीपंक डा० वरसाने लाल चतुर्वेदी के हास्य 
स्केचों का एक संग्रह प्रकाशित हुमा है। 


उपन्यास 


श्री मोहनसिंह सेंगर का हास्य उपन्यास “खगेन बाबू" प्रकाशित 
हमरा है। खगेत बाबू के माध्यम से प्रकाशकों का एवं तथाकथित साहित्यिकों 
के विकृत आचरण का पर्दाफाश किया गया है । निस्प॑ देह 'खगेन बाबू” आझाधु- 
निक समय की सामाजिक एवं राजनीतिक विक्ृतियों पर एक सशक्त व्यंग्य है 


“चतुर्वेदी जी” शीषंक एक भोर उपन्यास श्री रमेन्द्रसिह द्वारा लिखित प्रकाश 
में भाया है। 


शेर८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


श्रनुवाद 

यह हिन्दी हास्य साहित्य का दुर्भाग्य है कि हास्यरस के उपन्यासों का 
श्रभाव ज्यों का त्यों चला आ रहा है । 

उद्द के कुछ प्रमुख गद्य लेखकों की हास्य कृतियों का हिन्दी श्रनुवाद 
“बिना बुलाए महेमान'' शीपंक से संग्रहीत किया गया है इसके प्रमुख लेखक 
हैं र० श्र० सिहकी कन्हैया लाल कपूर, पतरस बुखारी, शौकत थानवी, हाजी 
लकलक, कृष्णचन्द्र, शफीकुरंहमान, मण्टो फिक्र तौंसवी, ए. हमीद श्रादि। 
श्रन्त में सम्पादक श्री प्रकाशपंडित का "क्षमा कीजिए' शींक हास्यनिबन्ध है । 
संग्रहीत निवन्धों में हास्य का परिपाक है श्रौर शैली में प्रसाद । कृष्णचन्द्र के 
लोकी' शीपंक निबन्ध का कुछ श्र॑श देखिए:-- 

सब्जियों में मुझे भिण्डी बहुत पसन्द है न जाने किस मनचले ने इसका 
नाम भिण्डी रख दिया है यह तो बहुत बुरा नाम है मगर श्रंग्र जी में इसे 
"लेडीज फिगर' श्रर्थात स्त्री की अंगुली कहते हे । यह तो बहुत ही अ्रच्छा नाम 
है। यद्यपि हमारे देश की स्त्रियों की भी श्रंगुलिया भिण्डी से भी कोमल श्रौर 
महीन होती हैं मगर श्रग्रेज स्त्री का ख्याल करते हुए यह नाम बहुत ही उम्दा 
है । जिन लोगों को श्रेंग्र ज स्त्री की मजबूत श्रेंगुलियों का श्रनुभव हो चुका है 
वे हमेशा भिण्डी को इज्जत की नज़र से देखते हैं श्रोर एशीयाई स्त्री श्रोर 
यूरोपीय स्त्री की अ्रेगुलियों में कोई श्रन्तर है तो इस पर श्रधिक भ्राइचयं न 
होना चाहिए, क्योंकि यह कहावत तो श्रापने सुनी ही होगी कि “पाँचों 
भिण्डियों बराबर नहीं होतीं ?” 

श्री गुलाम भ्रहमद 'फुरकत” की हास्य कहानियों का संग्रह “मुस्कराहटे' 
नाम से हिन्दी भाषा में प्रकाशित हुप्रा है। भाषा तथा शैली दोनों दृष्टियों से 
कहानियाँ पठनीय हैं । 

“पतरस के मज़ामीन”” नाम से उद्ग के प्रसिद्ध हास्य निबंधकार 
पतरस बुखारी के निबन्धों का हिन्दी ग्रनुवाद प्रकाशित हुमा है । 'कुते' शीप॑क 
इस संग्रह का निबन्ध बहुत लोकप्रिय हुश्रा है । 

नाटक 

हिन्दी में हास्य-वाटकों का जैसा विकास होना चाहिए, नहीं हो पा 
रहा है। हास्य के पूरे नाटक बिल्कुल नहीं लिखे जा रहे हैं। रेडियो के लिए 
जो 'फलकियाँ' श्रथवा लघुएकांकी लिखे जा रहे हैं उनमें भ्रधिकांश कला की 
दृष्टि से हीन हैं श्रौर उनका कोई स्थाई महत्व नहीं है। प्रकाशित होने पर वे 


परिशिष्ट ३२१ 


पढ़ने में विल्कुल मनोरंजक नहीं लगते । हाल ही में “प्रतिनिधि हास्य एकांकी'” 
नाम से एक संग्रह निकला है। वह कुछ भी हो सकता है किन्तु “प्रतिनिधि” 
नाम प्रस्यन्त भ्रामक है। कुछ संकलित एकांकी रंगमंच के बिल्कुल प्रनुपयुक्त 
हैं। स्तर भी नीचा है। स्तर तभी बना रह सकता है जब कि सम्पादक उस 
विषय के भ्रधिकारी विद्वान हों नहीं तो प्रकाशक का धन ही व्यर्थ नहीं जाता 
बरन्‌ हिन्दी के बारे में विरोधियों को ऊकूलजलूल कहने का मोका मिल 
जाता है । 

श्री देवराज 'दिनेश” के मौलिक हास्य एकांकियों का संग्रह “बिना 
बुलाये पंच” प्रकाशित हुआ्ना है। एकांकी रोचक हैं एवं रंगमंच के उपयुक्त है । 
श्री कशाद ऋषि भटनागर के हास्य एकांकियों का संग्रह “सफर के साथी ” 
उल्लेखनीय है । हृश्य एवं श्रन्य दोनों ही दृष्टियों से यह संग्रह महत्वपूर्ण है । 

पत्न पत्रिकाएँ 

पिछले पाँच वर्षों में हास्य रस के पत्रों में बम्बई से प्रकाशित “रंग 
मासिक उल्लेखनीय है। सम्पादक हैं श्री रामावतार चेतन। 'लंठ' झ्राजमगढ़ी के 
सम्पादकत्व में 'हँसोड़' मासिक भी नियमित निकल रहा है। श्री रामकुमार 
फे सम्पादक में दिल्‍ली से 'परिहास' मासिक भी कुछ दिन देखा। रीवा के 
*राहुकेतु' के द्शन भी यदा कदा हो जाते हैं। राँची से “प्रात्मा' शीषंक एक 
साप्ताहिक चल रहा है। श्री बालमुकुन्द चतुर्वेदी के सम्पादकत्व में भ्रागरा 
से 'हँंसमुख” मासिक निकलना प्रारम्भ हुआ है। हास्यरस के पत्र पत्रिकाप्रों 
की प्रगति सन्तोषजनक है । 


उपसंहार 
उपरोक्त निवेदन से इतना स्पष्ट है कि हास्य रस सम्बन्धी मौलिक 
एवं भ्रनुवादित ग्रंथों का सृजन हिन्दी में यथेष्ट मात्रा में हो रहा है। गुण 
की दृष्टि से भी भ्रव यह निसंकोच रूप से कहा जा सकता है कि हम हिन्दी के 
हास्य-सम्वन्धी कृतियों को किसी भी विदेशी भ्रथवा प्रान्तीय भाषा फी हास्य- 
क्ृतियों के समुम्ख गोरव से रख सकते हैं । 


ऋनुक्रमरिका 


पुस्तक-सूची 

१ ग्रखवारी विज्ञापन २६५ २३ प्राधुनिक हिन्दी साहित्य 
२ भ्रग्ति पुराण १६,२६ का विकास र्ड८ 
३ अजगर २२६ २४ प्रानन्द १६७ 
४ भ्रजातशत्रु ११० २५ भआरानरेरी मजिस्ट्रेट. ११०,११७ 
५ भ्रजी सुनो २१६,२३६, २६ प्रापन मरन जगत क॑ हांसी २६६ 

२३७, २४५, २५१ २७ शआराप ही तो हैं श्र 
६ भ्रति भ्रन्घेर नगरी ६५ र५ श्रायुवेंद के कसेरु वेद 
७ भ्रदालत के पास होटल ३०६ वेंगन दास जी कविराज ६६,६७ 
८ भ्रधिकार लिप्सा ३०५ २६ श्रायंमित्र ड& 
& भ्रन्चे:ए नगरी. ८5५३, ५४, १११ ३० आलोचना २६ 
१० प्रनासिका २०६,२०१ ३१ भ्रावारा श्श्८ 
११ श्रनुप्रास का भ्रन्वेषण १७३ ३२ श्राह बकरा ३०४ 
१२ भ्रनुराग रत्न २०२ ३३ इन्ट्रोडब्सन नाइट २६६ 
१३ भ्रपना परिचय १२६ ३४ इन्दु श्र्श्‌ 
१४ अपने खिलौने ३०७ ३५ इन्स्टालमेम्ट १३६ 
१४ भ्रपूर्व रहस्य ६५ ३६ इलबर्ट बिल पर स्थापा २५७ 
१६ भ्रभिज्ञान शाकुन्तल ६० ३७ ईश्वर क्या ठठोला है श्६४ 
१७ भ्रमर कोष २२ ३८ ईइ्वरी न्याय ११० 
१८ भ्रवध पंच २६३ ३६ उज़्बक १०६ 
१६ ग्रविभारक ७६ ४० उत्तर रामचरित २७,६१ 
२० भ्रष्टावक्र १८३ ४१ उद्धव शतक २५१ 
२१ भ्राजाद कथा २६४ ४२ उपवन २२३,२२४,२३८ 
२२ भ्राघुनिक हिन्दी साहित्प ८३ ४३ उपहार १८० 


८६, ६४ 


४४ उलटफेर १००,१०१,१०४,१०५ 


रेर४ 

४५ उलूक तम्त्र ३०४ 
४६ उल्लू गाथा श्द्दद 
४७ उसने कहा था श्ड्र 
४८ ऊट-पटाग ३०३ 
४६ ऊंट सुजान ३०३ 
५० ऋग्वेद भ्र्ष 
५१ एक एक के तीन तीन ह्ड 
५२ एक गधे की श्रात्म कथा ३०६ 
५३ एक निराश ग्रादमी र्‌दृ८ 


५४ एक इन्ट्रोडकशन ट्ु ड्रामंटिक 


थ्योरी ४२,४३ 
५५ एन ऐसे श्रॉन कामेडी ३४ 
५६ ऐप्रिल फूल ३०७ 


५७ कइसा साहब कइसी श्राया 
११३, ११५ 
४८ कफ़न का आराम करेला १४१ 


५६ कपू'र मंजरी ७५ 
६० कलम वुल्हाड़ा श्ब्३े 
६१ कलि कौतुक प्& 
६२ कलियुग राज्य का 

सवयू लर २५७ 
६३ कलियुगी जनेऊ ६४ 
६४ कवितावली द्द्ष 
६५ कवि वचन सुधा १६३ 
६६ करवे के क्रिकेट क्लब का 

उदघाटन ११३,११५ 
६७ कहकहा १४४ 
६८ कंकड़ स्तोत्र श्ध्र 
६६ कंगला श्रौर बंगला झइग्ढ 


७० काठ का उल्लू और कबूतर १५५ 
७१ कालिज मंच १२६ 
७२ काव्य प्रकाश ६३ 


हिन्दी साहित्य में हारय रस 


७३ कांग्रेस मेन बनो २६५ ३०६ 
७४ किलेस्कर २७७ 
७५ किसमिस २६१ 
७६ कुकुरमुत्ता २०७, २०८ 
७७ कुमार दुर्जय १४५ 
७८ कुल्सी भाट १५१,१५६ 
७६ कोलतार रह 
८० खटका १६४ 
८१ खटमल बाईसी ६६ 
प२ खरगोश के सींग परे 
८३े खरी खोटी २१६,२३७, २३५, 

२४३,२४६ 
८४ खिचड़ी २६६ 
८५४ खुदा की राह पर २६० 
८६ गज्जा जमुनी १५०,१५३ 
८७ गड़बड़ रामायण २६६ 
८८ ग़मी श१्र८ 
८६ गली के मोड़ पर ३०६ 
६० गाँधी जी का भूत १३० 
€१ गाँव का पानी १४१ 
€२ ग्रिप २७७ 
€३ गिरती दीवारें ३०६ 
६४ गुजराती पंच २७७ 
&५ गुद्ररगू र्€्प 
&६ गुण्डा श्ष्र 
६७ गुनाह वे लज्जित १५५,२७४ 
&८ गुप्त निबन्धावली १६६,१६२, 


१६३, १६४ १६५,१६६, 


२३२,२४७ 

६६ गुलीवर्स ट विस २५६, २६३, 
२७३ 

१०० घर बाहर ११६ 


प्रनुक्रमणिका 


१०१ धोंघा वस्तन्त ६६,६८५ 
१०२ चक्कर क्लब १४० 
१०३ चकल्लस (साप्ताहिक) २५६ 
१०४ चकल्लस. २०३,२०४,२२१, 

२३४ 
१०५ चगृताई की कहानियाँ २६४ 
१०६ चटनी २६६ 
१०७ चतुरी चमार १३३ 
१०८ चन्द हसोनों के खतूत १५३ 
१०६ चाणक्य २२६,२६१ 
११० चाँद १३४ 
१११ चाँदी का जूता १५६ 
११२ चार्वाक दर्शन भ्र्८ 
११३ चारी बारी २७६ 
११४ चार बेचारे १०६ 


११५ चिड़ियाघर १७५,२१०,२१२ 
२१३,२२४,२२३५, २४७ 
११६ चिमिरिखी ने कहा था 


१४२,१४३ 

११७ चीनी के लड॒हू ३०७ 
११८ चूना घाटी २४६,२७३ 
११६ चोज की बातें. १२२ १२४ 
१२० चोपट चपेट ६५ 
१२१ चौबीस घण्टे ३०५ 
१२२ छड़ी बनाम सोटा श्३२ 
१२३ छेड़ छाड़ २००,२२७,२२८ 
२२६, २४५,२५२,२६६ 

१२४ जगद्विनोद ३१,३२ 
१२५ जज्जाते ऊँट र€८५ 
१२६ जनकपुर यात्रा श्र४ट 


१२७ जमाल गोटठा २२६,२३६,२४४ 
१२८ जयद्रथ बध ३१ 


श्२५ 
१२६ जयनार सिंह ४ 
१३० जवानी बनाम बुढ़ापा २६३ 


१३१ जाति विवेकिनी सभा ८८,१६२ 
१३२ जान वुल्स धायलेंड र्छर 
१३३ जी०पी० व्रुड हाउस १४६, १५८ 
३४ जीत के बोल ३०६ 
१३५ जैसा काम वैसा दुष्परिणाम 


€० 
१३६ ज॑से कोल्हू में सरसों. २६८ 
१३७ जौनपुर का काज्ञी ६५ 
१३८ टनाटन १३० 
१३६ ठगी की चपेट ६५ 
१४० टलुग्ना बलब १७१ 


१४१ ठाकुर दानी सिंह साहिब ६६,६७ 


१४२ डान वयुवजोट २६३ 
१४३ डिकरेन्स २८१ 
१४४ डीफो र८१ 


१४५ दुलकते इक्क्ते पक्के श्राम ३०६ 
१४६ तन मन घन गुर्ताई जी के 


अपन €३ 
१४७ तरंग १४५,२६० 
१४८ तुलसीदास र्ण०्८ 
१४६ प्रिलोचन कविराज २६४ 
१५० तौलिये ११३,११५ 
१५१ थी मंन इन ए वोट २७३ 
१५२ दफ्तर जाते समय २६५ 
१५३ दस हजार २६५ 
१५४ दश्रूपकर २० 
१५५ दिल बहलाव के जुदे- जुदे 

तरीके श्६४ड 
१५६ दिल्ली का दलाल १५३ 
१५७ दी संस्कृत ड्रामा प७ 


३२६ 


१५८ दुबे जी की चिट्ठयाँ 

३५, १३६, १७६ 
१५६ दे खुदा की राह श्ष्र 
१६० देसी कुत्ता विलायती बोल ६५ 


१६१ दो अतिथि ३०६ 
१६२ दो कलाकार २६५ 
१६३ दो घड़ी श्छ्ड 
१६४ दो भाई १४१ 
१६५ धन्यवाद १३६ 
१६६ धर्मयुग (हास्यरसांक) 

२४३, २४४ 


६७ धर्मबुग (होलिकांक) २१५,२१६ 


१६८ धाऊ घघ १६४ 
१६६ घूृतख्यान रध्ड 
१७० धोखेबाज ३०५ 
१७१ नये महमान ३०६ 
१७२ नवभारत टाइम्स २७५८ 
१७३ नव रस ३० 
१७४ नवाब का इसराज ३०६ 
१७५ नवाब लटकन १५८ 
१७६ नवाबी मसनद १४० 
१७७ नवाबी समक १३७,१४१ 
१७८ न्याय का संघर्ष १७६ 
१७६ न्याय मंत्री श्ढर 


१८० नाक निगोड़ी बुरी बला है १६४ 
१८१ नाक में दम २६३ 
१८२ नागरी प्रचारिणी पत्रिका २७ 


१८३ नागानन्द ७६ 
१८४ नाटक की परख ० 
१८५ नाट्य-कला ६२ 


१८६ न टूथ.कौतुक 
१८७ नाट्य-शास्त्र 


२६३ 
१६२९ 


हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


१८८ नित्रन्च और निवन्धकार 


१६२ १६८ 
१८६ नोंक-भोंक २५०,२७५ 
१६० नौ-सिखिये १६४ 
१६१ पत्रकारिता श्श्८ 
१६२ पत्र-पत्रिका सम्मेलन १०३ 
१६३ पति-पत्नी ११७ 
१६४ परिमल २०६ 
१६४ पर्दा उठाओ, पर्दा गिराशो 

११३,११४ 
१६६ पाखंड प्रदर्शन ११२ 
१६७ पास पड़ौस १२० 
१६८ पाँचवें पंगम्बर १६२ 
१६६ पिकविक पेपस॑ १५६,२७३ 
२०० पिल्‍ला २६६ 


२०१ विजरा पोल १७५, २१२,२४७ 
२०२ पुरातनतया श्राधुनिक सम्यता 


१६४ 

२०३ पुराने हाकिम का नया नौकर 
६६ 

२०४ पुरुष अहेरी की स्त्रियाँ 

श्रहेर हैं १६४ 
२०५ पुस्तक कीट ३०६ 
२०६ पूर्व भारत श्न्प 
२०७ पैरोड्यावली २५१ 
२०८ पंचतन्त्र ६५,६२२ 
२०६ पंच (पत्रिका) ७५,२६१ 
२७५,२७६, २७७, २८३ 
२१० पंचवटी ० 
२११ प्रताप लहरी १६१,२३१ 
२१२ प्रतिज्ञा यौगन्धरायन ७५ 
शेर 


२१३ प्रल्नाद 


श्रमुक्रमणिका 


२१४ प्रायद्चित (प्रहपनन).. ११० 
२-४ प्रेजेन्ट्स १३६ 
२१६ प्रेमा (हास्य स्सांक ) २०५,२०६ 
२१७ प्लेटो श्र 
२१८ फिसान-ए-ग्राजाद २६४, २६३ 


२१६ फूल और पत्थर १८१ 
२२० वक्रोक्तिजीवितम्‌ 34 
२२१ बदुए ११६, १२५ 
२२२ बतसिया ११३, ११५ 
२२३ बन्द दरवाजा ११५ 
२२४ बनारसी इक्का १३१ 
२२५ बनारसी रईस रेण्ड 
२२६ बहुरंगी मधुपुरी श्डड 
२२७ बाल्मीकि रामायण ५६ 
२२८ बिजली २६७ 
२२६ विडम्बना र्€्८ 
२३० बिरादरी विश्राट्‌ १११ 


२३२१ विल्लेसुर बकरिहा १५०,१५६ 


२३२ बिल्ली का नकछेदन श्ढड३े 
२३३ विशाल भारत १५० 
ररे४ बीणा श्ष७ 
२३२५ बीवी के लेक्चर ३०५ 
२३६ बीमारी ११८ 
२३७ बुढ़क का विवाह ११३ 

३ बुद्धि के ठेकेदार शेग्४ड 
२३६ बुधुप्रा की बेटी १५३ 
२४० बूढ़े मुह मुहासे ध्र 
२४१ बेचारा भ्रध्यापक १०६ 
२४२ बेचारा प्रकाशक १०६ 
२४३ बेचारा सम्पादक १०६ 
२४४ बेचारा सुधारक १०६ 
२४५ बेचारी चुड़ेल श्श्८ 


३२७ 

२४६ बेढव की बहक २१३,२१४, 
२१५,२३६ 

२४७ बेढ़त्र मासिक २६० 
२४५ वेवस्टर ३६ 
२४६ बैल दे टफ्के को &४ 
२५० बौद्धार २३१, २२२ 
२५१ ब्राह्मीण १६६, १६२, २५६, 
२५७, २७२ 

२४२ भक्रुग्रा कौन है रद 
२५३ भट्ट निबन्धावली १६४ 


२५४ भड़ौग्रा ७०, २५५, २८७ 
२५४ भदोही में श्रखल भारतीय 
कवि सम्मेलन १६२ 


२५६ भ्रगर गीत १५६,२७२ 
२५७ भारत दुईंशा द३े 
२५८ भारत मित्र १७२,२५८ 


२५६ भा रतेन्दु ग्रन्यावली १८६ 
२६० भारतेन्दु नाटकावली ४८,८५६, 


८७,२२० 

२६१ भारतेन्दु मातिक १६७ 
१६५,१७० 

२६२ भारतेन्डु युग २०,१४८, 
१८७, २७२ 

२६३ भिनसार २२३,२४४ 
२६४ भूख ३०६ 
२६४ भूत २६० 
२६६ भूत्रों की दुनिया ११८ 
२६७ भेड़िया घसान २६३ 


२६८ भंग में तरंग ६१ 
२६६ मखमली जूती ३०३ 
२७० मगन रहु चोला श्र८ 
२७१ मतवाला (जोघपुर)१४३,/२६२ 


रैर८ | 
२७२ मतवाला (कलकत्ता) १०७, 

१२८, २५८५, २६१, २७५ 
२७३ मदारी २५६ 
२७४ मन मयूर १२८, १७७, १७८ 


२५५ मनोरंजक मधुपुरी १४४ 
२७६ मन्दार मरन्द चप्पू ६३ 
२७७ मरदानी औरत १०१, १०२ 
२७८ मसूरी वाला १३० 


२७६ मस्क वालों का स्वर्ग ११३,११६ 


२५० महन्त रामायण २०३ 
२५८१ महा श्रन्धेर नगरी ६५ 
५०८२ महाकवि चच्चा श्र्८ 
२५३ महाप्रश्नु १४५ 
२८४ महाभारत नाटक ५६ 


२५५ महावीर प्रसाद द्विवेदी और उन 
का युग २०१ 

२५६ महिला शासन ३०३ 
२८७ माधुरी ७०,७१,१००,२२४ 
२२५,२७८ 

२८८ मार मार कर हकीम_ २६३ 
२०६ मिड समर नाइट्स ड्रीम २७१ 
२६० मिल की सीटी ११८५ 
२६१ मिस श्रमेरिकन ६६,६६ 


२€२ मिस्टर तिवारी का टेलीफोन 
१५७ 


२६३ मिस्टर पिगतन की डायरी १५६ 
२६४ मिस्टर व्यास की कथा १६७ 
१६८५, १६६,२२२,२३२,२२४ 
२६५ मिस्टर स्तोत्रम्‌ र३३ 
२६६ मुक्ति मार्ग श्डर 
२६७ मुझको श्रोर न तुककोठौर १६५ 
२६८ मुस्कान र७८ 


हिन्दी धाहित्य में हास्य रंस 


२६६ मृच्छुकटिक ६१,७९६ 
३०० मेष मंडल श्२ 
३०१ मेरी हजामत १२५ 
३०२ मैं भोर चपट्ट १६५ 
३०३ मैंने कहा १८१ 
३०४ मौजी २५८ 
३०४ मोलिकता का मूल्य... ३०४ 
३०६ मौसेरे भाई १३२,१७८ 
३०७ मंगल मयूर १२६ 
३०८ मंगल मोद १२८ 


३०६ मंत्री जी की डायरी १४१,१४२ 
३१० यदि हम वे होते ३०६ 
३११ यम्लोक की यात्रा २६७,१६८ 


३१२ रत्नावली ७६ 
३१३ रतौंधी २६६ 
३१४ रस कलस २६ 
३१५ रस गंगाघर २५ 
३१६ रक्षिक प्रिया ३६९ 
३१७ रसिक पंच २५८ 
३१५ रक्षा बन्धन &४ 
३१६ राजा बहादुर १३६ 
३२० राजा साहब २६४ 


३२१ रामचरित मानस ३२,४६,६८ 
३२२ राबट्ट नर्थलियल ओका ११७ 


३२३ राव बहादुर &$ 
२२४ रिममिम ११६,३०५ 
३२५ रेगड़ समाचार के एडीटर की 

घूल दच्छुना २५७ 
३२६ रेम आफ दी लोक र७२ 
३२७ रेलवे स्तोत्र १६८,१५७ 
३२८ लखनवी वहादुर ३०६ 
३२६ लतखोरी लाल १४६,१५० 


श्रनुक्रमरिणका ३२६ 


३३० लबड़ धोंधों &€७,६८ 
३३१ लबड़ घोंधों (प्रनुवाद) ६६,२९४ 


३३२ लम्बी दाढ़ी १२३ 
३३३ लाफ्टर 4 
३३४ लालसा बाबू ६६ 
३३५ लिवर किंग ११० 
३३६ लोमड़ियों का शिकार ३०६ 
३२७ वकालत ११८ 
३३८ वर निर्वाचन ३०६ 


३३६ वह जीतने को ही हारती है 


२०२ 
३४० वह मरा क्‍यों ३०५ 
३४१ वाल्टेयर प्र 
३४२ वाल्मीकि रामायण ३०७ 
३ :३ विक्‍्टोरिया क्रास १३२७ 
३४४ विक्रमोवेशीयम्‌ ६० 
३४५ विचार भ्रौर विश्लेषण १३८ 
३४६ विवरण श्श्र 
३४७ विजय वाटिका २५२ 
३४८ विजयान्द ६५ 


३४६ विवाह की उम्मीदवारी ११७ 
३५० विवाह विज्ञापन 


६५,६६ 
३५१ विदाख ११० 
३५२ विशाल भारत १०५,१५० 
३५३ वीणा ३३,६६ 
३५४ वीर श्रप्िमन्यु ११० 
३५५ वुड हाउस रेषरै 


३५६ वेश्या विलास (नाटक) €४,६५ 
३५७ वैदिकी हिसा हिसा न भवति८४ड 
३५८ व्याख्यान वाचस्पति ११६ 
२५६ दतरंज के मौहरे १३६ 
२६० छाब्द रसायन २१ 


३६१ शराबी १५३ 
३६२ शहनाइयां २६८ 
३६३ शिव हाम्भु का चिट्ठा १६६ 
३६४ शंकर (वीकली) २६२ 
२७७,२८५३ 

३६५ सचित्र भारत २६१ 
३६६ सनसनाते सपने ३०६ 
३६७ सफर की साथिन ११५ 
३६८ सब से बड़ा प्रादमी २६५ 
३६६ समालोचना का मर्ज ११६ 
३७० सयाना मालिक ११३,११५ 
३७१ सरकारी नोकर ३०६ 
३७२ सरपंच २५६ 
३७३ सरस्वती माप्िक १७२,२०० 
२०२,२१७,२७८ 

३७४ सब्र जात गोपाल की द्८ 
३७५ साइमन प्राफ एथेन्स २७१ 
३७६ साकेत ३६ 
३७७ सार सुधानिधि १६७ 
३७८ साहित्य का सपूत १०३ 
३७६ साहित्य दर्षण.. २०,२१,२२ 
२४,६२,६३ 

३५६० साहित्य संदेश ७३.७४ 
१०५,२४५ 

३८१ सिष्ठनी पंच २७७ 
३८२ सीजन डल है ३०५ 
३८३ सुकुल की बीवी १३३,१३४ 
३८४ सुदामा चरित रश्र 
रे८५ सुधा र्‌७५ 


३८६ सु#षित भ्राणि विनोद १०,२७ 
३८७ सुभाषित रत्न मंडागर_ ६४ 
३८८ सुर नसिह २६७ 


३३० 


३८६ सेठ बॉकेलाल १५४ 
३६० सेनचुरी ३६ 
३६१ सैकड़े में दस-दस €६४ 
३६२ सौ अनाज एक सुजान_ १४८ 
३६३ स्कन्]प्त १०६ 
३६४ स्वर्ग की सीधी सड़क ११२ 


स्वर्ग में विचार सभा का 
अधिवेशन १६२ 


३६५ 


३६६ स्वगं में सबजेक्ट कमेटी १७६ 
३६७ स्त्रियों की कौंसिल ३०५ 
३६८ स्त्री-चरित्र ह्ड 
३६६ श्रीमती बनाम श्रीमता १८२ 
४०० हजामत ११६,११७ 
४०१ हम पिरशीडेन्ट हैं १३६ 
४०२ हजो र८६ 
४०६ हरिद्चन्द्र चन्द्रिका ३२४ 


१६३,१८६,२४०,२५४,२५५ 
४०४ हरिश्चद्र मेगजीन ८८,२५४ 


४०५ हल्दीघाटी २४६,२७३ 
४०६ हाथी के दाँत रेग्ढ 
४०७ हाथी के पंख ८४६, १५४ 
४०८ हास-परिहास २४६,२५० 
४०६ हास्य की रूपरेखा ०८ 


४१० हास्य के सिद्धान्त श्रौर मानस 
में हास्य २४,८५,७७,१५७ 
२०२,२०७ 

४११ हास्य के सिद्धांत तथा भ्राघुनिक 
हिन्दी साहित्य २६,८५७ 

४१२ हास्य कौतुक २६३ 


४१३ हास्य रस १२,१३,२८,रे०५ 
४१४ हास्पाणांतव ६५ 
४१५ हास्य श्रारिण विनोद इेण्८ 


हिन्दी साहित्य में हास्य रंस 


४१६ हिज एक्सेलन्सी ३०७ 
४१७ हितोपदेश ६५,१२२ 
४१८ हिन्दी उपन्यास १30 


४१६ हिन्दी कविता में हास्य रस ६६ 
४२० हिन्दी का चर्खा १३८ 
४२१ हिन्दी काव्य में नव रस ३०,३२ 
४२२ हिन्दी की खींचातानी ६६,६८५ 
४२३ हिन्दी नाटकों का इतिहास ४८ 
४२४ हिन्दी नाठकों में हास्य १०० 
४२५ हिन्दी प्रदीप १२५,१६५,१६० 
२४६,२५५,२५६,२७२ 
४२६ हिन्दी साहित्य का इतिहास १३ 
३५,६६,१०६,१५७ 
४२७ हिन्दी साहित्य का सुबोध 

इत्हिास १०५ 

४२८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


३३,१८७ 
४२६ हिन्दी में हास्य रस १०५ 
४३० हिन्दी पंच २६१,२७७ 
४३१ हिन्दी बंगवासी २५८ 
४६२ हिन्दुस्तान टाइम्स २७७ 


४३३ हिन्दुस्तान साप्ताहिक ११६ 
१२०,१३५,२३६ २६४,२७७ 


४३४ हिन्दू पंच २५६ 
४३५ हा, मर एण्ड विट ३६ 
४२३६ह्म एण्ड हा, मरिस्ट्स.. १० 
लेख्क-सूची 
१ भ्रकबर २११,२६० 
२ अजीमबेग चग्रताई २६३ 
३ अ्द्मातसेन रध्र 
४ प्रन्नपूर्णातिन्‍्द १२८,१३० 


प्रनुक्रमशिका 


५ थमीर खुसरो र७१ 

६ अमृतराय रे०्ढ 

७ प्रमृतताल नागर १४०, १५४ 

१५६ 

८ भ्ररिस्तेफेनीज श्र 

& प्ररुण १५७ 

१० अलब्े ३०३ 
११ श्रली मुहीमद खां ६६,१५६ 
१२ शलेक्जेंडर पोप ४७,२७२ 
१३ प्रवनीन्द्र नाथ २७७ 
१४ अ्रहमक जौनपुरी श्र 
१५ भ्रहमद २७३ 
१६ श्रागाहश्र काश्मी री ६६ 
१७ भ्राचाय भरत १६,२१,5५६ 
१६ श्राचार्य मम्मट ६३ 


१६ भ्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 
१६१, १७२ 

२० आराचाय रामचन्द्र शुक्ल १२,३२३ 
३४,३५,४६,६६,७०,७२ 


१७६,२६७ 

२१ आचार्य विश्वनाथ २०,२२, 
२७,६२ 

२२ भ्रार० एम० नायडू २७७ 
२३ श्रार० फे० लक्ष्मण २७७ 
२४ आरा र सिम्स ४६ 
२५ भ्रास्कर वाइल्ड २७३ 
२६ इ शा भ्रल्ला खां रष७ 
२७ इनियस १ 
२८ ई० एच० होफर्ड २७७ 
२६ ईशनाथ भा ३०७ 
३० ईढवरी प्रसाद शर्मा २०२,२५६ 
३१ उग्र १४६, १५३ 


३३१ 

३२ उग्रसेन नारंग हेण्ड 
३३ उदयशंकर भट्ट २६५,३०६ 
३४ उपेन्द्रनाथ भ्रश्क १११,२६०, 
२७३,२०७ 

३५ ऊँट विरहलवी र्ध्८ 
३६ ए. जी. गाडिनर २३४ 
३७ ए. निकोल ४२,४३,५०,५१ 
३८ ऐनीवाल केरास्त २७६ 
३६ ऐम, पी. खत्री ३०५८ 
४० ऐरिष्टा केनीज ७७ 
४१ ऐस. पी. श्रीवास्तव २५६ 
४२ कडीरवां २७७ 
४३ कन्हैयालाल कपूर २६३,२६५ 
४४ कमला चोघरी २६६ 
४५ कवि पोप ४७ 
४६ कबीर १२,६६,१५६ 
७ काँजीलाल २-७ 


४५८ कान्‍्ताप्रसाद पांडेय “चोंच'” १३२ 
१७८,२३७, २ ३८,२४२३,२४६,२७२े 


४६ कारलाइल १६ 
५० कालिदास ६०,७६ 
५१ किशो रीलाल गुप्ता श्ष्र 
४२ किशो रीलाल गोस्वामी &६५ 
श्रे कीथ ७८,८५७ 
५४ कु जबिहारी पाण्डेय २२२,२२४, 

२३८५,२६० 
५४ कुटिलेश २६६ 
५६ कृष्ण गोपाल शर्मा ३०३ 
५७ कृष्ण चन्द्र १८५,३०६ 
५४८ केदार ३०१ 
५६ केदारनाथ भट्ट २६० 
६० केलकर १३,२८ 


रे३२ 


६१ केशव ३१ 
६२ केशवचन्द्र वर्मा १५५,२६८ 

३०२,३० ३ 
६३ कौतुक ' बनारसी" १८३ 
६४ गा०ना० जाधव २७७ 
६५ गाडिनर र७४ 
६६ गालिब « रे१६,२६२ 
६७ गुए्दास बनर्जी श्७२ 


६८ गुलाबराय ७४,१०५, १७०,१७१ 
६६ गोगोल २७५ 
७० गोपालकृष्ण “कौल” ३०३ 
७१ गोपाल प्रसाद व्यास २१९६,२२०, 

२३६,२४४,२५० 


७२ गोविन्द्रदास सेठ ३०५ 


७३ गोविन्द वललभ “पन्‍्त” .. २५६ 
७४ गोल्ड स्मिथ र७२ 
७४ गंगासहाय प्रेमी ३०३ 
७६ चकोर २७७ 
७७ चतुरेश २६& 
७८ चतुरसेन शास्त्री १४२ 


७६ चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' १४२ १७० 


८० चन्द्रमोहन 'हिमकर' र€८ 
८१ चाचा सेम २७५,३० ३ 
८२ चाल्प लेम्ब काले रछ्४ड 
८३ चासर २७१ 
८४ चिर॑जीत २६५ 
८५ चबिरंजी लाल पराशर ३०३ 
८६ चेस्टरटन २७३ 
८७ 'चोंच' श्रलीगढ़ ३०३, ३०७ 


८८ जगदीश पांडे २४,४५,८७,१५७ 
८६ जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी १०२, 

२०५,२६३२,२७२ 
६० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ७५ 


हिन्दी साहित्य में हास्य रसे 


६१ जयनाथ 'नलिन! १३७, १६२, 

१६८,१०६ 
€२ जयशां+र प्रसाद १०८ 
€३ जरीफ “लखनवी” २६१ 
६४ जलाल र६२ 
&५ जानकी वल्लभ “शास्त्री” ३०० 
६६ जानवुल २७५ 
६७ जान-वीच २७६ 
&€८ जायसी ६७ 


€& जी० पी० श्रीवास्तव १२,१०० 
१०५,१२४, १ ४४,१ - ६, १५७,२६३, 


२७०,२०५८ 
१०० जुलियस ४१ 
१०१ जेरोम के जेरोम २७१ 
१०२ जोवनिल ४१ 
१०३ जोश मलीहाबादी २€१ 
१०४ ज्योतीन्द्र दुबे २६४ 


१०४ जोतीप्रसाद मिश्र “नमंल' 
११५,११६ 
१०६ डा० उदयभानु सिह २०१ 
१०७ डा० एस० पी० खत्री. ८० 
१०८ डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ७५ 
१०६ डाण्नगेनद्र ४३,६६,७२,७४, 
१५२,१८७ 
११० डा० रामकुमार वर्मा २०,२६ 
११६,३०५ 
१११ डा०रामविलास दर्मा १४८, 
३०१ 

११२ डा०्लक्ष्मीसागर वाष्णेय 
पर३े,६४ 
२३० 
१०० 
हा 


११३ डा० श्रीकृषष्णलाल 
११४ डा ०सत्येन्द्र 
११४५ डा० सोमनाथ 


अनुक्रमरिका 


११६ डा०हजारी प्रमाद हिवेदी 


१७६,२२६ 
११७ ड्राइडेन ३५,२७२ 
११८ डिकिन्स १५६,२७३ 
११६ डेविड लैंगटन २७७ 
१२० डेबिड लो २७७ 
१२१ तिलक “खानाबदोस” ३०५ 
१२२ तुलसीदास ३२,६८,७१, 

१८६,२५० 
१२३ थंकरे €,२७३ 
१२४ दण्डी च््छ 
१२५ दलाल र७७ 
१२६ दाग रष& 
१२७ दास्त वस्की ३०७ 
१२८ दिनकर २२६ 
१२६ देव २१,२२,२७ 
१३० देवकीनन्दन त्रिपाठी डे 


१३१ देवदत्त ार्मा “दिनेश”. €६५ 


१३२ देवराज दिनेश ११६,३०३ 
१३३ देहाती जी २२६,२४६ 
१३४ द्रहिए १६ 
१३ द्वारका प्रसाद १५५,२७४ 
१३६ घनंजय २० 
१३७ घमंदेव चक्रव॒ती ३०४ 


१३८ नजीर 'भकबराबादी र८८ 
१३६ नमंदेशवर २६२ 
१४० नरोत्तम नागर २५६ 


१४१ नवजादिकलाल श्रीवारतव२५८ 
१४२ नवलसिह चौधरी ६५ 
१४३ नागाजुन ३०० 
१४४ नाथुरामहंकर हार्मा शंकर! 
२०१,२७२ 


१४४५ नानकचन्द भर 


शेरेरे 


१४६ नारायरा प्रसाद 'वेतावा ६६ 
१४७ नारायण राम 'प्राचायं ६१ 


१४८ निर्भय २६६ 
१४६ निराला १३३,१४६ 
१५०,१५१,२०६,२४७,२५८५, 
२७३,२०० 


१५० नृत्िह चिन्तामणि 'केलकर' 
१०,२७,२६४,३०८ 

१५१ पढ़ीस २०४,२२१,२३४,२४२ 

१५२ पण्डितराज जगन्नाथ २५ 


१५३ पद्माकर ३१,३२ 
१५४ पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 
२०५ 
१५५ पन्‍ना लाल ६५ 
१५६ परमानन्द भा ३०७ 
१५७ परमेद्वर 'द्विरेफा ३०३ 
१४५ परशुराम २६४ 
१५६ परसीयस 8 
१६० पितरस २६३,२६४ 


१६१ पी०जी० वुडहाउस १४८,२७४ 
१६२ पुरुषोत्तम दास 'टंडन' २५६ 
१६३ प्रकाश रछप 
१६४ प्रताप नारायण मिश्र घ्& 
१६५,१६७,१६०,१६१,१६० 
२३०,२६१,२४१,२५६,२७२ 


१६५ प्रथम २७७ 
१६६ प्रदयुम्न पंडित १३५ 
१६७ प्रभाकर ३०२ 
१६८ प्रभाकर 'माचवे” १८३,२७४ 

दे ३०६ 
१६६ प्रभुलाल गगे "काका २६६ 
१७० प्रेमचन्द १२८५, १४२ 


२६४, २७२३ 


हैरेवट 
१७१ प्रेमनारायण दीक्षित. ३०७ 
१७२ फरहतउल्ला बेग २६३ 
१७३ फुगास २७३ 
१७४ फेरन छ० 
१७५ फ्रायड भ्र्दृ 
१७६ फ्र करे नावुस २७७ 
१७७ बच्चन २५० 
१७८ बदरीनाथ भट्ट ६६ 
१७६ बन्दीजन १८६ 
१८० वनारसीदास चतुर्वेदी. १५० 
१८१ बरसानेलाल चतुर्वेदी. ४७ 
१४५,१८४ 


१८२ बगेंसा ११,४५,४६,५०,५५ 
१५३ बलदेव प्रसाद मिश्र ६५,३०४ 


१८४ बाबूराम वित्यारिया ३०,३२ 
१८५ बावूराम सारस्वत ३०३ 
१८६ बायलो ४१ 


१८७ बालकृष्ण भट्ट €०,१४५,१६४, 
१८०,२४६,२५५,२७४ 

१८८ बालठाकरे २७७ 
१८६ बालपुकुन्द 'गुप्त' १६१,१६८, 
१७२,२३१,२४६,२५५,२७२ 

१६० बालमुकुन्द चतुर्वेदी! ३०३ 
१६१ बिहारी ३१,४३,६६ 
१६२ बिस्मिल 'इलाहबादी' २६२ 
१६३ बेचन शर्मा उग्र १०६,२६१ 
१६४ विढब' बनारसी १३०,१८० 
२३६, २४२,२४०,२६०,२१८५, 
२७४,२६७ 

१६४ 'बेताब' ११०,१५६ 
१६६ बेघड़क 'बनारसी' २१७,२१६ 
२४३,२६० 


हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


१६७ वेनी ७०,१८६, २८५ 
१६८ ब्रजकिशोर चतुर्वेदी २११,२५२ 
१६६ भगवतशरण चतुर्वेदी २६० 
२०० भगवती चरण वर्मा १३६,१३७ 


२६५,२०७ 
२०१ भरत व्यास ३०३ 
२०२ भवभूति २७,६१,६२ 


२०३ भवानी प्रसाद मिश्र ३०१ 
२०४ भारत भूपण श्रग्रवाल २६६, 
३०१ 

२०५ भारतेन्दु हरिश्चन्द ७५,८५४, 
१६२,१६८७,२२०,२४०,२७० 

२०६ भास ७& 
२०७ भीष्म सिंह “चौहान”. २७६ 
२०८ भेया जी “बनारसी”' २५०,३०३ 


२०६ मधुसुदन गोस्वामी १७० 
२१० मनरो २७७ 
२११ महादेव प्रसाद “सेठ” २५५ 
२१२ मा देन २६३ 
२१३ माचिस साहब २६२ 
२१४ माली २७७ 
२१५ मिर्जा प्रजीमवेग “चुगताई” 
२४६ 
२१६ मिल्टन दे 
२१७ मिलिन्द १४३ 
२१८ मिश्र बन्धु श्०५ 
२१६ मीर जाकिर पेट २८६ 
२२० मुल्ला रमूजी २६३ 
२२१ मुजी खेराती खाँ २३७ 
२२२ भूत २७७ 
२२३ मेक्‍्डगल ५६ 


२२४ मैथिलीशरण गुप्त ३१,३२,२६ 


परिशिष्ट 


२२५ मेरीडिय ४र,ड४,४६ 
२२६ मेलकम मेंगरिस । 
२२७ मोलियर २६३ 
२२८ मोहनलाल गुप्त ३०३,३०४ 
२२६ यशपाल १३६,१७६ 
२३० रत्ननाथ “सरसार”/ २६०, 
२६४,२६३ 

२३१ रत्नाकर २५१ 
२३२ रमई काका २२१,२२२,२२३, 
२६१,२६६ 

२३३ रवीन्द्र नाथ “टंगोर!” २६४ 
२३४ रवीन्द्र नाथ “मंत्र”. २६४ 
२३४ रशीद भ्रहमद सिद्दीकी २६३, 
२६४ 

२३६ रहीम ६८,२५० 
२३७ राजशेखर छ5८ 
२३८ राजशेखर वसु र६४ 
२३६ राजेश दीक्षित ३०३ 
२४० राघाकान्त माल ६५ 
२४१ राधाकृष्ण ३०६,१४५ 


२४२ राधाचरन गोस्वामी ६१,११६, 

१७०,२६७, २७३ 
२४३ राघेद्याम छर्मा युगल्म ३०३ 
२४४ राम उजागर दुवे २६६ 
२४५ रामचन्द्र वर्मा १३,२:,२६४, 


शेण्प 
२४६ रामचरण तक वागीश २५ 
२४७ रामदास गोड़ ११० 
२४८ रामनरेश त्रिपाठी ३०५ 
२४६ रामनारायण भ्रग्रवाल  :०३ 
२५० रामलला ३०३ 
२५१ रामलाल छर्मा ६५ 


रेर५ 


२५२ रामविलास शर्मा श्ड८ 
२५३ रामशरन शर्मा श्श्द 


२५४ राहुल सांकृत्यायन शेड 
२५५ रिगलशियस ४१ 
२५६ रियाज खेराबादी २६१ 
६५७ रुद्रदत्त शर्मा १७२ 


२५८ रूपनारायण पाण्डेय ११०,२६३ 
२५६ ललित कुमार वंद्योपाध्याय १७२ 


२६० लल्लोप्रसाद पाण्डेय २६३ 
२६१ लक्ष्मीकान्त वर्मा झ्ण्र 
२६२ लिवोएऐन्ड्रानिक्स ४१ 
२६३ लीच २७५ 
२६४ लेहन्ट ० 
२६५ लोरेश ४१ 
२६६ वचनेद २१७ 
२६७ वनडि दा २७३ 
२६८ वागीश शास्त्री २६१ 
२६६ वासु २७७ 
२७० वासुदेव गोस्वामी ३०४ 


२७१ विजयदेव नारायण साही २६५, 


३०२ 
२७२ विजयानन्द ६५,१३४ 
६७३ विद्यापति ६६,१५६ 
२७४ विन्ध्याचल प्रसाद गुप्त १५६ 
२७५ विनोद शर्मा ३०३ 
२७६ विल्सन छ्८ 
२७७ विलियम होगार्य २७६ 
२७८ विष्णु प्रभार २६५,३०६ 
२७६ विद्वनाथ हार्मा ररे३े 


२८० विश्वम्भरनाथ शर्मा “कोशिक” 
१३४, १ - ५,१७८ 


२८१ वीरेश्वर ७७ 


३३६ 


२८२ वन्शीघर शुक्ल २२४,२२५, 
२३६,२६१ 
र८र शरद चन्द्र जोशी १४१ 
२८४ शारदा प्रसाद वर्मा “भरुशु डि” 
१४२,२२६,२३५,२४४ 
२८५ शालिग्राम श्षास्त्री २५ 
२८६ शिवनारायरा श्रीवास्तव १५४ 


२८७ शिवनन्दन सांस्क्ृतत्यायन २६१ 


२८८ शिवनाथ शर्मा १६७,२०० 
२८६ शिवपूजन सहाय. १७३,२५५, 
र७२ 
२६० शिशिर दे २७७ 
२६१ शिक्षार्थी र्झ्प 
२६२ शुकदेव बिहारी मिश्र १५१ 
२६३ छुद्रक ६ 
२६४ शेक्सपियर ७४,५३२७१, 
२६५ शले २७७ 
२६६ शौकत थानवी२६४,२६३ २६५ 
२६७ शौक वहिराइची रध्र 
२६८ छांकर शेलेन्दु ३०१ 
२६६ श्यामसुन्दर दास १७२ 
३०० श्रीकिशोर वर्मा श्री. २६० 
३०१ श्रीनारायण चतुर्वेदी २२६, 


२२५,२४४,२५१,२७३ 


३०२ श्रीनारायण मा २६१ 
३०३ श्रीनारायणा पंडित ७८ 
३०४ सज्जाद हुसेन २६३ 
३०५४ सरयू पण्डा गौड़ १४४,१५६ 
३०६ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ३०२ 
३०७ सली ३५ 
३०८ सिलिग्स २७७ 


6 


हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


३०६ सीताराम चतुर्वेदी ६० 
३१० सुदर्शन ११०,१४२ 
३११ सुमित्रानन्दन पन्‍्त १५१ 
३१२ सुरेन्द्र कौडिल्य २६१ 


३१३ युलतान हेदर “जोश” २६३ 


३१४ सूदन ७० 
३१५ सूरदास ६७,७१,१८६ 
३१६ संमुग्ल रछप 
३१७ सोहनलाल हिवेदी २५१ 
३१८ सौदा २८५,२८६ 
३१६ स्कलिगर ४१ 
३२० स्टीफेन-ली-काक रण्४ड 
३२१ स्टोल र७२ 
३२२ स्पेंतर ५६ 
३२३ स्विफट्‌ १५१,१६३,२७३ 
३२४ हरबर्ट भ्र्ष 
३२५ हरिग्रौष २६ 
३२६ हरिद्चन्द्र कुलश्र 5 ६५ 
३२७ हरिशंकर शर्मा १११,१७५, 


२१०, २३२,२४३,२४७,२५६ 


३२८ हर्षदेव मालवीय ३०५ 
३२६ हश्र ११० 
३३० हाब्स ५२,५३ 
३३१ हियरो लिन्सन २७७ 
३३२ डा० ह॒पीकेश चतुर्वेदी. २५२ 

रध्ष 
३३३ हेजलिट ० 
३३४ हेनरी वर्गर्सा भ्र्ढ 
३३५ होगार्थ इ्र 
३३६ होरेस ४१ 


३३७ श्री०त्रि०्ना०दीक्षित २६,२०७ 


